अमेर्कि की संस्कृति 


लेखक 
ब्रैडफोर्ड स्मिथ 
भ्रनुवादक 
कृष्णचन्द्र 


यूरेशिया पव्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड 
रामनगर, नई दिल्ली । 


प्रकाशुक का निवेदन 


संयुक्त राज्य श्रमेरिका की भौतिक उन्नति को देखकर आम तौर 
पर यह समभा जाता है कि श्रमेरिकन लोग भौतिकवादी हैं और नेतिक 
पूल्यों में उनका अ्रधिक विश्वास नहीं है । लेकिन वस्तुस्थिति यह नहीं 
है। अमेरिका ने आथिक और भौतिक क्षेत्रों में उन्‍तति कर. अपनी 
जनता के जीवन-स्तर को बहुत ऊँचा उठा लिया है जिसका परिणाम 
यह है कि वहाँ अ्रधिकांश संख्या मध्यवित्त वर्ग की है। भौतिकवादी 
दृष्टिकोण अमेरिकन लोगों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, बल्कि वह मध्य- 
वित्त वर्ग का लक्षण है, चाहे वह किसी भी देश में हो । यही कारण है 
कि इस मध्यवित्त वर्ग की बहुसंख्या की वजह से ही लोग भूल से 
अ्रमेरिकन संस्कृति को भौतिकवादी संस्कृति सम लेते हैं । 

अमेरिकन संस्कृति में छः गश्राधारभूत तत्त्व हैं--व्यक्तिवादिता, 
स्वेच्छिक संगठन, संघवाद, प्रति-सन्तुलन, विभिन्‍न तत्त्वों और वर्गों की 
पारस्परिक क्रिया-अनुक्रिया और उसके द्वारा अ्रन्तिम संड्लेषण और 
ऐक्य । यह छः-सृत्री प्रक्रिया अमेरिका के राजनीतिक, श्राश्रिक और 
सामाजिक जीवन में हर स्तर पर नजर श्राती है और यह अमेरिका के 
इतिहास की देन है । 

इस प्रक्रिया को भली भाँति समझ लेने के बाद इस भ्रम का सहज 


में निराकरण हो सकता है कि अमेरिकन संस्कृति भौतिकवादी संस्कृति 
। 


/ज॥ 


अमेरिका ने जिस जीवन-पद्धति का वीजारोपण किया है और जिस 
उन्मुवत समाज की नींव रखी हैं उसमें सक्रियता और गतिशीलता है, 
वत्तमान अन्याय के प्रति असहिप्णुता और भविष्य के प्रति श्राशावादिता 


है और वह आध्यात्मिक, मानसिक, शारोरिक और भौतिक दावितयों से 
अनुप्राणित है । 


(ख) 


प्रमेरिकन संस्कृति को समझने के लिए यह जान लेना भ्रावश्यक है 
कि उसका स्वर भावात्मक है, अभावात्मक नहीं; प्रेमपरक है, घृणापरक 
नहीं । वह विनाश करना नहीं चाहती, निर्माण करना चाहती है। 
वह एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाना नहीं चाहती, वर्ग-भेद को ही खत्म 
कर देना चाहती है | अमेरिकन इतिहास की एक विशिष्टता यह है कि 
उसमें हमेशा पड़ोसी के साथ ग्रच्छे सम्बन्धों और सहयोग का उद्योग 
किया गया है | इससे अमेरिका मधुर पड़ोसीचारे का श्रम्यस्त हो गया 
है और अब वह एक ऐंसी स्थिति में पहुँच गया है, जहाँ सारा विश्व 
ही उसका पड़ोठी है । 

लेखक ने अमेरिकन संस्कृति के इस रूप को इस पुस्तक में विभिन्‍न 
पहलुओं से समझाने का प्रयत्त किया है और इसमें उसे सफलता भी 
प्राप्त हुई है। अमेरिका की संस्कृति की विशद जानकारी देने के साथ- 
साथ यह पुस्तक उसके सम्बन्ध में प्रचलित आन्तियों का निराकरण करने 
में सहायता देगी, ऐसी भ्राशा है । 


विषथ-सुची 


प्रध्पाय 


ढ खत हद 6 & हए दए हुक 


संस्कृति का स्वरूप 
देश-दर्श न 

अनेक राष्ट्रों का राष्ट्र 
पारिवारिक जीवन 
श्रमे रिकन चरित्र 
सामुदायिक जीवन 
शिक्षा 

राजनीति 

प्राचुयंमय जीवन 

कलाएँ 

सामूहिक प्रचार-माध्यम 
मनोरंजन 

विज्ञान और मानव 

हम किधर जा रहे हैं ? 
विश्व की एकता श्नौर संयुक्त राज्य 


३०६ 
३२१ 
३३६ 


संस्कृति का स्वरूप 


हरेक सभ्यता एक परीक्षण है और संघ में विजयी होकर 
जीवित रहना ही उसकी सफलता की कसौटी है! संयुक्त राज्य अमेरिका 
की सभ्यता और अन्य अधिकतर सम्यताश्रों में यह अन्तर है कि वह 
प्रारम्भ से ही एक सोच-समझ कर किया गया चेतन परीक्षण रही है । 
प्लाइमाउथ और बोस्टन को प्रारम्भ में छोटे-छोटे घारमिक कस्बों के रूप 
में बसाना, महाद्वीपीय कांग्रेस की स्थापना, संविधान द्वारा संस्थापित 
संघीय प्रशासन, जैकसन द्वारा प्रतिपादित लोकतन्त्र, टेडी रूजवेल्ट का 
यथायोग्य व्यवहार, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की नई श्राथिक नीति, माशेल 
योजना और ट्रमेन सिद्धान्व-ये सभी चीजें अच्छे परिणामों और 
लाभों की दृष्टि से किये गये चेतन परीक्षण ही थीं । 
यूरोप के लोगों को अमेरिका में आकर जिन नई परिस्थितियों 
का सामना करना पड़ा, उन्होंने उन्हें नये-नये प्रयोग और परीक्षण 
करने के लिए मजबूर किया। प्रारम्भिक तीथ्थयात्रियों ने श्रमेरिका 
की भूमि पर कृषि का परीक्षण किया, किन्तु बहू सफल तभी हुआझ्ा 
जब उन्होंने अपने मूल निवासी इंडियन मित्र स्क्वॉटों से यह सीख 
लिया कि उन्हें उसमें मछली की खाद देनी चाहिए और जब उन्होंने 
हर व्यक्ति को यह अनुमति दे दी कि वह सामुदायिक भंडार के 
वजाय श्रपने ही लिए उसका उत्पादन करे। विलियम क्वैडफोर्ड ने 
प्लाइमाउथ में अपने प्रारम्भिक वर्षों का जो रोचक वर्णन किया है 
उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उन्हें और उनके मित्रों को 
वन्य जीवन के तरीकों को सीखते हुए एक के बाद एक असफलताओओं 
का सामता करना पड़ा | श्रमेरिका में प्रारम्भ में आकर बसे अंग्रेजों 


संस्कृति का स्वरूप 


हरेक सभ्यता एक परीक्षण है और संधर्ष में विजयी होकर 
. जीवित रहना ही उसकी सफलता की कसौटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका 
की सम्यता और प्रन्य अधिकतर सम्यताओं में यह अन्तर है कि वह 
प्रारम्भ से ही एक सोच-समझ कर किया गया चेतन परीक्षण रही है । 
प्लाइमाउथ और बोस्टन को प्रारम्भ में छोटे-छोटे धाभिक कस्बों के रूप 
में बसाना, महाद्वीपीय कांग्रेस की स्थापना, संविधान द्वारा संस्थापित 
संघीय प्रशासन, जैकसन द्वारा प्रतिपादित लोकतनन्‍्त्र, टेडी रूजवेल्ट का 
यथायोग्य व्यवहार, फ्रैकलिन रूज़वेल्ट की नई आशिक नीति, मार्शल 
योजना और ट्रूमेन सिद्धान्त-ये सभी चीजें अच्छे परिणामों और 
लाभों की दृष्टि से किये गये चेतन परीक्षण ही थीं । 

यूरोप के लोगों को अमेरिका में आ्राकर जिन नई परिस्थितियों 
का सामना करना पड़ा, उन्होंने उन्हें नये-तये प्रयोग और परीक्षण 
करने के लिए मजबूर किया। प्रारम्भिक तीर्थयात्रियों ने भ्रमेरिका 
की भूमि पर कृषि का परीक्षण किया, किन्तु वह सफल तभी हुआ 
जब उन्होंने अपने मूल निवासी इंडियन मित्र स्क्‍वाँटो से यह सीख 
लिया कि उन्हें उसमें मछली की खाद देनी चाहिए और जब उन्होंने 
हर व्यक्ति को यह अनुमति दे दी कि वह सामुदायिक भंडार के 
बजाय पपने ही लिए उसका उत्पादन करे। विलियम ब्रैडफो्ड ने 
प्लाइमाउथ में अपने प्रारम्भिक वर्षों का जो रोचक वर्णन किया है 
उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उन्हें श्र उनके मित्रों को 
वन्य जीवन के तरीकों को सीखते हुए एक के बाद एक असफलताशों 
का सामना करना पड़ा | श्रमेरिका में प्रारम्भ में आकर बसे अंग्रेजों 


ह भ्रमेरिका की संस्कृति 


की कितनी ही वस्तियाँ इन परीक्षणों में नष्ट हो गईं या उन्हें विल्कुल 
छोड़ देना पड़ा, और तब कहीं जेम्सटाउन और प्लाइमाउथ के लोग 
संघर्ष में जीवित रहना सीख सके 

इस प्रकार अमेरिकनों को प्रारम्भ से ही नये विचारों को स्वीकार 
करने, उन्हें आ्राजमानें, असफल होने और सफलता के लिए पुनः प्रयत्न 
करने की शिक्षा लेनी पड़ी । 

लिकन ने अपने सर्वोत्तम भाषण में अमेरिकन आदर्श को सार रूप 
में बताते हुए उसे एक ऐसा परीक्षण कहा था, "जिसका प्रयोजन सब 
मनुष्यों के जन्मतः समान होने के सिद्धान्त को सिद्ध करना है ।” उसके 
इन शब्दों ने हरेक अमेरिकन के हृदय को भंकेत कर दिया था । 
उसने कहा था कि “हमारा गृह-युद्ध यह सिद्ध करने के लिए एक कसौटी 
है कि वया इस आदर्श को साकार करने के लिए स्थापित किया गया 
राष्ट्र चिरकाल तक जीवित रह सकता है ।” ह 

फिर भी अमेरिकनों को आम तौर पर अपनी निज. की संस्कृति 
की बहुत कम प्रतीति है और हमारे विदेशी मित्रों को तो उसकी और 
भी कमर समझ है । शायद वे जानते तो बहुत कुछ हैं, किन्तु समभते 
कम हैं । हमारे जीवन की ऊपरी सतह की अभिव्यक्तियों को लोग 
खूब जानते हैं। उदाहरण के लिए भीतिक वस्तुओं की विविधता 
और वाहुल्य को, हमारे ओद्योगिक और सैनिक संस्थानों की शवित 
को, व्यापार और निजी व्यवसाय को हमारे देश में दिये जाने वाले 
महत्त्व को, हमारे नारी समाज की दिखावे की प्रवृत्ति को और हमारे 
'वच्चों के सवल शारीरिक गठन को लोग भली भाँति जानते और 
स्वीकार करते हैँ । किन्तु वे इन सब के पीछे विद्यमान भावना को 
नहीं जानते। श्रमेरिकन लोगों के व्यवहार और अमेरिका की रौति- 
नीति का भअ्रध्ययवत करने वाले लोग अक्सर ऊपर की सतह पर ही 
रुक जाते हैं ओर उत्की प्रशंसा या निन्‍्दा करने लगते हैं--वे उस 


संस्कृति का स्वरूप 


ऐतिहासिक या सांस्कृतिक स्वर-मालिका को नहें जीरनते, जिस पर 
वह रागिनी रची गई है । 

दूसरी कठिनाई यह है कि किसी एक श्रमेरिकन व्यक्ति में जो 
भी प्रवृत्तियाँ या आदतें वे देखते हैं, उन सभी को वे “अमेरिकन” 
प्रवृत्ति या स्वभाव कहने लगते हैं। उदाहरण के लिए यह कहा जाता 
है कि अ्रमेरिकन लोग भौतिकवादी होते हैं, किन्तु श्रधिकतर अमेरिकन 
लोग क्योंकि मध्यम वर्ग के हैं, इसलिए यह सम्भव है कि भौतिकवादी 
होना केवल अमेरिकन लोगों की स्वभावगत विश्वेषता न हो, बल्कि 
सभी जगह के मध्यम वर्ग में यह प्रवृत्ति पायी जाती हो । विदेशी लोग 
जिस अमेरिकन को एक आक्रामक प्रकृति के, शोरो-गुल करने वाले, 
शुद्ध आचारवादी, सतक॑ और आवश्यकता से अधिक खाने-पीने वाले 
व्यक्षित के रूप में देखते हैं, उसमें ये सब गुण अमेरिकन होने के कारण 
ही हों, यह झ्रावश्यक नहीं है। यह सम्भव है कि उसमें ये गुण उसके 
धन्वे, पारिवारिक पृष्ठभूमि, धर्म, आायु या उसकी दौलत का परिणाम 
हों । ऐसी दशा में जहां भी इस प्रकार की पेशागत या धर्मंगत पृष्ठभूमि 
होगी या इस तरह की श्राथिक समृद्धि होगी, वहीं इस प्रकार के गुण 
पाये जाएँगे । 

फिर भी कुछ आदतें, प्रवृत्तियाँ, प्रेरणाएँ, भावनाएँ, महत्त्वाकांक्षाएँ, 
विश्वास और निष्ठाएँ ऐसी हैं जो अमेरिकनों की चरित्रगत विशेषता 
हैं और इसी प्रकार कुछ ऐसी संस्थाएँ, समूह, संगठन और कार्य-कलाप 
भी हैं जो अमेरिकन समाज की विशेषता हैं। इन सबको समभने के 
लिए संस्कृति के श्रथं को समभने की आवश्यकता है। 
संस्कृति क्या है ? 

संस्कृति का भ्र्थ है किसी समाज की जीवन-पद्धति, जिसमें उसकी 
शिल्प-कला, विश्वास और मान्‍न्यताएँ, संचित ज्ञान और वे मूल्य भी 
आ जाते हैं, जिनके लिये उस समाज के सदस्य जीते हैं । इसके भ्रलावा 
उसकी विकसित कलाएँ, पारिवारिक जीवन, सन्‍्तान-पालन, विवाह 


१ श्रमे रिका की .संरक्षति 


और प्रणय की प्रथा, शिक्षा, व्यवसाय और शासन--श्रर्थात्‌ उसकी. 
शेप समूची विरासत भी जो उसके सदस्यों को उपलब्ध है या हो 
सकती है, उसके अन्तर्गत भरा जाती है । 

इस प्रकार किसी संस्कृति की पूरी कल्पना मन में बनाने के लिए 
हमें सारे समाज को देखना पड़ता है । इससे यह वात स्पष्ट हो जाती 
है कि हम किसी समुदाय के सामुदायिक व्यवहार को उसकी संस्कृति 
के ताने-वाने के अंग के रूप में ही देख सकते हैं । अ्रव तक संयुक्त राज्य 
अमेरिका के बारे में जो कुछ लिखा गया है उसका बहुत-सा अंश इस 
दृष्टि से अरपर्याप्त है, क्योंकि उसमें “अमेरिकन” लोगों की कुछ खास 
प्रवृत्तियों का पृथक्‌ रूप में वर्णत किया गया है और समूची अमेरिकन 
संस्कृति में उनका क्या श्रौर कहाँ स्थान है, यह बताये बिना उन पर 
नैिक दृष्टि से फैसले देने की चेष्टा की गई है । किसी देश के लोगों 
को “भौतिकवादी”, या “बन का प्रेमी” या “अ्रत्यधिक लैगरिक प्रवृत्ति 
वाला” या "अत्यधिक मिलनसार” कहना उनकी वास्तविक पृष्ठभूमि 
को समझे बिना उनके सम्बन्ध में नैतिक निर्णय देना है । 

किसी समाज के व्यक्तियों का वर्गीकरण और संगठन अनेक प्रकार 
से किया जाता है । उसके हर सदस्य का आयु और लिंग की दृष्टि से, 
सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से और विशिष्ट पेशे की दृष्टि से एक 
खास स्थान होता है। इसी तरह अपने परिवार में और शिक्षा संस्था, 
विरादरी, गुप्त संगठन, खेल, क्लब और ट्रस्टी मण्डल श्रादि विविध 
संस्थानों और संघों में भी उसकी अपनी जगह होती है। लेकिन इन 
विभिन्‍नताग्रों और वर्गीकिरणों के वावजूद उस समाज के सभी सदस्यों 
में कुछ सर्व-सामान्य व्यवहार होते हैं। लेकिन इस सामान्य व्यवहार 
के साय-साथ उनमें कुछ ऐसी अनुक्रियाएं भी होती हैं, जो उस समाज 
के भीतर किसी विशिष्ट सामाजिक समुदाय की विश्येपता होती हैं । 

संस्कृति व्यक्तित्व का एक निद्दिचत स्वरूप बनाने में सहायक होती 
है। साथ ही वह अपनी सीमा के भीतर विविध प्रकार के व्यक्तित्वों 


संस्कृति का स्वरूप 


का निर्माण भी करती है। लेकिन इस व्यापक विदिंधता के'बीच मे 
भी एक राष्ट्रीय चरित्र को स्पष्ट रूप में पहचाना जा सकता है, क्‍योंकि 
उस संस्कृति के भीतर हर व्यक्ति एक स्व-सामान्य विरासत से प्रभावित 
होता है । इस प्रकार किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय चरित्र या स्वभाव को 
खोजना उप्त समय तो सर्वथा उचित होता है, जब हम यह मान लेते 
हैं कि यह चरित्र या स्वभाव उसकी संस्कृति का परिणाम होता है, 
किन्तु जब हम उसे किसी विशिष्ट रक्त या जाति आदि का परिणाम 
मान कर चलते हैं, तब हम राष्ट्रीय चरित्र की सही खोज नहीं 
कर सकते । 

संयुक्त राज्य में अमेरिकन माता-पिता से उत्पन्न बच्चा यदि शैशव में 
ही फ्राँस ले जाया जाए और वहाँ किसी फ्रेंच परिवार में पाला-पोसा 
जाए तो टैकनिकल दृष्टि से उसकी राष्ट्रीयता चाहे कुछ भी हो, वह 
बड़ा होकर फ्रेंच ही होगा । इसी तरह यदि एक चीनी शिशु एक 
प्रमेरिकन परिवार में पाला-पोसा जाए तो वह अमेरिकन की भाँति 
ही सोचेगा, वोलेगा और काम करेगा। वह देखने में भी श्रमेरिकन ही 
लगेगा, वर्योंकि श्राहदर श्रौर जलवायु उसे खुश्क और कठोर बना देंगे 
भ्रोर उसके चेहरे की वाहरी अभिव्यक्ति भी उस परिवार के जैसी हो 
जायेगी जिसमें उसका पालन-पोषण हुआ होगा । यद्यपि उसका ढाँचा 
झौर त्वचा का रंग उसके माँ-बाप की भाँति मंगोल जाति के ढाँचे 
ओर रंग के सदृश ही रहेगा, तो भी उसके रबंये, उसकी आदतें श्रौर 
थ्राकांक्षाएं उसके पालनकर्ता परिवार के ही समान होंगी । 

इस प्रकार एक राष्ट्र के लोगों को समभने के लिए हमें उनकी 
भोतिक परिस्थितियों (भौगोलिक स्थिति, जलवायु, प्राकृतिक साधन, 
खाद्य पदार्थों की उपलब्धि, शक्ति के स्रोत और औद्योगिक विकास ), 
मानवीय प्रभावों (माता-पिता, नाते-रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, सहकर्मी, 
श्रध्यापक, पुलिस और श्रन्य अधिकारी), उनकी संस्थाओं (परिवार, 
स्कूल, चच, भ्रमीर-उमराव, सरकार और व्यवसाय), उनकी कलात्मक 


द्ू अ्रसेरिका की संस्कृति 


अ्रभिव्यक्तियों, विचार-धारा (राष्ट्रीय या स्थानीय रीति-रिवाज, 
संविधान, धर्म, सामूहिक निष्ठा और पूर्वजों के पूजा सम्बन्धी विचार) और 
तीन बुनियादी आवश्यकताओं --आत्म-रक्षा, झात्म-प्रजनन और आत्मा- 
भिव्यक्ति--की प्राप्ति के उनके तरीकों पर विचार करना चाहिए । 

हरेक संस्कृति एक पेचीदा ताना-बाना है, जिसका हरेक भाग दूसरे 
के साथ ग्रुथ कर बुना हुआ है। हम अपने मन में अथेतन्‍्त्र और प्रशा- 
सन या शिक्षा और मनोरंजन श्रादि में जो भेद करते हैं, वह वास्तविक 
उतना नहीं होता, जितना कि ऊपरी होता है। हम अपनी श्रर्थ-व्यवस्था 
की तव तक व्याख्या नहीं कर सकते, जब तक कि यह न बताएँ कि 
टेन्स लगाने, भ्रन्तर्राज्यीय व्यापार पर नियन्त्रण करने और श्रमिक 
विवादों को निवटाने श्रादि के कामों में सरकार कया भाग अदा करती 
है । किन्तु हमारे मन की भी अपनी सीमाएँ और मर्यादाएँ हैं, इसलिए 
हमें मानवीय ताने-बाने को, संस्कृति के ताने-बाने को तोड़कर भ्रलग- 
प्रलग वस्तुग्नों में विभाजित कर देना पड़ता है । तव हम उसे फिर एक 
समय ताने-बाने की वुनती के रूप में देखने का प्रयत्न कर सकते हैं । 
संस्कृतियों का संकट 

आज श्रन्तर्राप्ट्रीय आदान-प्रदान इतना द्रत और झ्ासान हो गया 
है कि हम अन्य संस्कृतियों के साथ पहले की अपेक्षा अधिक सम्पर्क में 
झा सकते हैं| पन्द्रह लाख से अधिक अमेरिकन प्रतिवर्ष यूरोप जाते 
हैं । अपने देश से बाहर निकले बिना भी हम यह सम्पर्क स्थापित कर 
सकते हैँ, क्योंकि आज पचास हजार छात्र और विदेशी विशेषज्ञ हम 
लोगों के बीच में हैं । 

संस्कृृतियों का यह आदान-अ्रदान उन्हें उद्दीपित और समृद्ध करता 
है । वास्तव में इस आदान-प्रदान और संकर से ही सम्यता ने तरक्की 
की है। प्रीस ने पूर्व के प्राचीन साम्राज्यों से जो कुछ सीखा, उसने 
उनकी संस्कृति को अधिक उर्वेर बनाया और पोषण प्रदान किया । 
रोम ग्रीक संस्कृति के सम्पर्क में आने से ही अपनी बर्बरतापूर्ण सम्यता 


संस्कृति का स्वरूप छ 


से ऊपर उठ सका,। उत्तरी यूरोप ने भी रोमन संस्कृति के सम्पर्क पर 
ही अपनी सभ्यता का भवन खड़ा किया ) भ्रन्धकारमय युगों के बाद 
इस्लाम के सम्पर्क और विस्तृत प्राचीन साहित्य के पुनरध्ययन ने 
समूचे यूरोप में एक नयी संस्कृति को पुष्पित और पललवित किया 
संयुक्त राज्य को यहूदी-ग्रीक-रोमन-यूरोपियन संस्कृति की ही विरासत 
नहीं मिली, बल्कि संसार के सभी भागों--अफ्रीका, एशिया, स्पेनिश 
प्रमेरिका और मूल-निवासी इंडियनों की संस्कृतियों ने भी उसे प्रभावित 
किया । 

हमारे भोजन में जमंनी, मेक्सिको, जापान और इटली, सभी 
जगह के भोज्य पदार्थ सम्मिलित हैं। इण्डियनों ने हमें मकका और 
स्ववेश (एक प्रकार का कद्दू) पैदा करना और सकोटैश (मक्का और 
सेम का बना एक खाद्य पदार्थ) खाना सिखाया। हमारे सारे देश में 
चीनी भोजनालयों का कारोबार खूब चल रहा है और सभी बड़ी 
दुकानों पर सोयाबीन की चटनी, सेवइयाँ और चोमीन आदि चीनी 
खाद्य पदार्थ बिकते हैं । यह हो सकता है कि ये वस्तुएँ अपने शुद्ध मुल 
रूप में न हों और अमेरिकनों ने उनमें कुछ परिष्कार कर लिया हो, 
नयोंकि यह परिवर्तन और परिष्कार संस्कृतियों के सम्पके श्र मिश्रण 
का अनिवायं परिणाम है । 

हमने भ्रपना भ्रधिकतर संगीत इटली और जर्मनी से, चित्रकला 
फ्रांस से, न्याय की घाराएं इ'ग्लैण्ड से और अपना लोक-संगीत अफ्रीकी 
स्व॒र-लहरियों से लिया है । 

लेकिन संस्कृतियों का यह संकर जहाँ उन्हें समृद्ध बनाता है, वहाँ 
उसमें कुछ खतरे भी हैं। सांस्कृतिक सम्मिश्रण से कभी-कभी संकेत 
और श्रभिव्यक्तियों में गड़बडी हो जाती है। उदाहरण के लिए भारत 
में जाकर हम जब बात्तचीत्त में अपना सिर दायें-बायें हिलाते हैं तो 
उसका श्रर्थ "नहीं! समझा जाता है, जब कि वास्तव में हमारा अ्रभि- 
प्राय उससे 'हाँ होता है । इसी तरह जब किसी जापानी से पूछा जाता 


पं प्रमेरिका की संस्कृति 


मम 


कि है 'बया तुम नहीं गये ?” और वह उसका उत्तर हाँ देता है तब 
उसका अभिप्राय वास्तव में 'नहीं' होता है । 

संकेतों की यह गड़बड़ी उस समय और भी गम्भीर हो जाती है 
जब हम भूल से यह समभ लेते हैं कि उन संकेतों से हमारे प्रति असौ- 
जन्य प्रकट किया गया है या हमें धोखा दिया गया है । 

जापान में ऐसी कोई भी वात कहना असभ्यता और अविनय 
समभा जाता है जो किसी को पीड़ा या दुःख पहुँचाने वाली हो । लेकिन 
सम्यता और दूसरे का खयाल रखने की यह्‌ कोमल और सूक्ष्म भावना 
स्पष्टवादी अमेरिकनों को अक्सर वेईमानी और कपट प्रतीत होती है । 

जमंन लोग उच्च पद और उच्च अधिकारी का सम्मान करने के 
लिए जिस आदर और नम्नता का प्रदर्शन करते हैं, वह अ्रमेरिकनों को 
बहुत भञ्रजीव और बेढंगी प्रतीत होती है, क्योंकि वे हरेक को ही समान 
दृष्टि से देखने का प्रयत्त करते हैं प्रौर ऐसा दिखाने की चेष्टा करते 
हैं कि कोई ऊँचा-नीचा दर्जा नहीं है। अमेरिकनों के इस व्यवहार 
से ऐसा लगता है, मानों उनमें गम्भी रता बिल्कुल नहीं है, इसलिए उससे 
एक चिढ़ भी पैदा होती है । - 

सांकेतिक अभिव्यवितयों की यह गड़बड़ होने के बाद दो भाषाशों 
के मिश्रण से शब्दों के अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है और उसके वाद 
यदि दो विभिन्‍न संस्क्ृतियों और भाषाओं के लोगों में तलवारें खिंच 
जाएँ और एक तलवार दूसरी तलवार से आ मिले तो भी कोई आश्चर्य 
नहीं । इसलिए आज जिस अन्तर्राष्ट्रीय संसार में हम रहे हैं, उसमें 
यह पहले हमेशा से अधिक महत्त्वपूर्ण है कि हम इन संकेतों के अर्थ 
को ठीक-ठीक समके। अन्यथा विदेश यात्रा की जो वाढ़ आई हुई है 
वह मित्रता से कहीं अधिक दुश्मनों पैदा करेगी । 

विदेश में रहना या यात्रा करना वडा नाजुक काम है। जिन लोगों 
के पास समझने-बूकने और सोहादं स्थापित करने के साधनों का अ्रभाव 
है, उनकी खुशी अनजान स्थानों पर जाकर वहुत जल्दी गायव हो 


'संस्कृति का स्वरूप & 


जाती है और वे बहुत चिड़चिड़े हो उठते हैं और झालोचना करने लगते 
हैं । अ्रमेरिकन लोग इस दोष का एक बड़ा उदाहरण हैं और उनके 
बारे में विदेशों में अक्सर यह कहा जाता है कि वे अमेरिकन ढंग का 
भोजन, बिस्तर और गाड़ियाँ न मिलने की शिकायत करते रहते हैं । 
लेकिन यह बात नहीं है । अगर अमेरिकन लोग अपने देश और श्रन्य 
देशों के बीच भिन्‍नता और श्रन्य देशों की विशिष्टता को देखने के लिए 
बाहर नहीं जाते तो फिर और किस लिए जाते हैं ? 

लेकिन विदेशों में जाकर आलोचना और शिकायत करने वाले ये 
अमेरिकन लोग अपने देश में किसी भी प्रकार की आलोचना को सुनना 
नहीं चाहते । इसीलिए अपने देश में आने वाले विदेशियों को वे प्यार 
करते हैं, उनका आतिथ्य-सत्कार करते हैं और उन्हें अमेरिकन जीवन 
के सौन्दर्य और सुख-सुविधाश्रों का.अनुभव कराते हैं। लेकिन वे किसी 
भी तरह की आलोचना पसन्द नहीं करते । श्रमेरिका में जाकर जब कोई 
व्यवित कोई आलोचना करता है तो हमेशा लोग यही कहते हैं कि “तब 
ये श्रालोचक लोग जहाँ से आये हैं, वही लौट क्‍यों नहीं जाते ? ” 

दो विभिन्‍न संस्क्ृतियों के लोगों में एक दूसरे को समभ सकने की 
क्षमता के इस श्रभाव को देख कर लगता है कि लोगों के विदेश यात्रा 
करने का एक कारण शायद यह है कि वे विदेशों में जाकर अपने मन 
को यह समझाने का यत्न करते हैं कि अ्रपना देश ही सबसे अ्रच्छा है । 
इस त्तरह नये परिवेश और नई परिस्थितियों की आ्रालोचना करना 
यात्रा का एक अझनिवाय अंग है, वल्कि उसका अधिक शिक्षाप्रद 
अंग है । 

विदेशों में जाकर वहां की विभिन्‍नतागश्रों की श्रालोचना करने का एक 
कारण शायद यह भी है कि आदमी को घर को याद सत्ताती है, उसे लगता 
है कि अपने देश के, अपने घर के, सुरक्षित और निरापद आश्रय से टूट कर 
वह दूर जा पड़ा है और उसे यह भय होता है कि कहीं वहाँ वह अस- 
फल न हो जाए। यह आलोचना यात्री की आन्तरिक अनुभूतियों को 


१७० प्रसेरिका की संस्कार 


नई परिस्थितियों और नये परिवेश पर प्रक्षिप्त करती है। जब को' 
भारतीय अ्रमेरिका में आकर कहता है 'कि अमेरिकन भोजन बेस्वाः 
और बेलज्जत है' तो उसका वास्तविक अशिपष्राय यह होता है : “मैं भारः 
तीय भोजन पसन्द करता हूँ । इसके अलावा, वेटरेस का व्यवहार सम्मान: 
पूर्ण नहीं है, न्यूयाक के लोग अंग्र जी नहीं समझ सकते और अगर वे मेरी 
अच्छे लहज़े में वोली गई अंग्रेजी को भी आसानी से नहीं समभ सकते, 
तब जिस विश्वविद्यालय में में जा रहा हूँ वहाँ क्या मैं अच्छी छाप डाल 
सकूगा ओर क्या मैं अच्छे श्रंकों से परीक्षा पास कर सकूगा ?” 
जिस तरह फ्रॉयड ने लोगों को यह समझा कर कि वे अपने आप 
को ओर दूसरों को व्यक्तित के रूप में समझे, भय और दुःख से मुक्त 
किया, उसी तरह संस्कृति के स्वरूप की सही अवधारणा भी लोगों को 
यह समझते में सहायता देतो है कि जो भिन्‍नताएंँ उन्हें सांस्कृतिक 
समूहों में विभक्‍त करती हैं वे उत्तनी महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, जितनी कि 
उनके भीतर अन्तनिहित मानवता, जो उत्त सबको मिलाती और 
एक करती है। संस्कृति के स्वरूप को समभकर यदि हम इन भेदों 
और ग्रसमानताग्रों का अध्ययन करें तो संसार में एक राष्ट्र के लोग 
दूसरे राष्ट्र में अधिक सौहाद से रह सकेंगे और लोग भ्राज को श्रपेक्षा 
कहीं अधिक संख्या में ओर अ्रधिक वार दूर-दूर के स्थानों की यात्रा 
करने लगेंगे । 
किसी राष्ट्र का जीवन उसके इतिहास, भूगोल, जलवायु, भाषा, 
संस्थाओं और रीति-रिवाजों से भी अधिक होता है। कुछ हृ॒द तक 
वह एक रहस्य होता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों ने जो कुछ उन्नति 
की है, उसके बावजूद कुछ प्रइन ऐसे हैं जिनका उत्तर वे नहीं दे 
सकते । उदाहरण के लिए ऐसा क्‍यों होता है कि एक राष्ट्र के लोग 
बर्ग-भेद युवत समाज को पसन्द करते हैं, जबकि उनका पड़ोसी राष्ट्र 
बिल्कुल साम्यवादी होता है ? क्‍यों एक राष्ट्र अधिक जीवन्त और 
सक्रिय होता है और दूसरा राष्ट्र आरामपसन्द और काहिल होता 


संस्कृति का स्वरूप 


है ? इन प्रइनों के समाधान के लिए जाप्छत्तरडिएओते है उनमे से 
अधिकतर उत्तर इतने सामान्य होते हैं कि उनसे समाधान नहीं 
हो पाता । 

अमेरिकन संस्कृति उन संस्कृतियों में से है जिनका वर्णन कर 
सकना वहुत कठिन है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत अधिक हैं, उसके 
उद्गम और उसमें आकर मिलने वाली धाराएँ बहुत अधिक हैं । 
यह एक नाटक नहीं है, वल्कि विविध कार्यक्रमों से युक्त एक 
विचित्रानुष्ठान है, जो श्राज मनोरंजन का एक विशिष्ट साधन समझा 
जातः है | हम पह पसन्द करते हैं कि उसमें हर एक चीज़ का थोड़ा- 
थोड़ा सा भ्रंश हो और इन श्रंशों से मिलकर बना यह मिश्रण खूब 
शाकषंक, उग्र और ओजस्वी हो । 


ध्याय : दो 


देश-दर्शन 


जब सूर्य सागर के उस पार से ऊपर उठकर पथरीले तट पर 
और तट के निकटवर्ती मेन द्वीप पर श्रपना आलोक फैलाने लगता है, 
उस समय भी कंलिफोनिया में श्रेघेरा छाया रहता है। वहाँ उषा की 
लाली उभरने में श्रभी तीन घंटे की देरी होती है। इस तरह दो 
मह/|सागरों के बीच में एक विशाल भूखण्ड फैला हुआ है। श्रभी हाल 
तक यह भू-खण्ड एक विद्ञाल ग्रैर-प्रावाद वीरान वन था, पर श्राज 
वह संसार के सभी भागों से आकर बसे लोगों का घर बन गया है । 
ये लोग यहाँ देश-देशान्तर से आकर जमा हो गये हैं, फिर भी वे अपने 
श्राप को एक राष्ट्र शौर एक देश कहते हैं । 

धर्म, भाषा, रंग, व्यवसाय, परम्परा, जल-वायु, रहन-सहन श्रादि 
चहुत-सी चीज़ें उन्हें विभिन्‍न वर्गो में बाँटती हैं। न्यू इंग्लैण्ड के 
ग्रामीण गणराज्यों में लोग झ्राज भी अपना शासन उसी तरह स्वयं 
चलाते हैं, जैसे तीन सौ वर्ष पूर्व चलाते थे । वे अपने भीतर से ही 
ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो कस्बे की वापिक बँठक में 
मतदाताओं द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार साल भर तक बिना 
किसी वेतन के या नाम-मात्र के वेतन पर साल भर तक कस्बे का 
कारोबार चलाते हैं। लेकिन इन ग्रामीण गणराज्यों से एक घंटे की 
मोटर यात्रा की दूरी पर हो ऐसे विशाल झौद्योगिक नगर श्रवस्थित 
हैं, जहाँ यूरोप के अनेक भागों से श्रमिकों के आगमन ने बिल्कुल भिन्‍न 
किस्म के समाज की स्थापना कर दी है जिसकी समस्याएँ और तनाव- 
खिचाव ग्रामीण समाज से सर्वथा भिन्‍न हैं । ह 


॥१ 


देश-दशेन रे 


जो लोग यह कहते हैं कि श्रमेरिकन जीवन एक खास किस्म का 
जीवन है, उन्होंने अमेरिकन जीवन को अधिकतर न्यूयाक की कॉकटेल 
पारियों में हो देखा है । किस्तु संयुक्त राज्य अ्रमेरिका को सही तौर 
पर जानने का एकमात्र तरीका यह है कि उसके एक छोर से दूसरे 
छोर तक यात्रा की जाये, और वह भी ट्रेन या विमान से नहीं, बल्कि 
कार से आराम-प्राराम से की जाये । 

न्यू इंग्लेण्ड से यात्रा प्रारम्भ कीजिये, जहाँ नये ढंग के द्रुतगामी 
राजपथ वहुत्त कम हैं ओर जहाँ श्रापको हर पाँच मील पर अपनी गाड़ी 
की धीमा करना पड़ेगा, ताकि आप एक ऐसे संकरे कस्चे में से आहिस्ता- 
ग्राहिस्ता रेंग कर निकल सकें, जिसकी सड़कें कभी भी आज के 
व्यस्त यातायात की दृष्टि मे नहीं बनाई गई थीं। यह दुर्भाग्य की 
बात है कि राजमार्ग से गुज़रते हुए अक्सर आपको नगर का सब से 
गन्दा भाग नजर श्रायेगा-- डिब्बों की तरह बने कारखाने, पुराने जमाने 
की जीणं-शीर्ण इमारतें, जो अव सरायों और घटिया होटलों का काम 
देती हैं या नगर की मुख्य सड़क पर ई-टों और लकड़ी के खोखों के 
वने पुराने और भट्ट मकानों के सामने लगी दुकानें । किन्तु यह 
सम्भावना भी है कि आपको बिल्कुल हाल में बने नये ढंग के रिहायशी 
मकान देखने को मिलें । अ्रमेरिका में युद्ध के बाद से मकानों का निर्माण 
बहुत तेजी से हुआ है और उसने सारे देश का चेहरा बदल दिया है। 
इन नये मकानों में जमाने के रुकान की एक झलक मिलती है। वे 
प्राडम्बरहीन श्ौर सीधे-सादे हैं; इनकी खिड़कियाँ खूब चौड़ी और 
वड़ी हैं मानो मित्रता की भावना के साथ बाहरी दुनिया में खुलती 
हों। ये मकान सड़क के साथ एक-दूसरे के पास-पास बने होते हैं 
और ये सड़कें और ये गलियाँ भी समकोण पर एक-दूसरे से तनकर 
बनी हुई नहीं होतीं, वल्कि श्रक्सर उनमें कुछ तिरछापन होता है । 

उनके पास किसी जगह एक नया वाजार होगा और उस बाजार 
में एक विशाल और कई मंजिलों का सुपरमार्केट भी होगा, जहां 


श्ड भ्रमेरिका की संस्कृति 


ग्रहिणियां बच्चा गाड़ी में श्रपने बच्चों को डालकर लम्बे गलियारों 
के बीच में घूम कर दोनों ओर काफ़ी ऊँचाई तक करीने से सजाकर 
रखे डिब्बावन्द खाद्य पदार्थों की मन-म्रुताबिक खरीद करेंगी। 
द्वार पर एक क्लर्क रोकड़ के रजिस्टर के साथ उनके सामान और 
मूल्य की जाँच कर उन्हें वाहर विदा करेगा और दूसरा क्लके सहायता 
की आ्रावश्यकता होने पर उनका सामान उनकी गाड़ी तक पहुँचायेगा । 
लेकिन गृहिणियाँ यहाँ ग्राम तौर अपना काम आप देखती हैं। मजदूरी 
आज इतनी महँगी चीज़ हो गई है कि, जहाँ ग्राहक अपनी फिक्र 
श्राप कर सकता है, वहाँ उसका अपव्यय नहीं किया जा सकता। 
फिर भी झ्राज सेवा-व्यवसायों में पहले हमेशा को अपेक्षा अधिक 
अमेरिकन लगे हुए हैं । 

न्यू इंग्लैंड से जैसे हीयात्री न्यूपार्क में प्रवेश करता है, वैसे ही 
उसकी गाड़ी एक ऐसे उद्यानयथ पर आ जाती है, जो लगभग सौ मील 
तक पहाड़ी प्रदेश में से गुजरता है । जिस पर न कहीं कोई स्टॉप है, न 
यातायात की सांकेतिक रोशनियाँ श्रौर न कोई ट्रक । सारा यातायात 
इतने आराम और निविध्नता से चलता है कि सप्ताहान्त की छुट्टियों 
के दिनों या यातायात के व्यस्त घंटों को छोड़ कर गाड़ी स्वयं विशाल 
न्यूयार्क नगर के मध्य से भी आराम से फिसलती चली जाती है और 
बिना कहीं रुके या बिना किसी प्रकार के विलम्ब के पश्चिम की ओर 
न्यूजर्सी मार्ग पहुँच जाती है । इसके बाद उसके साथ लगे पेनसिलवेनिया 
मार्ग से मुडुकर सीधा ओहायो की सीमा तक पहुँचा जा सकता है। 
ये सड़कें द्रत गति से यात्रा के लिए बनाई गई हैं, इंजीनियरों ने इनका 
निर्माण बड़ी खूबसूरती से किया है शौर जिस प्रदेश में से ये गुजरती हैं 
वह साफ-सुधथरा है और उस पर अमेरिका की खूबसूरती को अक्सर 
बदसूरती में वदल देने वाले बड़े-बड़े इश्तहारों के बोर्ड कहीं नहीं लगे हैं । 

यद्यपि ये सीघे मार्ग एक वरदान हैं, तो भी सिर्फ इन मार्गों के 
कारण ही यात्रा आसान नहीं हो जाती । हर पेट्रोल स्टेशन पर बढ़िया 


। अक 
हा 


देश-दर्शन १५ 


नवशे मिल सकते हैं। इत नवशों को देख कर चाहे जिस नम्बर के मार्ग 
को पसन्द कर उससे यात्रा की जा सकती है । यदि पहले'से ही मार्गों के 
बारे में जानकारी और सलाह प्राप्त करनी हो तो वह किसी भी तेल 
कम्पनी को एक पत्र डाल कर प्राप्त की जा सकती है। 

कार जैसे-जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, वैसे-वेसे जमीन की 
शक्ल ही नहीं, मिट्टी का रंग भी बदलता जाता है । च्यूजर्सी में मिट्टी 
पीली और रेतीली है, पेनसिलवेनिया में लाल, फिर ओहायो में भूरी 
आऔर इलिनॉय में गहरी काली । जमीन जितनी किस्मों की है, उसका 
उपयोग और उस पर किया जाने वाला निर्माण कार्य भी उतनी ही किस्मों 
का है | पेनसिलवेनिया में सफेद खलिहान नजर आते हैं जिनकी मेहराबें 
साफ और सुन्दर होती हैं और दरवाजे हरे रंग से पुते होते हैं और 
पश्चिम के राज्यों में ऊंची मीनारों के-से ग्रनाज भंडार होते हैं । 

यही नहीं, सभी जगह मोटल (मार्गों पर बने हुए ऐसे होटल जहां 
यात्री के ठहरने और अपनी मोटर रखने, दोनों की व्यवस्था होती है) 
भी मिल जाएँगे । वर्षा के बाद जैसे जगह-जगह कुकुरमुत्ता उग आता 
है, उसी तरह मुख्य सड़कों के साथ-साथ स्थान-स्थान पर ये मोटल सिर 
उठा कर खड़े हो गये हैं और यात्रियों श्रौर पर्यटकों के लिए आराम 
ओर सुख-सुविधा को व्यवस्था करने में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण 
उनमें निरन्तर सुधार हो रहा है । पश्चिम में मोटल सस्ते भी हैं और 
श्रच्छे भी श्र उनमें फर्श पर विछे कालीनों से लेकर मुफ्त टेलीविजन, 
ग्रखवार, वर्फ और स्वचालित हीटर तक सभी प्रकार की सुविधाएँ 
उपलब्ध हैं। उनमें नया फर्नीचर, साफ और अच्छे वस्त्र और गर्म 
पानी झ्रादि की व्यवस्था में तो कोई सन्देह ही नहीं है। 

पूर्व के भीड़-भरे नगर तो सिफं वस्त्र की किनारी की तरह हैं 
जिप्तके परे एक महाद्वीप फैला हुआ है । जितना पश्चिम की श्रोर बढ़ते 
जाएँगे, नगर अधिकाधिक छोटे होते जाएंगे, क्योंकि यह एक विस्तीर्ण 
महाद्वीप है, जिसके भागे नगर छोटे और महत्त्वहीन हैं । घूमते हुए घर- 


१६ श्रमेरिका की संस्कृति 


घराते पहियों के नीचे से जैसे-जेसे मील पर मील पीछे जाएँगे, वेसे- 
वैसे जमीन का चेहरा बदलता जाएगा। यहाँ तक कि कन्सास में भी, 
जो सूखे, वेरौनक और नितान्त कल्पनाहीन मैदान के सौन्दयं रहित टुकड़े 
के रूप में मशहूर है, वचित्रय और विविधता भरी पड़ी है। इसकी काली 
श्र उर्बर घरती के खेतों में पतभड़ में भी शरत्‌ काल की गेंहूँ की 
फसल के नन्‍्हें पोधे वसन्‍्त की तरह हरियाली के साथ लहलहाते हैं। 
यहाँ मिसिसिपी के उस पार एकान्त क्षितिज तक धरती फंली हुई हैः 
और क्षितिज की समूची गोल रेखा के भीतर सिर्फ दो या तीन हीः 
मकान दिखाई पड़ते हैं। जब आप कस्वबों के पास पहुँचते हैं तव आप 
देखते हैं कि वे विलकुल साधारण और श्रीहीन हैं; दूकानों का अ्रगला 
भाग बिल्कुल सामान्य ढंग का और कलाहीन है, छोटे-छोटे डिब्बों के 
आकार के मकान हैं श्रौर गिरजाघरों के शिखरों से भी ऊपर तक फंले 
मीनारों के ढंग के अनाजघर हैं । 

न्यू मेक्सिको पहुँच कर श्राप को यह मालूम होता है कि वहाँ 
नदियों के भीतर से घूल के बादल उठ रहे हैं । इन नदियों में महीनों 
तक पानी की एक बूंद नहीं होती । सड़कों के एक छोर से दूसरे छोर 
तक घास के उभरे हुए गोले-से फंले रहते हैं | यहाँ जुते हुए खेतों का 
स्थान ऊँची-नीचो भूरी पहाड़ियाँ ले लेती हैं, जिन पर कहीं-कहीं छोटे 
पेड़ उगे होते हैं । सड़क के पास की सूखी मिट्टी में सिर्फ सेज घास होती 
है और वह भी मुर्दा और सूखी प्रतीत होती है । 

एरिज़ोना में जहाँ-तहाँ बिखरी पहाड़ियाँ चिनी हुई दीवारों की 
तरह ऊपर उठती पत्थर की चद्ठानों और उनमें पत्थर के घिसने से 
बने खम्भे प्राचीन व्वस्त नगरों के खंडहर से लगते हैं । यहाँ पेड़ का 
नाम भी नहीं है, नागफनी तक नहीं ! 

लेकिन जहाँ ऊँचे-ऊँचे पहाड़ आ जाते हैं और गहरी खट्टे दिखाई 
पड़ती हैं, वहाँ पेड़ फिर नजर आने लगते हैं। एक खड्ट की घाटी में: 
संसार की छः विभिन्‍न जलवायुझ्रों में से पाँच के पेड़ और पौधे एक: 


देश-दर्शव १७ 


दूसरे के आ्रास-पास उगे हुए हैं । वहाँ आप उत्तर के स्दे और दव जल- 
वायु में पाये जाने वाले सदावहार पौधे देखेंगे, किन्तु एक कदम आगे 
बढ़ते ही मरुस्थल के गर्म और खुइ्क मौसम के नागफनी और यूका के 
पौधे आपको मिलेंगे। यह इलाका चरागाहों का है। यहाँ सड़कों के 
दोनों ओर लोहे के जंगले लगाकर पशुओं को उनसे दूर रखा जाता है। 
पशु इन जंगलों को फाँद नहीं सकते । 

यहाँ सारे दिन आकाश मेत्राच्छन्न नहीं रहता और चिलचिलाती 
धूप सूखी धरती को तपाती रहती है। पशु भाड़ियों के बीच से हरे 
पत्ते खाने के लिए मुह मारते रहते हैं । 

साथ ही यह विराट प्राकृतिक दृश्यों का प्रदेश भी है-यहीं ग्रेंड 
कैनन्‍्यन (97०70 0०79०) है जिसकी विस्मयकारी और मोहक भव्यता 
ही लम्बी यात्रा को सार्थक बनाने के लिए काफ़ी है। यहाँ अलग-अलग 
बसे हुए इण्डियन लोगों के कस्बे हैं, जहाँ अब भी जीवन का ढर्रा 
बिलकुल पुराना हूँ । इन कस्वों में इण्डियनों की श्रपेक्षा आँग्लो' लोग 
श्रधिक प्रतीत होते हैं। इन झ्ाँग्लो लोगों की स्त्रियाँ भड़कीले स्कटे 
ओर ब्लाउज पहनती हैं श्लौर पुरुष अक्सर पुराने ढंग के बाल कटवाते 
हैं श्रीर सिर पर रंगीन पगड़ी बाँधते हैं। यहाँ सड़कों पर बने पेट्रोल 
स्टेशन अ्रव व्यापारिक कंन्द्र बनते जा रहे हैं, जहाँ पेट्रोल की अपेक्षा 
इण्डियन लोगों के बनाये कम्बल, दरियाँ, ज्ञेवर श्रौर मृगचर्म के जूते 
बेचने की कोशिश अधिक की जाती हुँ । 

यह समभना भ्रम होगा कि यहाँ जमीन मैदानी और समतल है, 
कारण मिसिसिपी से ही कुछ चढ़ाई आरम्भ हो जाती है । न्यू मेक्सिको 
श्रौर एरिज़ोना की ऊँचाई समुद्रतल से एक मील है भ्रौर ग्रैंड कैन्यन में 
श्राप समुद्रतल से सात हजार फुट से भी अधिक ऊंचाई पर होते है । 

सत्तर मील से अधिक तेज रफ्तार से चलते हुए भी आप को 
एसा लगेगा जैसे इस सफर का अन्त कभी नहीं होगा, यह लम्बा ऊसर 
टुकड़ा कभी खत्म नहीं होगा । इस विशाल पठार पर मनुष्य अधिक 


श्८ श्रमेरिका की संस्कृति 


सफलता प्राप्त नहीं कर सका है । अगर दो व्यवित मोटर चलाने वाले हों 
तो इस प्रदेश को पार करने में आठ या दस दिन लग जाएँगे | इससे कम 
समय में इसे पार करना दुःसाथ्य है। यदि श्राप इस इलाके के दर्शनीय 
स्थानों को भी देखने लगें तो इस प्रदेश को पार करने में करीव दो सौ गेलन 
चेट्रोल खर्च भरा जाएगा । कितनी ही बार आप को इंजन के पूर्ज़ों में 
लिकनाई का तेल देना पड़ेगा, कम से कम दो बार तेल बदलना होगा 
ओऔर हर बार रुकने पर मोटर के श्रागे के शीशे को साफ करना पड़ेगा, 
क्योंकि सत्तर मील प्रति घंटा की गति से भागते हुए इस शीशे से 
टकराकर सकड़ों अभागे कोट-पतंगे मौत्त के जाल में फंसे हुए होगे । 
कार से यह झाशा की जाती है कि वह बिना कहीं लड़खड़ाये या फेल 
हुए तीन हज़ार मील लम्बी यह यात्रा पूरी कर सकेगी | अमेरिकन 
लोग यह मानकर चलते हैं कि उनकी कार में यान्त्रिक दृष्टि से कोई 
च्रुटि नहीं है । 

अमेरिकन के पास अगर कार न हो तो उसका क्या हाल होगा ? 
यही उसका घोड़ा है और यही उसका टैंक, जिससे वह विशाल वन प्रदेशों 
और लम्बी दूरियों पर विजय प्राप्त कर सकता है । उसके इंजन की 
'वरघराहट और पहियों की सरसराहुट उसकी कविता है, उसका चम- 
कीला रोगन और काँच की तरह चमकता सफेद क्रोम उसे वैसे ही 
प्रिय हैँ, जैसे एक जंगली को उसके मूंगा, मनके और आरसी | कार 
चमकीली और सुन्दर वस्तुग्रों के प्रति उसके प्रेम की अभिव्यवित है । 
उमप्तकी ताकत ही उसकी शक्ति और ढाल है, व्योंकि यदि उसका 
मालिक और अधिकारी उस पर चौखता चिल्लाता है या उसकी पत्नी 
उप्ते डॉटती-फ़टकारती है तो उसके पास भी सी घोड़ों की ताकत है 
जो उसके दाएं पाँव की तली के नीचे पड़ी धैर्य से उस वक्‍त का इन्तजार 
कर रही है, जब वह उसे तीन्रगत्ति से यातायात की एक लम्बी धारा से 
आगे पहुंचाकर और लम्बी दूरी को पल भर में ही पार करके पत्नियों 
ओर मालिकों से उसकी श्रेप्ठता और उच्चता सिद्ध कर सकेगी । 


देश-दर्शन १६ 


इस प्रकार पश्चिम की ओर यात्रा करना मानो श्रमेरिका के 
इतिहास की पुनरावृत्ति करना है, क्योंकि अ्रमेरिकन लोग हमेशा 
पर्चिम की भीर भागे बढ़ते रहे हैं। पश्चिम की ओर जाना उस 
काम को आगे बढ़ाना है जिसे हमारे पूर्वजों ने प्रारम्भ किया था । 

यह ज्ञान और विद्या के हर क्षेत्र में एक नया सबक सीखना भी 
है । तरह-तरह की जमीनें, नदियाँ, मैदान और पर्वतमालाएँ भूगोल 
और भूगर्भ-शास्त्र के पन्‍नों को बलात्‌ हमारी आँखों के सामने खोलती 
चली जाती हैं। इस यात्रा में आप हिरण, वारहसिंगा, भैंसा, खरगोश, 
प्रेयरी प्रदेश का कुत्ता, लंगूर और न जाने कितनी और किस्मों के 
प्राणी अपने-भ्रपने विशिष्ट प्रदेशों में देखेंगे | रास्ते में अधिकतर यूरो- 
पीय देशों के लोग, मैं क्सिकन, इण्डियन, जापानी श्रादि आपको मिलेंगे। 
जलवायु भी रास्ते भर बदलता जाएगा । पूर्व में ग्राकाश का कोई भरोसा 
नहीं, श्रभी वह बिल्कुल स्वच्छ है श्लोर पल भर में मेघों से घिर जाता हैं 
ओर पश्चिम का मौसम बिल्कुल साफ और वर्षाहीन होता है। विभिन्‍न 
नदियों की प्रणालियाँ, भूमि और उसके निवासियों का सम्बन्ध, कल- 
कारखाने श्रौर कन्सास के किसी मंदान में एकाएक किसी तेल के कुएँ 
का ऊँचा शिखर--ये सव श्ौर इसी तरह की हजारों और चीजें झाष 
को शिक्षा देती हैं। 

स्थानों के नामों से भी बहुत कुछ जाना जा सकता है। मैसा- 
चुसेट्स से कैलिफोनिया तक सर्वत्र मोनोंगाहेली, सस्केहान्ना, मिसिसिपी 
पर मिसूरी आदि नदियों या कर्नक्टिकट, श्रकंन्सास और श्रोकलाहामा 
आदि राज्यों के सुन्दर नामों में इण्डियन संस्कृति की छाप स्पष्ट नजर 
आती है। पूर्व में श्राप नगरों के बोस्टन, हाटंफोर्ड और न्यूयार्क झ्रादि 
अंग्रेजी नाम सुनते हैं ओर पश्चिम में पहुँचकर साइराव्यूज़, रोम, 


कार्थेज शौर उटिका आदि प्राचीन साहित्य से लिए गए नाम आप को 


सुनने को मिलते हैं। श्लोहायो, इंडियाना और इलिनॉय में फिर आप 
को स्प्रिगफोल्ड और सलेम आदि वही अंग्रेजी नाम मिलते हैं जिन्हें 


२० प्रमेरिका की संस्कृति 


इंग्लैंड से आकर बसे लोग अपने साथ लाये थे । स्पेनिश इलाके में प्रवेश 
करने पर हमें सान्‍्ता फे, अल्वुकर्क, लास वेगास, लांस एंजेलेस आदि 
स्पेनिश नाम सुनने को मिलते हैं । 

पश्चिम में प्राकृतिक दृश्य की सर्वेधा नई-तई आकतियों के 
लिए भी बठ, अ्रोयो, कैन्यन, वाश झौर गल्व आदि नये नाम रखे 
गए हैं । 
.. और उसके बाद हमें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलता 
है कि इन्सान रेगिस्तान को कैसे नखलिस्तान में वदल सकता है और 
यह दृश्य सबसे अधिक विस्मयकारी है । 

एरिज़ोना के उत्तर-पूर्वी कोने में सड़क इधर-उधर फैली पहाड़ियों 
के वीच से बल खात्ती हुई जाती है । इसके बाद आप फिर नीचे उतरते 
हैं और जैसे ही आप मोड़ लेते हैं, विशाल हृुवर बाँध आपके सामने 
फैला होता है जिसने अ्रपने अ्रंक में ग्रेंड कैन्यन तक फैली विराट जल 
राशि को समेटा हुआ है। यह वाँच इस सूखे प्रदेश पर आने वाली 
वसन्‍्त की बाढ़ों को रोकता है । वह श्रमुल्य अ्रमृत-जल से सूखी घरतों 
को सींचता है, जहाँ खिलते फूल मुस्काते हैं। उससे उत्पन्त विजली 
साढ़े सात लाख व्यक्तियों की श्रावश्यकता पूरी करती है। जल के 
प्रवाह को नियन्त्रित कर के यह वबाँव नदी के साथ-साथ नीचे बने श्रन्‍्य 
छोटे बाँधों की जलराशि को भी नियन्त्रित करता है । इन छोटे बाँधों 
से भी बिजली पँदा की जा सकती है शौर खेतों की सिचाई की जा 
सकती है । 

हुवर बाँव से लास वेयास (नेचाडा) तक केवल पच्चीस मील का सफर 
है, किन्तु इस थोड़ी सी दूरी में भी आपको स्वतन्त्र लोकतन्त्रीय जीवन की 
माँकी मिल जाती है । एक ओर आप एक संघीय परियोजना की कह्पना 
को साकार होता देखते हैं, जो स्थानीय प्रशासनों के साथ सहयोग कर 
समस्त जनता को लाभ पहुँचाती है और दूसरी श्रोर आप को एक ऐसा 
नगर दिखाई देता है जो जुआ खेलने वालों का स्वर्ग है, जहाँ चमकीली 


देश-दर्शन 


रोशनियों से श्राकाश जगमगाता है। सार्वजनिक संगीत-शालाग्रो 
और नादयजहों में श्रोताप्नों श्रौर दशकों की भीड़ लगी रहती है और 
शराव की नदियों में निरानन्द और नीरस जीवन को डुबा दिया जाता 
झ्औौर उसके बाद उसको कुत्सा को और भी शान-शौकत के पर्दे में छिपाने 
की कोशिश की जाती है । ह 

लास वेगास से कुछ मील दूर पहुंचते ही आप कीलिफोनिया में 
प्रवेश करते हैं। श्रव विशाल महाद्वीप का एक बड़ा भूखंड आपके सामने 
पछाड़ खाकर लेटा हुश्ना है, किन्तु पूर्वी कैलिफोनिया भी एरिज़ोना 
झ्ौर नेवाडा की भाँति रूखा है, जहाँ नंगे और ऊँचे-नीचे पहाड़ हैं, 
भूरी रेगिस्तानी मिट्टी पर नागफती और सेज की भाड़ियां है और 
फिर जूनियर के बौने पेड़ हैं, इसलिए हम श्रभी उस प्रदेश से दूर हैं जो 
हमारी भ्राशाप्रों का केन्द्र है । 

सान वर्नाडिनों पर रेगिस्तान खत्म हो जाता है। मटमैली हरी सेज 
की भाड़ियों का स्थान पाम के निकुज और नारंगी के बगीचे ले लेते हैं, 
जोशुआ के वृक्षों की टेढ़ी-मेढ़ी टहनियाँ और जुनिपर की गहरे हरे 
रंग की शाखाएँ आँखों को तृप्त करती हैं। नंगी धरती की जगह 
जल से सिचित हरे-भरे मेंदान आा जाते हैं और सव आर हरियाली ही 
हरियाली दिखाई देती है । 

ग्रव खाली और निजंन प्रदेश हमारी पीठ के पीछे रह जाता है, 
व्योंकि हमारी भ्राँखों के सामने हरा-भरा । देश है और जहाँ प्रकृति 
उदार और हरी-भरी है, वहाँ लोगों की भीड़ स्वयं जमा हो जाती है । 
यहां सड़कें चोड़ी हैं श्रौर यातायात चार समानान्तर धाराशओों में फिस- 
लता भ्ौर बहता चला जाता हैं । नगर एक दूसरे से मिले हुए हैं। 
सिर्फ उनकी सीमा पर बने नारंगी के बगीचे और सड़क के दोनों ओर 
से पैठें हो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। यहां भी पहाड़ ऊँचे- 
नोचे हैं, किन्तु बाइविल के शब्दों में, यहाँ की घाटियाँ ग्रनाज की लह- 
लहाती भरपूर फसलों से हँस झौर गा रही हैं । यही अमेरिकन लोगों के 

श् 


श्र झमेरिफा की संरकृति 


पश्चिम की ओर कूच का लक्ष्य, श्रमेरिकनों के साहसपूर्ण अभियान की 
भौगोलिक सीमा है । 

कैलिफोनिया में सिर्फ फलों के बगीचे और हरे-भरे खेत ही नहीं 
हैं, और न वहाँ केवल हॉलीवुड का स्वप्न-लोक या विचित्र और अद्भुत 
धामिक सम्प्रदाय ही है। आज कैलिफीनिया एक विशाल औद्योगिक 
क्षेत्र वन गया है--इतना विज्ञाल कि लॉस एजेलेस आ्राज क्षेत्र-विस्तार 
की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा नगर है, यहां इस अकेले नगर में इतनी 
कारें हैं कि कुछ पूरे राज्यों में भी उतनी कार्रे नहीं हैं और देश में घूम- 
कुहरे की सबसे बड़ी समस्या भी यहीं है । 

इस सारे प्रदेश को पार करना नी रस भी है और सरस भी, रोज़मर्रा 
का साधारण सफर भी है श्रौर एक नवीन चुनौती भी । किताब पढ़ कर 
जितना कुछ यहाँ जाना जा सकता है, उससे भी अ्रधिक यहाँ इस सफर 
में श्रांखों से देख कर जाना भौर सीखा जा सकता है। किन्तु एक बात 
निश्चित है : यहाँ हर चीज पर देश की विशालता की स्पष्ट छाप है। 
यह देश इतना विशाल है कि यहाँ सब तरह की प्राकृतिक दृश्यावलरी 
दिखाई देती है, तरह-तरह के लोग, तरह-तरह के मौसम और आवो-हवा, . 
तरह-तरह के रोजगार ओर धन्धघे, और कितने ही प्रकार के लोक-जीवन, 
नोलचाल, पहरावे, विश्वास, मनोरंजन, प्रशासन, अपराध, उदारता और 
कृपणता ओर अ्रच्छाई और बुराई की लक मिलती है । 

लेकिन इस देश को वीचों-बीच से पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक 
बार करते हुए इस विविधता का एक अंश ही देखने को मिलता है। इस 
यात्रा में वे अन्तर्देशीय जल-मार्ग नहीं मिलते, जो ग्रेट लेक्स के रास्ते 
मूरोप से शिकागो तक या मेक्सिको की खाड़ी से दो हजार मील ऊपर 
सेंट पॉल, मिनेसोटा तक माल ले जाते हैं। इस सफर में दो हजार मील 
लम्बा वह पंदल मार्ग नी कहीं नहीं आता जो मेन से जॉजिया तक 
ऐंपलेचियन पर्वतमाला के भीत्तर से ग्रुजरता है। दक्षिण का वह प्रदेश 
भी, जहां चौड़ी नदियाँ मंद गति से बहतो हैं, जहाँ पुराने ढंग के सुन्दर भव्य- 


देश-दर्शन २३ 


भवन भी हैं प्लौर जी्ण-शीर्ण ढहती दीवारों वाले दरिद्र श्रावास-ग्ृह भी 
हैं, जहा पुराने जमाने के सवन्ना नगर में प्रतिमाओ्रों से शोभित चौक हैं ओर 
जहाँ फ्लोरिडा का चपटा और ब्रर्धोष्ण प्रायद्वीप है। टेक्सास का अन्तहीन 
विशाल प्रदेश, लुइसियाना के काईभरे दलदली इलाके, उत्तर-पश्चिम के 
बिस्तीर्ण जंगल, पहाड़ी सिश्लाटल के चमकीले हरे मैदान, गोल्डन गेट से 
धीरे-धीरे ऊपर उठते ढलानों से चिपटा सान फ्रांसिस्को का सोन्दर्ये, 
और रोशनियों के कण्ठहारों से सजे उसके पुल--ये सभी इस यात्रा मार्गे 
से दूर रह जाते हैं। मनुष्य पूरे एक जन्म में भी इस सारे विशाल देश 
को देख पाने की आशा नहीं कर सकता। 
संयुक्त राज्य का क्षेत्रफल उसकी महाद्वीपीय सीमाओं के भीतर 
तीस लाख वर्ग मील है । इस भूमि का चालीस प्रतिशत भाग चरागाह के 
रूप में, अठाईस प्रतिशत वन के रुप में, बाईस प्रतिशत कृषि-भूमि के रूष 
में है और शेष दस प्रतिशत पर मकान और सड़कें बनी हैं | तीस प्रत्तिशत 
भूमि पर संघीय सरकार का स्वामित्व है--इसका अ्रधिकतर भाग राष्ट्रीय 
वन प्रदेश के या चरागाहों के रूप में अयवा राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में 
है जिसमें ग्रंड कैन्यन, काल्संबाड की कन्दराएँ और यलोस्टोन के गर्म 
सोते आदि कितने ही प्रकृति के महान आइचये छिपे हुए हैं। पाँच 
करोड़ साठ लाख एकड़ का विशाल प्रदेश, जो इंग्लैंड, स्काटलैंड और 
वेल्स के संयुक्त क्षेत्र के लगभग वराबवर है, इण्डियनों के लिए सुरक्षित है ॥ 
प्रकृति की इस समृद्ध विरासत में जितनी किस्मों के वन्य जीव-जन्तु 
हैं, उतनी किस्मों के संसार में और कहीं भी नहीं हैं | संयुवत राज्य की 
प्रन्‍्न की उपज भी विशाल है --सन्‌ १६५४ में तीस अरव बुशल मवका, 
एक अरव बुशल गेहूँ और साढ़े पैतीस करोड़ बुशल आलू पैदा हुआ | इसी 
वर्ष २५ अरव पोंड मांस का उत्पादन हुआ और इतनी ही खपत भी । 
कोयला, पेट्रोलियम, इस्पात, विजली, ताँवा, रूईं, लकड़ी और कितनी 
ही भ्रन्‍्य वस्तुप्रों के उत्पादन में संयुक्त राज्य का स्थान पहला है| अ्रतीत 


्दु 


में इसने से बहुत-सी प्राकृतिक सम्पदाशों का उसने करता से दोहन 


श्र अ्रमेरिका की संस्कृति 


ओर अ्रपव्यय किया है या संसार को अत्याचार से आत्मरक्षा करने या 
युद्धव्वस्त प्रदेशों को फिर से श्रावाद करने में सहायता देने के लिए उन्हें 
खर्च किया है । फिर भी उसकी मिट्टी, उसकी खानें और जंगल आज भी 
प्राकृतिक सम्पदा से भरपूर हैं और साथ ही वह इस सम्पदा को सुरक्षित 
रखने की आवश्यकता को पहले से अधिक महसूस करता है । 

वाहर से आने वाले पर्यटकों को आम तौर पर ऐसा लगता है कि 
अमेरिका में जीवन की एक निश्चित पद्धति है । अ्रमेरिकन सिनेमा- 
फिल्मों और रेडियो कार्यक्रमों, मोटरों और वस्त्रों की राष्ट्रव्यापी बिक्री, 
डिज्वावन्द खाद्य-पदार्थों और पत्र-पत्रिकाग्रों के कारण ऐसा प्रतीत होता 
है कि सब अमेरिकन वहुत कुछ एक-जैसे हैं और एक ही ढंग से काम 
करते हैं । संस्कृति के अनेक पहलू ऐसे हैं जिनमें वे सवे समान रूप से 
साभी हैं। किन्तु इस समानता का अर्थ यह नहीं है कि वे अपनी विभि- 
न्‍्ताओ्रों का आनन्द नहीं ले सकते । वरमौंट का किसान, दक्षिणी राज्यों 
का वटाईदार खेतिहर, मिसिसिपी का नाविक, कन्सास का दूकानदार, 
शिकागों का प्रोफेसर, टेकक्‍्सास का पशुपालक था तेल कारखानों का 
कर्मचारी, नीग्रो कारश्षाना-मजदूर, ग्रीस से श्राकर बसा रेस्तोरा- 
मालिक, पोलिश पूर्वजों से उत्पन्न चिकित्सक, उत्तर-पश्चिम का जापानी 
माता-पिता से उत्पन्न निसेई वागान मालिक--ये सभी अमेरिकन हैं, 
फिर भी एक-दूसरे से भिन्‍न हैं । 

प्रराजकता और अव्यवस्था पंदा किये त्िना विविधता को बनाये 
रखना, लोगों को भ्रपनी व्यक्तिगत विश्वेषता को कायम रखते हुए एक 
सवंसामान्य संस्क्ृति में सूत्रवद्ध करना ही क्या मानवीय संस्कृति का एक 
उच्चतर लक्ष्य नहीं है ? और, क्या संस्कृति की यही कसौटी नहीं है कि 
वह अधिकाधिक किस्म के लोगों को अपने भीतर आ्रात्मसातू करे और 
उन्हें इस विविधता का आनन्दोपभोग कराते हुए एक समाज के सक्रिय 
सदस्य होने की घक्ति और आनन्द उपलब्ध कराये ? और, वया यही 
उन विविध जातियों और वर्गों के नर-नारियों की, जो अमेरिका की 
जनता के अंग हैं, सबसे बड़ी सफलता नहीं है ? 


| 


पढ 
पः 


अध्याय : तीन 


अनेक राष्ट्रों का राष्ट्‌ 


मानवीय इतिहास को यह श्रभूतपूर्वे घटना थी। इटली और झायरजलैंड 
से, जर्मनी और रूस से, ग्रीस और बालकन देशों और स्कैण्डिनेवियन 
देशों से लोग अपने गाँवों को, जहाँ उनके परिवार और पूर्वज चिरकाल 
से रहते झ्राये हैं, और जहाँ ज्ञात रीति-रिवाजों और परिचित चेहरों ने 
उनके चारों श्लोर एक सुरक्षित दुर्ग वना दिया है, छोड़-छोड़ कर यहाँ 
चले आये। है 

विशाल जन-समुदायों के एक जगह से उखड़ कर दूसरी जगह 
आ्रावाद होने, जिन लोगों ने कभी यात्रा नहीं की थी, उनके सीमाओ्रों और 
प्रधिकारियों की वाधाश्रों को पार कर यूरोपीय बन्दरगाहों तक पहुँचने 
के लिए उठाये गये कप्टों और अ्पमानों की और अमेरिकन वन्दरगाहों में 
पहुँच कर एक नये देश में हैरान और परेशान होने एवं धोखेबाजों और 
घूत्तों का शिकार होने की इस मानवीय कहानी को आँकड़े ठीक-ठीक 
बयान नहीं कर सकते । फिर भी इन कष्टों और संकटों के बावजूद १८५० 
में ही श्रमेरिका में आ्राने वाले इन श्रावासियों की संख्या ३,७०,००० वापिक 
हो गई थी । हालाँकि यह सख्या अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ 
की परिस्थितियों के अ्रनुसार घटती-बढ़ती रहती थी, तो भी रुकान इसमें 
वृद्धि का ही था । सन्‌ १६०५ तक प्रति वर्ष बाहर से श्राने वाले लोगों 
की संस्या दस लाख से भी अधिक हो गई, झौर यह संख्या तव तक 
निरन्तर बढ़ती गई जब तक कि प्रथम विश्वयुद्ध ने इन्सानों की इस 
बाढ़ को रोक नहीं दिया। युद्ध के बाद इस बाढ़ में जब फिर वृद्धि 
होने लगी तो कानून ने इसे फिर कम कर दिया। अधिकतर अमेरिकन 
यह अनुभव करने लगे कि श्रव उनके सामने मुख्य काम यह है कि जितने 


२६ अमेरिका की संस्कृति 


लोग अरब तक यहाँ आरा चुके हैं, उन्हीं को भली भाँति आत्मसात्‌ किया 
जाए। फिर भी बाहर से झाने वाले आवासियों का यह ताँता श्रव भी 
जारी है। अब भी करीब दो लाख व्यक्ति हर वर्ष संयुक्त राज्य में 
बाहर से भरा रहे हैं । इस विशाल राष्ट्र के लिए यह संख्या भले ही 
बहुत बड़ी न हो, ती भी वह इतनी तो है ही कि उससे ओटावा के बरा- 
बर आकार का एक पूरा शहर आवबाद हो जाए । 

सन्‌ १८२० से १६५३ तक करीब चार करोड़ व्यक्ति इस देश में 
बसने के लिए बाहर से आये--४५ लाख ग्रेट बह्विटेन से, इससे कुछ 
ग्धिक आयरलैण्ड से, २४ लाख स्केण्डिनेविया से, लगभग ५० लाख 
इटली से, ६५ लाख जर्मनी से और ८० लाख व्यक्ति मध्य और पूर्ची 
यूरोप के उन भागों से आये, जिनकी सीमाओं में बार-बार इतने 
परिवर्तन हुए कि यह कहना सहज नहीं है कि कहाँ से कितने 
व्यक्ति आये । 

इसका परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका अनेक राष्ट्रों 
का एक राष्ट्र बन गया, एक ऐसा देश, जहाँ संसार की सब प्रमुख 
भाषाएं बोली जाती हैं श्रौर जहाँ आज भी म्यूनिख जैसे जर्मन, मेड्रिड 
जैसे स्पेनिश और जूरिख जैसे स्विस नगर आपको मिल सकते हैं । 
डिट्रॉयट के बीचों-बीच हैमद्रास्कर नामक नगर है, जो सर्वथा पोलिश 
है और उसकी अपनी सरकार भी है। लॉस एंजेलेस संसार का दूसरे 
नम्वर का सब से बड़ा मैक्सिकन नगर है। चीन से बाहर जिन नगरों 
में सव से अधिक चीनी आवादी है, इनमें सान फ्रासिस्को भी शामिल 
है, जहाँ चीनियों का अपना अस्पताल है, डाकखाना है, थियेटर हैं, 
रेडियो स्टेशन और दैनिक समाचार-पत्र हैं और अपना अलग टेलीफोन 
एक्सचेंज भी है, जहाँ आपरेटर, छः चोनी भाषाएँ बोलते हैं और 
अपने सब टेलीफोन मालिकों के नाम और नम्बर कण्ठस्थ रखते हैं । 
शिकागों का स्थान इटालियन आवादी के लिहाज़ से मिलान के बाद 
और पोलिश आवादी के लिहाज से वारसा के बाद आता है। 


प्रनेक राष्ट्रों का राष्ट्र 5 2 


इडाहो राज्य में पिरेनीज़ पवंतमाला के इस ओर सब से बड़ी बास्क 
(बिस्के के निवासी) लोगों की कालोनी है। स्विट्जरलैंड से आकर 
बसे लोगों ने ग्रीन सिटी (विस्कोंसिन) को संसार की स्विस 'पनीर' 
राजधानी बना दिया है। 

स्यू मेक्सिको द्विभाषी राज्य है, जहाँ सरकारी सूचनाएँ स्पेनिश 
श्र श्रंग्रेजी, दोनों भाषाओ्रों में चिपकाई जाती हैं और जहाँ राज्य 
का संविधान दोनों भाषाओं में सम्पुष्ट किया गया था। न्यू मैक्सिका 
में अ्रभी तक पुराने स्पेनिश ज़माने के गाँव चले आ रहे हैं जहाँ श्रेग्रेजी 
भांषा का एक भी शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। एरिजोना में एक-तिहाई 
जमीन पर इण्डियनों का कब्जा है और उनमें से बहुत से अभी तक 
अपने पूर्वजों का-सा ही जीवन-यापन कर रहे है। 

न्यूयार्क हमारा सबसे श्रधिक विविधतापूर्ण नगर है। वहाँ अंग्रेजी 
से भिन्‍न भाषाश्रों में दो सो पत्र प्रकाशित होते हैं। न्‍्यूयाक॑ की 
८० लाख की श्रावादी में से श्रधिक से श्रधिक या तो विदेशज हैं या 
विदेशी माता-पिता की सन्‍्तान हैं । सब से अधिक विदेशज इटालियन 
श्ौर रूसी हैं, जिनको संख्या लगभग चार-चार लाख है। नगर की 
चौथाई श्राबादी यहूदियों की है, जो अनेक देशों से आकर यहाँ बसे 
हैं श्रोर इनमें से बहुत-से तो कई पीढ़ियों से यहाँ रहते थ्रा रहे हैं । 
न्यूयार्के संसार का सव से बड़ा यहूदी नगर है। और निश्सन्देह नीग्री, 
प्यूटॉरिकन, हाइटियन श्रौर मंक्सिकन लोग भी बहुत बड़ी संख्या में 
यहाँ रहते हैं । न्यूया्क की हार्लेम बस्ती के मध्य में संयुक्त राज्य की 
सब से श्रधिक फिनिश आबादी रहती है । 

यूरोप के सभी राष्ट्रों ने और एशिया, अ्रफ्रीका एवं अन्य 
प्मेरिकी क्षेत्रों के अनेक देशों ने संयुक्‍त राज्य अमेरिका के निर्माण 
में योग दिया है। वे सभी अमेरिकन हैं, क्योंकि, जैसा कि राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, “हम सभी यहाँ आप्रवासी है ।” 


रद श्रमेरिका क्री संस्कृति 


अनेकता में एकता 

सत्रहवीं शताब्दी में जब यूरोपीय आप्रवासियों की पहली लहर 
प्रारम्भ हुई तो कोलम्बस द्वारा यूरोपीय संसार के लिए खोजे गये इस 
महाद्वीप में झाधा दर्जन राष्ट्रों ने पदार्पण. किया और उसके तट पर 
अपने पाँव टिकाने के अड्डे बनाये | स्पेनिश लोग अमेरिका के तट पर 
उतर कर भीतर दक्षिण-पश्चिम की ओर और तट के साथ-साथ 
कंलिफोनिया की ओर बढ़े । फ्रैंच लोगों ने मिसिसिपी नदी और 
उसके प्रवेश का सबसे पहले अन्वेषण किया और न्यू श्रोलियन्स शहर 
चसाया, जहाँ पुरानी वस्ती में उनकी संस्कृति अभी तक पृथक और 
स्पष्ट रूप में विद्यमान है । लुइसियाना के दलदली प्रदेशों में अभी तक 
फ्रेंच ही मुख्य भाषा है । 

डलेवारा में सव से पहले स्वीडिश लोग आकर वसे थे और उन्होंने 
उसका नाम न्यू स्वीडन रखा था। न्यूया्क, जेसा कि सभी जानते हैं, 
पहले डच लोगों के पास था और उसके बाद उन्हीं से अंग्रेज़ों ने उसे 
लिया । और पेनसिलवेनिया के अधिकतर भाग में १७२० में ही जमंन 
लोग भारी संख्या में आरा बसे थे और वे 'पेनसिलवेनिया डच” कहलाते 
थे, हालाँकि वैसे उस पर जमंनों का कभी अधिकार नहीं रहा । 

किन्तु संयुक्त राज्य में यूरोप से आकर बसने वालों में सबसे 
अधिक आवादी ब्रिटिश लोगों की हैं। हमारी झ्राधी आवादी इंगलंड, 
स्कादलेंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से श्राकर वसे लोगों की है । 
अमेरिकी जीवन-पद्धति का ग्राधारभूत ढाँचा भी मुख्यतः अंग्रेज़ों की ही 
देन हैं। यहाँ क्री भापा, कानून, पारिवारिक नाम, सरकार और 
शासन के प्रति रवंया और साहित्य, ये सभी चोजें अ्रसन्दिग्ध रूप से 
ब्रिटिश सस्कृति से ली गई हैं | प्रघन यह है कि यह संस्क्ृति अन्य सभी 

भावों से पराभूत होने से कैसे बची रह गई ? 

सब से महत्त्वपूर्ण वात यह है कि प्रारम्भ की वे वस्तियाँ, जिनसे 

संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र का उदभव झौर विकास हुआ, मुख्यतः 


अ्रनेक राष्ट्रों का राष्ट्र २६ 


अंग्रेज वस्तियाँ थीं। अ्रमेरिका में ब्रिटेन से आकर बसे औपनिवेशिक 
लोग १७० वर्ष तक ब्रिटेन के राजा की प्रजा रहे । उनकी जड़ें, उनकी 
भाषा, उनकी संस्थाएँ और प्रथाएँ, यहाँ तक कि ब्रिटिश ताज का 
प्रतिरोध करने का उनका तरीका, ये सभी विशुद्ध अँग्रेजी थे । वे 
अपने आपको श्रौपनिवेशिक या अमेरिकन प्रजा समभने के बजाय 
भ्रंग्रेत समझते थे, इसीलिए वे ब्रिटिश पालियामेंट में प्रतिनिधित्व अपना 
अधिकार मानते थे और उनका कहना था कि “अगर उन्हें प्रतिनिधित्व 
नहीं मिलेगा तो वे टंक्‍्स भी नहीं देंगे ।” 

जेम्सटाउन में स्थापित सर्वप्रथम अंग्रेज वस्ती का श्रायोजण और 
समर्थन ब्रिटिश शासन के अनेक बड़े आदमियों ने किया था। इस 
बस्ती को ब्रिटेन के राजा का शासपत्र (चार्टर) भी प्राप्त था। अंग्रेजों 
की दूसरी स्थायी बस्ती प्लाइमाउथ थी, जो मुख्यतः इंग्लैंड के उत्तर 
से श्राये किसानों के हाथ में थी । इन लोगों को अपनी स्वतनत्र सत्ता 
पर गर्व था श्र वे श्रपनी ज़मीनों को श्रपनी मिल्कियत बनाये रखने 
के लिए श्र एंग्लिकन चर्च और ब्रिटेन के राजा के आदेशों की परवाह 
किये विना वाइविल की श्रपनी निज की स्वतन्त्र व्याख्या के अनुसार 
पूजा और धर्माचरण करने के लिए कछृत-संकल्प थे। प्लाइमाउथ इस 
प्रकार की पहली धामिक बस्ती थी । इसके वाद पहले सलेम में, फिर 
वोस्टन, प्रोविडेस्स और न्यू हैवन में और उसके उपरान्त कनैक्टिकट 
के साथ-साथ भीतर की ओर और भी कई छोटी-मोटी वस्तियाँ बस 
गई, जा सब एक-दूसरे से स्वतन्त्र श्रोर अलग थीं । समूचे न्यू इंग्लैंड 


० 


में ग्राम गणराज्यों का विकास हुआ, जो शासन की छोटी और सुगठित 
इकाइयों के रूप में फलने-फूलने लगे । 

समूच झ्ोपनिवेशिक काल में, जो हमारी राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना के वाद के काल के वरावर लम्बा है, अमेरिका में श्राने वाले 
थ्राप्रवासियों में अधिकतर इंग्लैंड के लोग थे या उत्तरी ग्रायरलैंड में 
दसे स्कॉट लोग । वीस लाख गुलाम इस काल में संयुक्त राज्य में 


३० अमेरिका की संस्कृति 


झ्राये, और उनका आगमन अमेरिकन संस्कृति को रूप प्रदान करने 
के लिए महत्त्वपूर्ण भी था, किन्तु फिर भी उसने क़ानून, भाषा भौर 
शासन में अंग्रेज़ों के प्रभुत्व को चुनौती नहीं दी । 

यद्यपि अमेरिका में आये अंग्रेजों और स्कॉट लोगों में कई किस्म 
के लोग थे, किन्तु दो बातों में उन में समानता थी---एक यह कि 
अपने देक्ष में वे अपनी स्थिति से सन्तुष्ट नहीं थे और दूसरी यह कि 
उनके पास श्रपने लिए नया जीवन-पथ बना लेने की क्षमता और 
साधनों की कमी नहीं थी । विलियम ब्रैडफोर्ड, जॉन विन्थीप, विलियम 
पेन और लॉड बाल्टीमोर जैसे ऊँची श्रेणी के लोग अमेरिका में ऐसे 
धाभिक नगर वसाने की कल्पना लेकर भ्राये थ्रे, जहाँ उनके धामिक 
विश्वास पूर्ण भ्रभिव्यक्षित पा सकेंगे। दूसरे लोग अपने लिए उपलब्ध 
जीवन की सीमित परिस्थितियों-परिवार के पालन-पोषण के लिए 
पर्याप्त जमीन का अभाव, जमींदारों के अत्याचार या भारी कर-भार--- 
से बचने और श्रधिक अ्रच्छो परिस्थितियाँ और सुश्रवसर पाने के लिए 
देश छोड़कर यहाँ आये थे । 

विलियम स्टाउटन ने लिखा था : “ईश्वर ते एक समूचे राष्ट्‌ को 
चलनी में छान डाला था, ताकि वह इस नये वन्य प्रदेश में बोने के लिए 
उत्तम किस्म का बीज भेज सके ।/ और उसका यह कहना सही था । 
नई बस्तियों में वसने के लिए उस समय जो विकट परिस्थितियाँ थीं 
वे उपयुक्त व्यवितियों को छाँट के लिये अपने निज के सिद्धान्त लागू 
करती थीं । 

संयुवत राज्य में विदेशियों का आप्रवास पहले से ही अन्तर्राष्ट्रीय 
था । प्रारम्भिक तीर्थयात्रियों के साथ वालून और फ्लेमिश लोग यहाँ 
आये | जेम्सटाउन में इठालियन, डच और पोलिश लोग आकर बसे । 
फ्रांस से आये हा ग्रेनोट (प्रोटेस्टेट) लोग अमेरिका की कॉलोनियों में 
पहले-पहल आकर वसे--इन्हीं के वंशजों ने पॉल रेवर, फेनिल और 
ड्यू पोंट झादि अनेक प्रसिद्ध अमेरिकन;परिवार संयुक्त राज्य को दिये । 


पनेक राष्ट्रों का राष्ट्र ३१ 


जमंन प्रोटेस्टेंट, खासकर मेनोनाइट और मोरावियन आदि शअत्याचार- 
पीड़ित ईसाई सम्प्रदायों के लोग, विलियम पेन की सहिष्णुता की छत्र- 
छाया में पेनसिलवेनिया में आ बसे । अटलांटिक तट के साथ-साथ बसी 
सभी कालोनियों में अंग्रेजी संस्कृति विविध प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय 
वासनाओ्रों से सुवासित थी । 

सन्‌ १६५४ में पहले-पहल यहूदी लोग मनहट्टन द्वीप में झाये । किन्तु 
इत द्वीप ने १६४६ में ही यह संकेत दे दिया था कि किसी दिन वह 
विश्व की विभिन्‍त संस्कृतियों को पिधला कर उनकी एक सम्सिश्रण 
संस्कृति का निर्माण करने वाली एक रासायनिक प्रयोगशाला का पात्र 
बन जायगा । उस समय तक बारह विभिन्‍न राष्ट्रों के लोग इसमें झा 
बसे थे । 

प्रमेरिकन संस्कृति का सार-तत्त्व यह है कि वह अनेक तत्त्वों के 
मिश्रण से बनी है, फिर भी वह असन्दिग्ध रूप से एक नई संस्कृति है -- 
वह एक सर्वथा नया सुजन नहीं है, किन्तु उसमें उन सब संस्क्ृतियों के 
पराग का परिमल है, जिनके मिलने से वह बनी है । किन्तु यह सम्सिश्र 
संस्कृति विना किसी संघर्ष, शक्ति-परीक्षा या शर्मनाक भ्रन्यायों के नहीं 
बनी । डचों ने स्वीडिश लोगों को डेलेवारा से निकाल बाहर किया, 
किन्तु वाद में स्वयं उन्हें भी अंग्रेजों के हाथों वहाँ से बाहर निकलना 
पड़ा । सौ वर्ष तक फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों में उत्तरी अमेरिका पर 
झ्रधिकार के लिए लड़ाई चलती रही, क्योंकि दोनों में से कोई भी दूसरे 
को इस गर-आवाद वन प्रदेश में अपना साकी बनाने को तैयार नहीं 
था । उन्होंने इण्डियनों को भी अपने इस संघर्ष में घसीट कर लपेट 
लिया श्र यूरोप में शवित और सत्ता के संघर्ष के उपोत्पादन के रूप 
में प्रारम्भ हुई इस लड्डाई को खूब क्र और नृशंस वना दिया । 

पेरिस की संधि (१७६३) ने जब उत्तर की ओर से आक्रमणों के 
खतरे को टाल दिया तब महाद्वीप के सारे पूर्वी भाग पर अंग्रेजों का 
लियन्तण था, वयोंकि स्पेन को, जो काफी विलम्ब से इस लड़ाई में 


३२ अमेरिका की संस्कृति 


फ्रांस के साथ शरीक हुआ था, पफ्लोरिडा छोड़ देना पड़ा था (सन्‌ 
१७८३ में प्लोरिडा फिर कुछ समय के लिए स्पेत के हाथ में चला 
गया और वाद में संयुवत राज्य ने उसे स्पेन से खरीद लिया ।) इसलिए 
स्वभावतः इस प्रदेश में शासन, घर्मं और पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध 
में अंग्रेज लोगों के विचारों का ही प्राधान्य था। किन्तु डचों के अच्छे 
रहन-सहन के शौक ने, फ्रेंच लोगों की वीरता और शौय ने, मूल निवासी 
इंडियनों की वृद्धिमता और भद्गता ने, नीग्रो लोगों के संगीत और 
विपादपूर्ण भावुकता ने, स्कॉट लोगों की मितव्ययिता और कठोर श्रम 
ने और फ्रेंच प्रोठेस्टेंटों की धैयंपृ्ण कारीगरी और शिल्प ने अंग्रेजों के 
इन तौर-तरीकों को अपने-अपने योगदान से और भी समृद्ध बनाया । 

अँग्रेज अमेरिका में अमेरिकत वन गए। उन्होंने इण्डियनों की 
भाँति शिकार खेलना और खेती करना सीखा । उन्होंने इण्डियनों को 
भांति लड़ना भी सीखा--अपनी इस नई सीखी युद्ध विद्या के कारण 
ही ये अमेरिकन अंग्रेज ऋष्ति में व्रिटिश सेना पर हावी रहे । 

अटलांटिक तटवर्त्ती प्रदेश के पश्चिम में स्थित विस्तीर्ण क्षेत्र को, 
जिसको विशालता पर सहज में विश्वास नहीं होता था, आवाद करने 
का अवसर आने पर फिर वहुत बड़ी संख्या में लोगों की शक्ति और 
दासता को आवश्यकता पड़ी ५ जब प्लाइमाउथ की छोटी-सी बस्ती 
ने करन विटकट नदी पर अपना व्यापारिक केन्द्र स्थापित किया और टामस 
हुकर ने अपने धामिक सम्प्रदाय को वनवास्ती इण्डियनों में फैलाते हुए 
उसी नदी के तट तक पहुँचा दिया, तव पश्चिम की ओर बढ़ने के लिए 
हलचल झौर गति विधि प्रारम्भ हो गई । 

कनाडा के ब्रिटिश लोगों के हाथों में झा जाने पर, पश्चिमी प्रदेश 
झऔर भी अधिक आकर्षक हो उठा । लोग वरमौंट में जाकर आवाद 
हो गये और न्यूबार्क में पहले से जो इलाके बसे हुए थे उनकी झ्ावादी 
ओर भी सघन हो गई । क्रान्ति खत्म हो जाने पर उत्तर-पद्धिचमी प्रदेश 
(टैरिटरी अर्थात्‌ ऐसा इलाका जो वाकायदा संयुक्त राज्य अमेरिका का 


प्रनेक राष्ट्रों का राष्ट्र ३३ 


अंग नहीं वना था, किन्तु जिस पर शासन उसी का था) की ओर उन 
नौजवानों का ध्यान ग्राक्ृष्ट हुआ, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा 
लिया था| न्यू इंगलंण्ड से ओहायो कम्पनी ऑफ असोसियेट्स के सदस्य 
ग्रोह्ययो नदी के तठ पर मैरियेट्टा में अपनी पहली बस्ती बसाने के 
लिए गए । पेनसिलवेनिया से येनोनाईट और अथक परिश्रमी स्कॉच- 
आयरिश लोग पश्चिम को शोर जा बसे । इलिनॉय, विस्कौंसिन, मिशि- 
गन और इण्डियाना में भी नई-नई बस्तियाँ श्राबाद होने लगीं। इसके 
बाद जैफसंन द्वारा विशाल लुइसियाना प्रदेश के खरीद लिए जाने पर 
एक और बड़ा क्षेत्र अन्वेषण और बसाने के लिए खुल गया। इस 
तरह सीमा फिर पश्चिम की ओर खिसकने लगी । 
सीमा क्षेत्र 

अमेरिकन लोगों के लिए फ्रंटियर (सीमा) शब्द का श्रर्थ उससे 
सर्वेधा भिन्‍न है, जिस अथ में यह शब्द यूरोप में इस्तेमाल किया जाता 
है । यूरोप में 'फ्रंटियर' का श्रर्थ है वह स्थान जहाँ देश की भूमि 
खत्म होती है, जहाँ प्रहरी पहरा देते हैं श्रौर जिसे लाँघने से पूर्व हर 
व्यवित को अपने परिचयपत्र और अनुमतिपत्र दिखाने पड़ते हैं। 
किन्तु श्रमेरिका में 'फ्रंटियर' का श्रर्थ है स्वतन्त्रता, नये-नये भ्रवसर 
और फलने श्रौर आगे बढ़ने के लिए स्थान। अमेरिकनों के लिए 
फ्रंटियर का अर्थ वह स्थान नहीं, जहाँ किसी देश के लोग रुक जाते 
हैं, वल्कि उनके लिए फ्रंटियर एक उन्मुक्त द्वार है, जो आगे बढ़ने 
का झामन्त्रण देता है। उनके लिए फ्रैटियर वह स्थान नहीं है जहाँ 
लोगों की अपने अनृमतिपत्र और परिचयपतन्न दिखाने पड़ते हैं, वल्कि 
उनके लिए वह ऐसा स्थान है, जिसे वे चाहें तो अपने कागज़ात दिखाये 
विना चुपचाप लाँघ सकते हैं। वह ऐसी जगह है, जहाँ सभ्यता अपने 
वंधे-वेंधाएं तौर-तरीकों के साथ श्रभी तक नहीं पहुँची, जहाँ विशाल 
खुला उस्मुक्त प्रदेश है, जिसमें लोग अपने कानून स्वयं वना सकते हैँ । 


३४ अमेरिका की संस्कृति 


चाहे कोई व्यक्ति पदिचम की ओर बढ़ने का विचार न करता तो भी 
यह अनुभूति, कि उधर आगे बढ़ने और फैलने के लिए अ्रभी विश्ञाल 
प्रदेश पड़ा है, अमेरिकनों के मत भर रुकाव को प्रभावित करती रहती 
थी। अमेरिकनों के विचार में सीमा सम्यता के उस पार एक ऐसा 
प्रदेश था, जहाँ मनुष्य का नहीं, प्रकृति का राज्य था, जहाँ विशाल नवियाँ 
ग्रनन्‍्त श्राकाश और निर्मल स्वच्छ हवा सानवीय छल-कपट से उत्पन्न 
चुराइयों को वहाकर दूर ले जाते हैं। 

पश्चिम की ओर नये अधिवासियों की एक के बाद एक लहरें आने 
लगीं । पहले वन्य जीव -जन्तुओं को पकड़ने श्रौर उनका शिकार करने 
बालों के जत्ये, फिर वहाँ आ्रावाद होने वाले श्रग़्गामी लोगों के दल, और 
उसके वाद स्थायी रूप से बसने वाले किसानों के फुण्ड वहाँ पहुँचे और 
अन्त में जहाँ-तहाँ विरल और छुटपुट बसे घर कस्बों और शहरों में 
परिणत हो गये । 

प्रारम्भ में लोग पश्चिम की ओर चार मुख्य मार्गों से किसी एक 
से जाते थे । पहला मार्ग था दक्षिण अटलांटिकवर्त्ती राज्यों से मैक्सिकों 
की खाड़ी के साथ-साथ; दूसरा दक्षिणी पर्वतों को पार कर ठेनेसी और 
पुराने दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश में प्रवेश का; तीसरा झोहायो घाटी में जाने 
का; और चौथा ग्रेट लेक्स के साथ-साथ बने रास्तों से पश्चिम में जाते 
का । इन चार बड़े मार्गो से आगे जाकर फिर सुविधानुसार लोग छोठे- 
मोटे रास्तों से किसी भी उपयुवत स्थान पर जा बसते थे । 

सन्‌ १८४० में जब फिर बड़े पैमाने पर प्रशान्त महासागर के तद 
तक परिचम की ओर कूच प्रारम्भ हुई, तव भी भौगोलिक स्थिति और 
सुविधाओं के अनुसार ही मैदानों और पहाड़ों को पार करने के लिए कुछ 
भार्ग बने । इसके काफी समय बाद जाकर कहीं मैदानी राज्यों के 
आवाद होने पर वाकायदा सड़कें और रास्ते कायम हुए । 

जो लोग पश्चिम की ओर आवबाद होने के लिए आगे बढ़ गये थे; 
उनकी जगह अ्रधिकतर नवागन्तुक आगप्रवासियों ने ली। सनू १६२० और 


श्रमेक राष्ट्रों का राष्ट्र ३५ 


१८३० के दशकों में इन नये प्राप्रवासियों ने पश्चिमी न्यूयाकक, 
पेनसिलवेनिया और ओरोहायो में पुराने लोगों के द्वारा खाली की गई 
जमीन पर प्रधिकार किया । इससे श्रगले दशक में ये लोग भी मिसूरी, 
इलिनॉय और दक्षिणी विस्कौंसिन की शोर श्रागे बढ़ गये । इससे बाद 
के दो दशकों में वे पूर्वी श्रायोवा भौर मिनेसोटा में औौर उससे अगले 
दशक में प्रेयरी प्रदेशों तक जा पहुँचे । 

एक लम्बे अरसे से यह बात सत्य रही है कि नये-नये क्षेत्रों में 
श्रवेश करने की इस क्षुधा ओर प्रसार की थ्राकांक्षा ने अमेरिकन चरित्र 
के निर्माण में बहुत बड़ा योग दिया है । फ्रेडरिक जेक्सन टरनेर ने अपना 
यह विचार प्रस्दुत करते हुए कहा था कि इस वृत्ति ने अमेरिकनों में 
स्वतन्त्रता, स्वावलम्बन घ्लऔौर व्यक्षित वादिता को बढ़ावा दिया । 

यद्यपि प्रारम्भ में लोग व्यवितगत रूप से नई-नई जमीने प्राने की 
आकांक्षा से पश्चिम की ओर जाते थे, किन्तु वाद में जब स्थायो तौर 
पर कस्वे भर शहर आ्रावाद करने का वक्‍त आया तब वहाँ लोगों को 
वसाने के लिए कम्पनियाँ या सोसाइटियाँ बनाई गई। कभी-कभी मे 
बम्पनियाँ और सोसाइटियाँ वाकायदा भ्रपनी नई बस्तियों के लिखिबद 
संविधान तैयार करती थीं जिनमें मेफ्लाबर काम्पेक्ट (मिफ्लावर समभौता) 
में प्रयुवत धब्दों जँसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता था । कभी-कभी 
ये नई बस्तियाँ इतनी छोटी होती थीं श्रोर उनका हर निवासी एक- 
दूसरे से इतना परिचित होता था कि लिखित नियमों की श्रावर्यकत्ता 
पड़ती ही नहीं थी । वेस्टनं एमिग्रेशन सोसाइटी ने मंदानों को पार कर 
केलिफोनिया में नई वस्तियाँ बसाई और श्ोरेगन एमिग्रेशन सोसाइटी 
ने झ्ायोवा टेरिटरी में नये इलाके दसाये । चाहे कोई भी सोसाइटी या 
बाम्पनी होती, यह श्रावश्यक था कि उसका संगठन खूब श्रच्छा हो, 
अन्यथा नई वस्तियों को सुरक्षित और सफल ढंग से बसाना सम्भव नहीं 
घा। सोने की खोज के लिए दोड़-धृप के दिनों में कैलिफोनिया में 
पहुँचने के लिए बनाई गई बअनेक कम्पनियों ने तो बाकायदा अपने 


३६ अमेरिका की संस्कृति 


विस्तृत संविधान तैयार किये थे और वर्दियाँ निर्धारित की थीं । ये कम्प- 
नियाँ अपने साथ अपने डावटर, भूगभंश्ास्त्री, पादरी, खनिज-विशेपज्ञ और 
मंकेनिक आ्रादि भी ले गई थीं । 

प्रारम्भिक अमेरिकन समाज की विशिष्टता उत्त कठोर परिश्रमी 
व्यक्तियों के कारण नहीं थी, जिन्हे सर्वप्रथम अग्रगामी होने का गवे था 
वल्कि उन असंख्य कामों के कारण थी, जिन्हें लोग मिलकर करते थे--ये 
काम थे--मिलकर खलिहान बनाना, इकट्ठी होकर अ्रनाज को कूटना 
और छड़ता, सेव के पेड़ों को तराशना, सुझ्नरों का शिकार करना, सड़कें 
बनाना और मक्का के भुदट्टों से दानों को अलग करना । मिलकर 
सहयोग से किये गये ये काम नीरस और कठोर श्रम नहीं मालूम होते 
थे, वल्कि मनोविनोद वतत कर आनत्त-फानन में हो जाते थे और सामा- 
जिक कार्यो का रूप घारण कर लेते थे । 

यूरोप से आकर आधभ्रवासी लोग अक्सर एक ही इलाके में इक 
बसते, अपने गिरजाघर बनाते, सभा-सोसाइटियाँ गठित करते, अखबार 
चलाते और परस्पर सहयोग से सॉस्क्ृत्तिक क्रियान्कलापों का आयोजन 
करते । सामूहिक सहकारिता और स्वेच्छाप्रदत्त सहायता की यह भावना 
सारे संसार के ग्रामों में व्याप्त रही है। इसलिए आप्रवासी लोगों का एक 
विशाल वर्ग इससे भली भाँति परिचित और अभ्यस्त था, क्योंकि अपने 
देशों में ये लोग अक्सर कृषि करते थे, खेतों में एक-दूसरे के काम में 
हाथ बेंटाते रहे थे और सामाजिक अनुष्ठानों के द्वारा सिलकर आमोद- 
प्रमोद करते थे । 

सन्‌ १८८२ तक अधिकतर आप्रवासी लोग जर्मनी, स्कैण्डिनेविया 
ओर ब्रिटिश द्वीपों से आये थे। बहुत-से अंग्रेज आप्रवासी मिसिसिपी 
नदी की घाटी में चले गये, जहाँ उन्होंने एक ऐसे प्रदेश में जो धीरे-धीरे 
जर्मन बनता जा रहा था, अंग्रेज संस्कृति को कायम रखने में सहायता 
दी । सन्‌ १८६६ के वाद उत्तरी यूरोप से आने वालों की अपेक्षा दक्षिणी 
और पूर्वी यूरोप से श्राने वालों की संख्या अधिक बढ़ गई और प्रथम 


प्रनेक राष्ट्रों का राष्ट्र ३७ 


विश्वयुद्ध से पूर्व के दस वर्षों में तो इन लोगों का अमेरिका में झ्राग- 
मन एक बाढ़ में परिणत हो गया। बहुत-से श्राप्रवासी अनिवार्य 
सैनिक भर्ती से बचने के लिए भाग कर अमेरिका आये थे, अतः इन 
लोगों के आन्दोलन ने अ्रमेरिका की पृथक्तावादी नीति (मनरो सिद्धन्त) 
को और भी बल प्रदान किया । 

एक नवयुवक नार्वेजियन ने १८४६ में लिखा था कि “यहाँ यह नहीं 
पूछा जाता कि तुम्हारा पिता कौन था, यहाँ सिर्फ एक ही प्रश्न किया 
जाता है कि तुम कौन हो । यहाँ स्वतन्त्रता इन्सान को माँ के दूध के साथ 
घुट्टों के रूप में मिलती है भोर संयुक्त राज्य का हर नागरिक उसे साँस 
लेने के लिए आवश्यक हवा की तरह अनिवाय समभता है ।” 

यद्यपि सब मिलाकर आप्रवासी लोग यहाँ आकर प्रसन्तता अनुभव 
करते थे, क्योंकि यहाँ उनको अपने श्रम का मूल्य मिलता था, उन्हें 
खरीदारी करने के लिए आमन्त्रित किया जाता था, उन्हें पूरी स्वतन्त्रता 
थी और किसी रूढ़ि का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता 
था, तो भी तो वे भीतर-ही-भीतर यह अनुभव करते थे कि वे भी पूर्ण 
रूप से अपने आप को इस देश के साथ एकाकार नहीं कर सकेंगे । भ्रपन्ती 
निज की संस्कृति से वे स्वेच्छा से उच्छिन्न होकर झाये थे और इस नई 
संस्कृति में भी वे वेगाने और पराये थे। छिन्न-मूल होने की इस 
भावना ने अमेरिकन संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला । 

श्राप्रवासी यह अनुभव करते थे कि दोनों दिशाएँ उन्हें श्रपनी शोर खींच 
रही हैं । उन्हें ग्रामीण जीवन की सुखद उष्णता प्यारी लगती थी, किन्तु 
जब कठोर सत्य और यथार्थ उनके सामने श्रा खड़ा होता तो वे अनुभव 
करते कि वे उस स्थिति से श्रागे बढ़ चुके हैं । वे महसूस करते कि उनके 
पुराने मूल्यों पर प्रहार किया जा रहा है, इसलिए वे उनकी रक्षा के 
लिए उमर कनकर तैयार हो जाते । यदि वे अमेरिकन जीवन-पद्धति को 
अपनाने का प्रयत्न करते और प्रधिक अच्छे रिहायशी इलाके में बसने 


८ ग्रमेरिका की संस्कृति 


के लिए जाते तो उन्हें यह कहकर अनादृत किया जाता कि यहाँ उनकी 
आवश्यता नहीं है और वे जबदंस्ती यहाँ घुसे आ रहे हैं । 
नई संस्कृति का अंगीकार 
इसलिए इन आप्रवासियों ने अपनी सब आाशाएँ भ्रपनों सन्‍्तानों पर 
लगा दीं। लेकिन इसमें भी उन्हें एक दुविधा का सामना करता पड़ा: 
कारण, तत्त्वतः उनके बच्चे श्रमेरिकन थे । वे यह नहीं चाहते थे कि 
उनके माता-पिता उन्हें श्रपनी पुरानी संस्कृति की शिक्षा दें; अपने पुराने 
देश के श्रनुशासन को उन पर थोपें । स्कूल में वे यह अनुभव करते थे 
कि अंग्रंजी संस्कृति और इंग्लेंड से आये लोगों का सम्मान सबसे श्रधिक 
किया जाता है| खेल के मंँदान में वे यह श्रनुभव करते कि उनके पुराने 
देशों की संस्कृति को डागो, केनक श्रौर मिक आदि अ्रनादर-सूचक शब्दों 
से श्रभिहिित किया जाता है । 
सभी किशोरों शौर नवयुवकों की भाँति वे भी अमेरिकन बन जाने . 
के लिए उत्सुक थे | उनके माता-पिता भी पुराने तौर-तरीकों का सम्मान 
नहीं करते थे, किन्तु कोई नया प्रतिमान शौर आदर्श उनके सम्मुख न 
होने के कारण वे श्रभी तक उन्हीं से चिपटे हुए थे। लेकिन उनसे 
अगली पीढ़ी ने इन पुराने तौर-तरीकों को विलल्कुल ही तिरस्कृत कर 
टठुकरा दिया। और तीसरी पीढ़ी ने अनुभव किया कि पुरानी संस्कृति 
का यह तिरस्कार और परित्याग अमेरिकन तौर-तरीकों का एक अंग बन 
गया है, क्योंकि इस पीढ़ी को उसके माता-पिताझ्रों से भी अच्छी शिक्षा 
मिली थी और उससे उसकी आथिक और सामाजिक स्थिति भी उनसे 
अच्छी हो गई थी । 
श्रधिकतर नये अमेरिकन वच्चे राष्ट्रवादी बन जाते थे, क्योंकि उन्हें 
यह आशा रहती थी कि इससे पुराना अमेरिकन समाज उन्हें अधिक 
भ्रच्छी तरह से अपना लेगा । अनेक प्रेक्षकों की दृष्टि में आज अमेरिकनों 
में राप्ट्रवादिता की जो उत्कद भावना दिखाई देती है उसका मूल कारण 
यही है। कभी-कभी तरुण लोग अपने आप को अपने घृणित मूलोद्गम 


श्रनेक्त राष्ट्रों का राष्ट्र ३६ 


से ऊँचा उठाने के लिए गिरोह वना लेते थे और जो लोग उनसे इसलिए 
ग्राव करते थे कि उनका किसी एसे देश से आए लोगों और संस्कृति के 
च॒ में जन्म हुम्ना है, जिन्हें हिकारत की नजर से देखा जाता है, उनसे 
अपनी रक्षा करते थे । ये गिरोह झ्ासानी से बदमाशों के गिरोहों में 
परिणत हो जाते । इन तरुणों को अपने शारीरिक वल के सिवाय और 
किसी चोज का भरोसा नहीं था, इसलिए सफलता की सामान्य अमेरिकन 
श्राकांक्षा से प्रेरित होकर ये लोग ऐसी राजनीति में घुस जाते थे, जहाँ 
शारीरिक वल उनके लिए सहायक होता था । शभ्रथवा वे अश्रपने सुन्दर 
शारीरिक गठन झ्ौर सवल देह के कारण खिलाड़ी बनकर खेलों में 
उच्च शिखर पर पहुँच जाते थे। यही कारण है कि फुटबाल की टीमों 
में ऐसे पोलिश खिलाड़ियों के नाम बहुत श्राम हो गये थे जिनका उच्चारण 
भी आसानी से नहीं किया जा सकता था । बहुत-से तरुणों ने अमेरिका 
फी उत्तम शिक्षा-प्रणाली का लाभ उठाकर ऊँचे पेशों की शिक्षा प्राप्त 
की और समाज में अपने लिए आदर और सम्मान का स्थान वनाया । 
माता-पिता के विदेशीपन को तिरस्कृत कर ये नौजवान अरब विवाह 
के लिए उत्सुक रहते थे, वर्योंकि इससे उन्हें श्रपने परिवार के सम्बन्धों 
का वन्धन काट बार भ्रपना निज का विशुद्ध भश्रमेरिकन घर बसाने का 
ग्रवसर मिलता था। प्रेम और प्रणय रूढ़िवादिता से मुक्ति का एक 
प्रतीवा दद गया श्रीर इस प्रकार अमेरिकन जीवन-पद्धति में रोमांटिक 
प्रेम पर बल दिया जाने लगा। रोमांटिक प्रेम श्र प्रेमी-युगल ही 
अ्रमेरिकस परिवार का प्लाधार बन गये । 
दो पीढ़ियों के बीच में विच्छेद श्रौर दरार पड़ जाना वंसे ही बहुत 
कर्णाजनदा होता है किन्तु इन विदेशज अ्मेरिकनों और उनकी 
प्रमरिका में उत्पन्त सन्‍्तानों व्ग यह विच्छेद तो और भी भ्रधिक 
सामिक श्रौर दाश्णाजनक था। कुछ लोग इस विच्छेद को किसी भी 
तरह सहन नहीं कर सके । परिणाम यह हो गया कि तरुण पीढ़ी के 
बुछ लोग दरिद्र श्लौर भिखारी बन गये, कुछ को नशे की लत लग गई, 


का उफ 2 


९० श्रमेरिका की संस्कृति 


या वे जुआ, अपराध और पागलपन के शिकार हो गये । फिर भी अगर 
एक व्यक्ति जीवन में असफल हुआ तो उस के मुकाबले एक दर्जन 
व्यविंत सफल भी हुए। सब मिलाकर श्रमेरिका में श्राये आप्रवासी 
लोग अ्रसाधारण सफलता के साथ अमेरिकन बन गये । यदि हम ब्राजील 
श्रौर न्यू साउथ वेल्स में आकर बसे जनों की संयुवत राज्य में आकर 
बसे जमंनों से तुलना करें तो यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। 
ब्राजील में बसे जमेने अब भी जमंन भाषा बोलते हैं, जर्मनों की तरह 
सोचत्ते हैं और जमंन दृष्टि से ही वोट देते हैं। इसी तरह न्यू साउथ- 
वेल्स में बसे जमेन लोग मियूरी में बसे जमेनों से कहीं श्रधिक जमे 
हैं, हालाँकि वहाँ अंग्रेजी समाज के साथ उनका सम्पर्क कहीं अ्रधिक है । 
इसका कारण क्या है ? 
जॉन डेफेरारी की कहानी पर जरा विचार कीजिए । नौ वर्ष की 
वाल्यावस्था में उसने बोस्टन की गलियों में फेरी लगा कर फल 
वेचना शुरू किया था। उसका पिता इटली से अमेरिका में बसने के 
लिए झाया था। उसे श्राठ सन्तानों का पालन करना था, जिनमें से 
जॉन सबसे बड़ा था। लड़का जानता था कि बोल्दन की बहुत-सी 
बड़ी फर्मे स्टेट स्ट्रीट में हैं। उसने निम्चय किया कि जहाँ धन 
अधिक है, वहीं उसके लिए बाजार भी सब से अ्रच्छा है। वहाँ सारे 


फल वेच्रकर खाली टोकरी लिए वह घर लौटता और सारे पैसे अपने 
पिता को दे देता । 


आठवीं कक्षा के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया, किन्तु श्रध्ययन जारी 
रखा । वह जानता था कि उसके ग्राहक स्टेट स्ट्रीट में पूंजी का विनि- 
योग करे खूब पैसा कमाते हैं। उनके च्यापार-व्यवसाय को समभने के 
लिए उसने सार्वजनिक पुस्तकालय से किताबें लीं; लेकिन अपना फल 
बेचने का काम जारी रखा । सोलह वर्प की आयु में उसकी हैसियत एक 
घोड़ा-गाड़ी खरीदने की हो गई। तीन वर्ष बाद उसने फानिल हॉल 
के पास फलों का थोक व्यापार प्रारम्भ कर दिया । उस समय भी कानूनी 


श्रनेक राष्ट्रों का राष्ट्र * हल ४१ 


तौर पर वह नावालिग था, इसलिए उसने दूकोन-केदस्वाजे पर अपने पिता 
के नाम का वोर्ड लगाया । जल्दी ही उसका व्यापार खूब चल निकला । 
सन्‌ १८६० में उसने सावंजनिक पुस्तकालय के पास बोयल्सटन स्ट्रीट 
में एक बड़ी दूकान खोल दी। रात को वह पुस्तकालय से अपने प्रिय 
विपयों--फल, पूजी-विनियोग, स्थावर सम्पत्ति का घन्धा, कानून श्रौर 
सफल व्यवसायियों के जीवन--के बारे में पुस्तक लेकर पढ़ता । उसने 
अनुभव किया कि वह अन्य देशों से डिब्बा बन्द फल मेगा कर और 
उन्हें होटलों, रेस्तोराँग्रों, जहाजों और सम्पन्न लोगों के घरों पर बेच 
कर शअ्रच्छा पेसा कमा सकता है। 
जब तक उसके पास व्यवसाय में लगाने के लिए पैसा आया, तब 
तक अपने अ्रध्ययन से उसने कुछ आधारभूत निष्कर्ष निकाल लिए । 
एक निष्वार्प यह था कि पैसा उसी व्यवसाय में लगाना चाहिए, जिसे 
ऐसे लोगों ने चलाया हो, जिनका जीवन अशरंतन्त्र की सबसे निचली 
सीढ़ी से प्रारम्भ हुआ हो । उसका तर्क यह था कि “यदि इन्सान स्वयं 
प्रच्छा है तो उसका व्यवसाय भी अच्छा ही होगा । “उसका दूसरा 
निष्वर्ष यह था कि जमीन और स्थावर सम्पत्ति में पंसा लगाना सबसे 
सुरक्षित है। उसने छोटे-छोटे मकान खरीदना और उन्हें नये सिरे से 
सुधार कर दूसरों को उनमें कमरे किराये पर देना प्रारंभ किया । 
प्रस्सी वर्ष की उम्र में पहुँचते-पहुँचते जॉन डेफेरारी चालीस लाख 
डालर का आदमी बन गया । यह अनुभव कर कि वह हमेशा जीवित 
नहीं रहेगा, उसने यहू सोचना आरम्भ किया कि वह इस सम्पत्ति का 
वया करे। यह जानने के लिए कि दूसरे लोगों ने वया किया था, उसने 
फिर पुस्तकालय की शरण ली। किन्तु इस बार जो कुछ उसने पढ़ा 
उससे उसकी तसलल्‍लो नहीं हुई। वह बोस्टन के तरुणों के लिए कुछ 
कर जाना चाहाता था, ऐसे तरुणों के लिए जिनमें उसी की तरह महत्त्वा- 
वांक्षाएं और काम की स्फूर्ति थी | उसने उन वैकों में, जहाँ उसने अपना 
सारा धन बॉदकर जमा कराया हुम्रा था, सावधानी से पूछताछ शुरू की । 


४२ प्रमेरिका को संस्कृति 


कोई भी व्यक्ति वहाँ यह नहीं जानता था कि यह सीधा-सादा बूढ़ा लख- 
पति है । 

श्रन्त में उसे एक ट्रस्ट का अधिकारी ऐसा मिल गया जी उसे जँचा 
और उसे उसने अपना अ्रभिष्राय समका दिया। उसने कहा, “जो कुछ 
मेरे पास है, वह मुझे बोस्टन से मिला है। इसलिए मैं बोस्टन के 
गरीब बच्चों के लिए कुछ कर जाना चाहता हूँ । मैं इन्सानों को अपने 
समय के सदृपयोग के लिए प्रोत्साहन देना चाहता हूँ ।” 

जिस पुस्तकालय ने उसे सहायता दी थी, उसे जॉन डेफेरारी ने 
दस लाख डालर दिये । उसने कहा कि इस घन को व्यवसाय में लगा 
कर और बढ़ाया जाए श्रौर जब वह वीस लाख डालर बन जाय तो 
उसका श्राधा लगाकर उसमें एक जॉन डेफेरारी विग बना दिया जाए ॥ 
जब वाकी धन फिर बढ़ कर बीस लाख डालर हो जाए तब उसकी श्राय 
को टुस्टी, जैसा उचित समभें, उपयोग करें । 

यह दान करने के बाद, एक आप्रवासी का यह लड़का, जो श्रपने 
ही प्रयत्न से वड़ा आदमी वना था, अपने बहुत से मकानों में से एक के 
एक छोटे-से कमरे में श्रपना शेप जीवन शान्ति से बिताने लगा। 
इस एकान्त जीवन में भ्रपने ठिकाने का पता भी उसने किसी को नहीं 
बताया । 

जॉन डेफेरारी के जीवन में कुछ सीमाएँ भी थीं और ये सीमाएँ 
भी उसकी वित्तीय सफलता की भांति ही, जो उसकी दृष्टि में किसी 
मनुष्य के अमेरिकन होने का प्रमाण थीं, शिक्षाप्रद थीं। अपने मात्ता- 
पिता झ्ौर पूर्वजों की मितव्ययिता की वृत्ति को जॉन किसी भी तरह 
छोड़ नहीं सका । उसने कभी एक छुदाम भी अ्रनावश्यक रूप से खर्च 

हीं किया । जहाँ वह पंदल जा सकता था, वहाँ वह कभी भाड़े की 

गाड़ी पर नहीं गया। अपने मकानों और दुकानों की मरम्मत वह 
स्वयं करता । और अपना हिसाव-किताव भी स्‍्वय रखता। उसने 
टेलीफोन नहीं रखा, जहाँ तक होता चिट्ठी-पत्नी भी नहीं करता और 


पनेक राष्ट्रों फा राष्ट्र ४३ 


अपना व्यापारिक कामकाज स्वयं व्यक्तिशः जाकर करता। श्रपना खाना 
वह स्वयं पकाता । उसने अपने आप को जीवन की सुख-सुविधाशं और 
आराम से वंचित रखा और जिन्दगी भर कुआरा रहा । 
प्रमेरिकनों की सफलता का रहस्य यह था कि अमेरिका भें 
प्राकृतिक साधनों का श्रक्षय भंडार था और वहाँ व्यापार-वाणिज्य के 
लिए अ्रवसर भी असीमित थे किन्तु सफलता पाने के लिए किसी 
झ्मेरिकन को जो संघर्ष करना पड़ता था, वह उसकी कठोर श्रम 
से उपाजित धन को ख्चेने को इच्छा और सामथ्ये को छीन लेता 
था । भ्राप्रवासियों के मन में वेकारी या मन्‍्दी का जो भय बेठा रहता 
है, उसे दूर करने श्रोर सफलता पाने के लिए पैसा खचे करने की भी 
श्रावश्यकता उन्हें श्रनुभव कराने में एक पीढ़ी का वक्‍त अभी लगेगा। 
अआत्मसात्‌करण 
प्रथम विश्व-युद्ध के वाद अनेक अ्रमेरिकन यह्‌ सोचने लगे थे कि 
यूरोप से लोगों के श्राश्रजन को रोकने या कम करने का वक्‍त श्रव झा 
गया है। उस समय संयुक्त राज्य की कुल आवादी का आराठवाँ भाग 
विदेशज था। इस श्राठवें भाग का भी तीन-चौथाई हिस्सा शहरों में 
रहता, बल्कि अधिकतर शहरों की भीड़ भरी गन्दी वस्तियों में रहता, 
जहाँ इन लोगों के वच्चे आसानी से अपराधी वन सकते थे । 
इसलिए एक झोर अमेरिकन जनता के सामने सामाजिक समस्याश्रों 
वी चिन्ता थी शोर दूसरी श्रोर युद्ध के वाद उसमें उत्क्ट राष्ट्रवादिता 
थ्रा गई थी श्लौर संसार भर में लोकतन्त्र की रक्षा के नाम पर लड़े गये 
इस युद्ध के परिणामों से उसे निराशा भी हुई थी। इसके वाद जबर्दस्त 
मन्दी झा गई | इन सव कारणों से उन्होंने यूरोप से लोगों के झानश्रजन 
पर कठोर प्रतिदन्ध लगाने की आवश्यकता महसूस की । सन्‌ १६२१ में 
झौर उसके बाद सम १६२४ में कांग्रेस ने इस श्राव्रजन पर है कुछ प्रति- 
वनन्‍्ध लगाये। सन्‌ १६२६ में एक 
ट 


६34 अमेरिका की संस्कृति 


ब्रिटिश द्वीप पुज और उत्तरी यूरोप के लोगों के साथ रियायत कर उन 
के लिए श्रानब्रजकों के औरों से ऊँचे कोटे नियत किये गये । यद्यपि 
आन्रजकों का कुल कोटा डेढ़ लाख से कुछ ही अधिक था, तो भी 
वास्तविक अआ्रात्रजन इससे कहीं श्रधिक था, क्योंकि जो लोग पहले से ही 
आप्रवासी के रूप में यहाँ रहते थे, वे अपने बच्चों को इस कीटे के 
वित्ता भी बुला सकते थे। 
आप्रवासी और अमेरिकन संस्कृति 

श्राप्रवास का अमेरिकन संस्कृति पर शुरू-शुरू में एक असर यह 
हुआ कि पुरानी दुनिया के प्रति, जहाँ से ये लोग श्राये थे, उनकी निष्ठा 
बनी रही श्रौर उस के कारण वे उसके घ्येयों का समर्थत करते थे । किन्तु 
दूसरी पीढ़ी ने अपने पूव॑जों के देशों के प्रति अपनी निष्ठा का परित्याग 
कर दिया, लेकिन साथ ही वह उन देशों के साथ लड़ाई करते का भी 
विरोध करती थी । यह भावना ही अमेरिका में भविष्य में अ्रपनाई जाने 
वाली पृथक्तावादी नीति के मूल में थी। फिर भी इस झआात्रजन और 
आप्रवास का दीघंकालिक प्रभाव यह प्रतीत होता है कि आज अमेरिकन 
लोग विश्व के मामलों में अपनी बहुत वड़ी जिम्मेदारी समभते हैं 
बयोंकि वे जानते हैं कि आज विश्व का जो भाग अपना जीवन-स्तर 
ऊंचा उठाने और साम्राज्यवादी नियन्त्रण से मुक्त होने के लिए 
संघर्ष कर रहा है, उसके अधिकतर हिस्सों से आये नर-नारियों ने ही 
अमेरिका बनाया और आज की शक्तिशाली स्थिति में पहुँचाया है । 

आप्रवासियों के आने से देश को रेलों, नगरों और सड़कों के 
निर्माण के लिए जन-शक्ति मिल गई और इस जन-शक्ति की बदौलत 
ही एक सीधवी-सादी अर्थ-व्यवस्था को अत्यधिक उद्योग-सम्पन्न अथे- 
व्यवस्था में बदला जा सका । नये आप्रवासियों ने पुरानी जमीनें, जिन्हें 


खेती के लिए बेरहमी से उपयोग कर ऊसर वना दिया गया था, लेकर 
उन्हें फिर अपने परिश्रम से उर्वर बनाया ।. 


श्रमेक राष्ट्रों का राष्ट्र प्‌ 


नये अमेरिकनों ने अमेरिका का खाद्य उत्पादन बढ़ाने में ही योग 
नहीं दिया, बल्कि अपने पुराने देशों में प्रचलित विविध खाद्य पदार्थों 
आर रुचिकर व्यंजनों से श्रमेरिकन पाक-कला को भी समृद्ध बनाया। 
स्पैगेटी, गुलंश, वील कटलेट (वीनेरश्नित्जेल), चो मीन, करी, शीश- 
कबाव, स्कैलोपिनी, पिजा, वुइलाबेस, चिली कॉन कार्न और इसी तरह 
के श्रन्य संकड़ों स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ और व्यंजन अमेरिका को आाप्र- 
वासियों की ही देन हैं । 

इन आगन्तुक अमेरिकनों ने कला और शिल्प में भी अमित योगदान 
किया है । हमारे प्रारम्भिक लेखकों में से अनेक के पूर्वज इंग्लेण्ड या 

भ्रन्‍्य देशों के निवासी थे-जैसे मेलविल, व्हिटमेन, थोरो, फ्रेनो आदि । 

नौग्नो लोगों ने अमेरिकन संगीत में मौलिक योगदान किया है और यह 
योगदान भवित संगीत, काम के समय गाये जाने वाले लोक-गीतों, 
जाज संगीत और 'पोर्गी एण्ड बेस! आदि नाट्य संगीत--सभी में है। 
हमारे बुछ शअत्युत्तम गायक और शभ्रनेक अ्रच्छे लेखक नीग्रो हैं। जमंन 
श्ौर इटालियन अपने साथ अपना संगीत-प्रेम लेकर इस देश में आये--- 
वे संगीत सुनने के ही शौकीन नहीं थे, बल्कि उन्होंने हमारे श्राज के वाद्य- 
वुन्दों श्रौर ओपेरा कम्पनियों को कितने ही कुशल गायक और रंगमंच 
कलाकार दिये । 

गौर यहूृदियों का योगदान तो बहुत व्यापक है । अमेरिका के 
बस्त्र-व्यापार पर एक तरह से उनका नियन्त्रण है, और सामूहिक प्रचार के 
साधनों और वैज्ञानिक श्लौर कला-सम्बन्धी उपलब्धियों पर भी उनका 
स्पष्ट प्रभाव है । ब्यापार-वाणिज्य में कुशल होने के कारण यहूदी शहरों 
शोर वास्वों में फेल गये और जगह-जगह उन्होंने बने-चनाये कपड़ों और 
धातु के दत्तेनों श्रोर मशीनों की दूकानें खोलीं; लांडरियाँ स्थापित कीं 

गर अनेक प्रकार की खुदरा विक्री की दूकानें खोलीं | स्ट्रौस, गिम्बेल, 

गुगेनहा इस, फ़्ोमान ओर रोजेनवाल्ड झ्रादि कितने ही धनी यहदी अमे- 
रिवान घरानों छे पूर्वजों ने गलियों में फेरी लगा कर सामान बेचते हुए 


४६ श्रमेरिका की संस्कृति 


अपना जीवन प्रारम्भ किया था और आज वे अपने परिश्रम से धनी बन 
गये । अ्रमेरिकन जीवन को समृद्ध बनाने वाले हजारों यहूदियों में 
उच्चतम न्यायालयों के जज, नोवेल पुरस्कार विजेता, रंगमंच अभिनेता, 
उच्चकोटि के गायक, लोक-संगीत के रचयिता, नाटककार, फिल्म जगत्‌ 
के नेता, सरकारी अ्रधिकारी और प्रमुख उद्योगपति आदि शामिल हैं । 

हमारे देश में नाना देश-देशान्तरों से लोग बसने के लिए आये हैं, 
इसलिए हमारी संस्कृति में विविधता और वैचित्र्य का आकर्षण है । 
आज भी न्यू इंग्लेंड और दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र में कुछ ऐसे छोटे 
कस्बे हैं, जहाँ के लोग अब तक पुराने ब्रिटिश तौर-तरीकों और ढर्रे से 
चिपटे हुए हैं, किन्तु इससे ये कस्वे अपने आप में आकर्षण की वस्तु 
बन गये हैं क्योंकि वे उन पुराने दिनों की याद दिलाते हैं; जिनके 
अवशेप भथ्राज यहाँ दुर्लभ हैं । न्यू मेक्सिको के इस्पानो-अमेरिकन 
कस्बों की भाँति चीनियों, इटालियनों और जापानियों की वस्तियाँ भी 
आज बहुत कम रह गई हैँ। आज ठेठ अमेरिकन तगरों और कस्बों में 
हमें एक दर्जन विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों का सम्मिश्रण दिखाई 
पड़ता है। +> 

किसी छोटे-से कस्बे की मुरुय सड़क पर दृष्टिपात कीजिए तो उसमें 
आप को इस विविधता के दर्शन होंगे । उदाहरण के लिए बेनिंगटन (वर- 
मौंठ) में डिन्वाबन्द फलों, मिठाइयों ओर केक-बिस्कुट श्रादि का व्यापार 
ग्रीक लोगों के हाथों में है । इसी तरह वहाँ नॉर्थ स्ट्रीट के कोने पर दो 
बढ़िया रेस्तोराँ श्रौर एक दर्जी की दुकान भी ग्रोक लोगों की है । एक इटा- 
लियन परिवार जूतों की मरम्मत की दृकान चलाता है। सिगार की 
दुकान एक सिसिली-वासी की है । यहूदी लोग कपड़े की दूकानें, एक 
फार्मसी और एक धातु के सामान और मशीनरी की दूकान चलाते हैं। 
इन सब किस्मों के व्यापार में यांक्री लोग भी झामिल हैं। एक श्रत्युत्तम 
दूकान का मालिक सीरियन है। फ्रेंच-कनाडियन लोग परचून की दूकानें 
ओऔर पेट्रोल पम्प चलाते हैं । एक छापाखाना एक ऐसे अमेरिकन के 


भ्रनेक राष्ट्रों का राष्ट्र के 


हाथ में है, जिसके पूर्वज हालैण्ड से आये थे। वकीलों में श्रापको 
अगोस्तिनी , लेवितस, मोरिसी, बार्वर और होल्डन आदि नाम मिलेंगे जो 
विविध राष्ट्रीय पूर्वजों की याद दिलाते हैं। इनमें से कितने ही परिवार 
वौढ़ियों से वरमौंट में रहते आये हैं और कुछ अ्रभी हाल में ही यहाँ 
आये हैं। अमेरिका में आज वे सब लोग परस्पर प्रेम और शान्ति से 
रह रहे हैं, जो अपने पुराने देशों में सदियों तक आपस में लड़ते-भंगते रहे 
हैं। यह कोई छोटी सफलता नहीं है । 

यह समन्वय और सम्मिश्रण स्थापित करने में हम वह ठीक-ठीक 
निश्चय नहीं कर सके कि क्‍या हमें लोक-पर्वो, विभिन्‍त जातीय संगठनों, 
विविध भाषाग्रों के स्कूलों और विभिन्‍न जातियों के पृथक चर्चो को 
प्रोत्याहुन देना चाहिए, या एक सर्व-सामान्य संस्कृति पर बल देना 
चाहिए। हमारे सामने यह प्रश्न हमेशा रहा है कि क्या हमें पुरानी 
दुनिया की लोक-प्रथाग्रों को समुन्तत और प्रोत्साहित करना चाहिए 
या उन्हें सदा के लिए तिरस्कृत कर देना चाहिए । 

सम्भवतः अपने बहुत्ववादी श्रौर फलवादी दृष्टिकोण से, जो 
अ्रमेरिकनों वो विशेषता है, हमने ये दोनों ही मार्ग अपनाये । हालैण्ड 
(मिशियगन) भ्रौर पेला (पझ्रायोवा) के कस्बों में जब ट्युलिप फूलों का 
उत्सव मनाया जाता है तब वहाँ के लोग कुछ समय के लिए डच बन 
जाते है परन्तु उत्सद समाप्त होते ही वे फिर अमेरिकन हो जाते हैं । 
टारपन स्प्रिग्स (फ्लोरिडा) में ग्रीस से आये लोग श्रपना सागर पूजा 
उत्सव मनाते हैं, किन्तु जसे ही क्रास का महासागर की लहरों के बीच 
से उद्धार कर लिया जाता है, जीवन फिर से सिनेमा, रोटरी और 
देलीविजन की दुनिया में लौट आ्राता है। इटली और पोलैंड से आये 
अमेरिकनों की यह विशेषता है कि जैसे ही उनकी दूसरी और तीसरी 
पीढ़ियाँ नगर परिषद्‌ या विभिन्‍न नागरिक मंडलों की सदस्य बनीं 
किये अपने पुराने देशों के साथ लगाव छोड़ कर विशुद्ध ग्रमेरिकन 
बन जाते हैं। विन्तु नापा और धमंशास्त्र के भेद-भाव मिट जाने पर 


हि अमेरिका की संस्कृति 


भी व्यक्तिगत धर्म की मान्यताओं के परम्परागत जीवन-क्षेत्र में विभिन्‍न 
संस्कृतियों में श्रन्तर बना ही रहता है। लेकिन यह बात नये ,आगस्तुकों 
के बारे में ही नहीं, पुराने अमेरिकनों के बारे में भी सही है । 

यद्यपि नवागन्तुक आप्रवासी को जीवन में अपनी राह बनाने के 
लिए अनेक वाधाओों और विरोधों का सामना करना पड़ता है, किन्तु 
ये कठिनाइयाँ उसके मार्ग को अवरुद्ध नहीं करतों, बल्कि सफलता पाने 
के लिए यह चुनौती उसके उत्साह और साहस को और भी बढ़ाती है । 
इसका प्रमाण यह है कि आज अमेरिका में जो लोग सामाजिक 
जीवन में शिखर पर पहुँचे हुए हैं, उन्तमें से कितने ही या तो आप्रवासी 
थे या आप्रवासियों की सन्‍्तान। 

जुलियस लेमान की कहानी इसका एक सुन्दर उदाहरण है। एक 
तरुण के रूप में वह वावेरिया से न्यूयार्क आया था, जहाँ उसने काम 
करते-करते पढ़ लिख कर शादी की और अपनी तीन पीढ़ियों को फलते- 
फूलते देखा । वह बहुत सम्पन्त नहीं हुआ, किन्तु उसने अच्छा जीवन- 
यापन किया । वानवे वर्ष की आयु में जब उसकी मृत्यु हुई तो वह 
अपनी वसीयत में सिर्फ दो बड़ी रकमों का उल्लेख कर गया : एक थी 
एक हजार डालर की राशि, जो वह जर्मनी में अपने माता-पिता की 
कब्नों की देखभाल के लिए छोड़ गया और दूसरी थी ६० हजार 
डालर की रकम, जो वह संयुक्त राज्य की सरकार को दे गया, क्योंकि 
“वह और उसकी पत्नी संयुक्त राज्य के नागरिक होने के नाते अ्रभेरि- 
का में प्राप्त जीवन के वरदानों के लिए उसके प्रति ऋणी” थे । 


अध्याय : चार 


पारिवारिक जीवन 


अमेरिका में पारिवारिक जीवन की एक विशेषता यह है कि यहाँ 
परिवार बहुत छोटा होता है--पिता, माता और बच्चे। संसार के 
अनेक भागों में परिवार बहुत बड़ा होता है । दादा-दादी, उनके लड़के 
ओऔर उनके परिवार सब एक घर में रहते है । लेकिन अधिकतर पश्चिमी 
संसार की भांति संयुक्त राज्य में विवाह का वन्धन ही परिवार 
वा केन्द्र होता हैं और हर विवाह से एक नया पृथक परिवार 
बन जाता है। व्यक्ति भ्रपने माता पिता के परिवार में जीवन प्रारम्भ 
करता है, जिसका वह विवाह करने और अ्रपना पृथक्‌ परिवार स्थापित 
करने के बाद भी सदस्य रहता है। विवाह के बाद अपनी पत्नी के 
परिवार के साथ भी उसका सम्बन्ध हो जाता है और अपने साला-साली 
और सलहजों या ननद-भौजाई आदि के परिवारों के साथ भी उसका 
दूर का बुछ सम्बन्ध रहता है। इस प्रकार अ्रमेरिकन पुरुषया स्त्री 
वा सम्बन्ध अनेक परिवारों से रहता है । किन्तु एक वार शादी हो जाने 
के बाद उसके लिए सब से अधिक महत्त्व उसी नये परिवार का होता 
है जो उसके विवाह से बनता है । उसी के प्रति उसका सब से श्रधिक 
दायित्व होता है । किन्तु आम तौर पर अपने माता-पिता के परिवार 
के साथ भी उसका गहरा लगाव रहता है । 

लेकिन माता-पिता यह ध्यान रखते हैं कि वे नये परिवार में किसी 
तरह का हस्तक्षेप न करें। माता-पिता में से जब किसी एक की मृत्यु 
हो जाती है तो दूसरा या तो अकेला रहता हैं, या श्रपनी किसी वहन 
के पास चला जाता है श्रथवा बूढ़ों की देखभाल के लिए स्थापित किसी 
आश्रम में चला जाता है। अमेरिका में जीवन की सारी झ्रायोजना यौवन 


भ्र्ू० श्रमेरिका की संस्कृति 


और चंचल गति के लिए होती है, इसलिए आम तौर पर बाल-दच्चों 
वाले युवा गृहस्थी अपने साथ बूढ़े विगत्त-यौवन माता-पिता को बहुत कम 
रखते हैं । किन्तु इसका अथे यह नहीं है कि माता-पिता और भाई-बहन के 
साथ उनका सम्वन्ध घनिष्ठता और आन्तरिकता का नहीं रहता । माता- 
पिता बच्चों के पास और बच्चे माता-पिता के पास अ्रवसर आते-जाते 
हैं और भ्रगर वे एक-दूसरे से बहुत दूर के स्थनों पर रहते हैं तो वे एक 
हफ्ता-दस दिन एक-दूसरे के यहाँ काट भी आते हैं । 
बहुत से लोग बड़े परिवारों पर गये अनुभव करते हैं--वे केवल 
श्रपने भाइयों ओर ससुराल बालों को ही नहीं, चच्चेरे-ममेरे भाई-बहनों, 
चाचाझों और मामाओों एवं उसके रिह्तेदारों से भी, जिनके साथ 
उनका अपना खून का रिश्ता नहीं होता, अपना सम्बन्ध मानते हैं । 
खास तौर से भाई-बहनों में, और दादा-दादी या साना-नानी का पोता- 
पोती ओर नाती-नातिनों से गहरा प्रेम होता है। लोग आम तोर पर 
अपने नाती-पोतों की भारी संख्या पर गे करते हैं और यह अनुभव 
करते हैं कि वे एक बड़े परिवार के वयोचवुद्ध परिपालक हैं। खास कर 
धन्यवाद दिवस के भ्रवसर पर परिवार का यह बन्चन और मोह और 
भी बढ़ जाता है, जब लड़के-बाले और ताती-पोते उत्सव-समारोह 
और पुनर्भिलव के लिए दुरूदूर से अपने पारिवारिक गृह, में एकत्र 
होते हैं । 
लेकिन कौन-सा पारिवारिक गृह ? अमेरिकन प्रणाली इस मामले 
में पक्षपात्रहित है। परिवार का नाम पति के नाम पर चलता है, 
इसलिए पति के परिवार को ही एक तरह से प्राथमिकता मिलती है । 
किन्तु सम्यता और सौजन्य का तकाज़ा है कि पत्नी को भी और 
उसके द्वारा उसके परिवार को भी सम्मान दिया जाए | दादा-दादी 
झौर नाना-नानो दोनों ही चाती-पोत्ती को समाच दृष्टि से अपना 
समभते हैं। इसीलिए इस सोजन्य और शालीनता को भी दोनों में 
पक्षपात-रहित होकर वांटा जाता है । यदि बच्चे धन्यवाद दिवस पर 


पारिवारिक जीवन ५१ 


एक के परिवार में जाते हैंतो बड़े दिन (क्रिसमस) के त्योहार पर 
दूसरे के परिवार में । यदि एक बच्चे का नाम पितृ-कुल के नाम पर 
रखा जाता है तो दूसरे बच्चे का मातु-कुल के नाम पर (हालाँकि झाज- 
कल माता-पिता वही नाम रखना पसन्द करते हैं जो बोलने-सुनने में 
आासान हो ) । 

जब संयुक्त राज्य कृषि-प्रधान देश था, उस समय परिवार एक 
उत्पादक इकाई होता था, और कम-से-कम परिवार का एक लड़का 
अ्रवश्य ही खेती का काम-काज देखने के लिए घर पर रहता था। 
किन्तु श्राज परिवार उत्पादक इकाई” नहीं, 'उपभोक्‍ता इकाई है । 
इरालिए एक ही छत के नीचे यानी एक ही घर में बड़े परिवार को 
रखना तक॑ंसंगत श्लौर सम्भव नहीं रहता । इसके अलावा अविवाहित 
बुजुर्गों या विधवाश्रों श्रौर विधुरों की समस्या अब भी वनी हुई है और 
उसे हल करने में श्रधिक सफलता नहीं मिली । 

कुछ लोगों का ख़याल है कि भ्रमेरिकन परिवार एक कमजोर और 
शिविल संगठन है, क्योंकि उसमें छोटी-छोटी इकाइयों में वेट जाने की 
प्रवृत्ति है या स्कूल, न्यायालय श्रथवा युवक-संगठन आदि श्रन्य संस्थाश्रों 
श्रौर संगठनों ने उसे उसके कुछ कामों से वंचित कर दिया है। लेकिन 
यह खयाल गलत है । 

एक व्यावसायिक समाज में यह देखा गया है कि उसमें परिवार 
व्यवसाय-व्यापार की श्रपेक्षा श्रधिक स्थायी संगठन बना रहता है। 
जितने व्यापार-व्यवसायों को दीर्घ काल तक टिकते देखा गया है, उससे 
प्टी प्रधिक परिवारों को दी्घ काल तक टिकते देखा गया है । 

एस में सन्देह नहीं कि परिवार ही सब से पहले शेशव में बच्चे 
को शिक्षा देता है, भ्रसहाय अवस्था में उसे रक्षा और पोषण प्रदान 
परता है, उसे एक विशेष धर्म में दीक्षित करता है, उसे सही संस्कृति 
धौर व्यवहार की शिक्षा देता है शोर मनोविनोद भघौर व्यवित-व्यवित 
के पारस्परिक सम्बन्धों का सदसे पहला पाठ पढ़ता है। परिवार के 


धर ग्रमेरिका की संस्कृति 


द्वारा ही बच्चा समाज में अपना पहला स्थान बनाता है, भले ही बड़ा 
होने पर वह उस स्थिति से नीचे गिर जाए या और ऊँचा उठ जाए। 
चच्चे बहुत जल्दी अपने माता-पिता से यह सीख लेते हैं कि उनकी 
सामाजिक स्थिति क्‍या है और सामाजिक स्थिति की इस भावना को 
वे स्कूल में भी कायम रखते हैं, जहाँ वह और बद्धमूल होती है । समाज 
में व्यवित की स्थिति एक पेचीदा और श्रव्यक्त फारमूले पर आधारित 
रहती है जिसमें पिता का काम-धन्धा, श्रॉमदनी, परिवार की पृष्ठभूमि, 
निवासस्थान, सासरिक क्रिया-कलाप और झहरी व्यवस्था के मामलों 
में हिस्सा, धर्म, किसी स्थान पर निवास की अल्पकालिकता या दीर्घ- 
कालिकता और मूल जाति आदि शामिल हैं । 
परिवार में घर का सामान भी शामिल है--सवबसे पहले स्वयं 
घर का स्थान है (हमारे देश में ५६ प्रतिशत परिवारों के पास अपने 
निज के घर हैं), और उसके बाद ऐसी चीज़ों का जिन पर माता- 
पिता को गवं होता है, जैसे उनकी कार, घर में काम आने वाली मशीन ' 
और उपकरण ओर वंश-परम्परा से चली झा रही पैतृक वस्तुएँ, जो 
यरिवार को अतीत से वाँधती हैं। इसके श्रलावा परिवार की कुछ 
अदृश्य सम्पदाएँ भी होती हैं--जैसे माता-पिता द्वारा बच्चों को सुनाई 
जाने वाली श्रपने यौवन के दिनों की कहानियाँ या परिवार के कुछ 
नविशिष्टजनों की कहानिया--यानी उस बूढ़ी चाची की कहानी जो 
'पचानदे वर्ष की दीर्घ श्रायु तक जिन्दा रही श्रौर इस बात पर हेरान थी 
ईके उसके सब मित्र और परिचित इतनो छोटी आयु में हो वयों चल 
बसे । लेकिन इस सब से अधिक सबल वस्तु है यह ज्ञान और श्रनुभूति 
कि परिवार सन्तान-प्रजनत और यौवन सम्बन्ध के रिब्ते की एक 
अद्भुत शोर विलक्षण इकाई है और परस्पर एक ऐसे अ्विच्छेध बन्धचन 
में वंधी हुई है कि उसके हर एक सदस्य का काम सारे परिवार को 
प्रभावित करता है । 


पारिवारिक जीवन भरे 


प्रमेरिकन परिवार की एकता और अखंडता का एक सुनिश्चित 
कारण है उसके सब सदस्यों की समानता, हालाँकि अनेक विदेशी लोग 
इसी को अमेरिकन परिवार की कमजोरी का कारण समभते हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि प्रमेरिका में ऐसे अनेक परिवार हैं जिनमें पिता अपनी 
सन्‍्तानों से बिना किसी आपत्ति या सवाल-जवाब के पूर्ण आज्ञा- 
पालन चाहता है, जहाँ पत्नी को घरेलू खर्च के मामले में दखल या 
राय देने का कोई अधिकार नहीं होता, जहाँ बच्चों की जरा-सी गलती 
पर ही पिटाई हो जाती है या माँ किसी और वात पर बिगड़ने पर 
चिड़ चिटड़ेपन में अपना गुस्सा उन पर उतारती है। किन्तु सब मिलकर 
प्रन्य संस्कृतियों की तुलना में अमेरिकन परिवारों में सव सदस्यों की 
समानता का श्रधिक पालन किया जाता है। 

यह समानता पति-पत्नी के विवाह से प्रारम्भ होती है । शञ्राजकल 
प्रधिकतर पति-पत्नी विवाह-बन्धन में बराबर के साक्ेदार के रूप में 
प्रवण करते हैं | ग्राम तौर पर पत्नी तब तक काम करती है, जब तक 
उसकी पहली सन्‍्तान पैदा नहीं होती श्लौर कभी-कभी बच्चों के बड़े होने 
श्ौर भ्रपना श्रापा स्वयं सेभालने लायक होने के बाद वह फिर कहीं 
काम करने लग जाती है। जो भी हूं।, घर पर वह पूरे दिन भर काम 
दारती ही है, वर्योंकि केवल घनी लोगों के घर पर हो नौकर होते हैं 
श्र परेलू यान्त्रिक उपकरणों की सहायता से भी पाँच-छ; व्यक्तियों 
के परिवार को चलाना और साथ ही प्पने नागरिक कर्तंव्यों को 
निभाना तव तक सम्भव नहीं है जब तक पत्नी सारे दिन स्वयं काम 
नयरे। 

प्रमरिकन पति दाह सकता है कि श्रमेरिकन परिवार में एक और 
किस्म की समानता श्रौर सन्तुलन नी है, वह यह कि कमाता वह है 
धोर ख्च उसकी पत्नी करती है। स्त्रियों की पत्रिकाएँ और दिन के 
समय चलने वाले रेडियों और टेलिविजन कार्यक्रम आम तौर पर 


प्र अमेरिका की संस्कृति 


वस्तुओं के विज्ञापन और स्त्रियों की रुचि की वस्तुओं पर आधारित 
होते हैं श्रौर इसी दृष्टि से बनाये जाते हैं । 

नई कार या अमेरिकन उद्योगीं में निभित कोई दूसरी सुन्दर 
वस्तु खरीदने के लिए स्त्री को कुछ समय के लिए फिर से काम पर 
जाना पड़ सकता है और उसका पहले काम कर चुकना श्रौर भविष्य 
में उसके पुनः काम पर जाने की सम्भावना ऐसी चीजें हैं जो विवाह में 
समानता को कायम रखने में और भी सहायक होती हैं | 

यह सही है कि परिवार में शव भी पति ही मुखिया होता है। 
किन्तु पति का नेतृत्व केवल साॉंकेतिक होता है, जब कि पत्नी घर की 
वास्तविक मुखिया होती है । सम्पत्ति--धर या कार श्रादि--आम तौर 
पर पति और पत्नी दोनों के नाम से खरीदी शौर बनाई जाती है। 
हिसाव-किताब की जाँच अवसर दोनों मिलकर करते हैं श्रौर मासिक 
घरेलू खर्च के बिलों की भ्रदायगी और श्राय-कर का हिसाब स्त्रियाँ 
करती हैं । 

अमेरिकन विवाह और परिवार की ये विशिष्टताएँ ही स्त्री-पुरुष 
की समानता स्थापित करती हैं। विवाह हो जाने के वाद विवाहित 
नोड़ा एक अलग परिवार बन जाता है जिसमें पति और पत्नो दोनों 
एक-दूसरे की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। वे 
पारस्पारिक घनिष्ठता और आन्‍्तरिक सम्बन्ध चाहते हैं भौर इस सम्बन्ध 
और ऐक्य का उपभोग प्रेमी, माता-पिता, साथी, सहकर्मी, सह-उपभोग 
ओझऔर जीवन की मंजिल के सहयात्रियों के रूप में वाँट कर करते हैं ! 
अमेरिकन विवाह की एक समस्या यह हैं कि उससे बहुत-सी आवश्य- 
कताओ्रों की पूर्ति की आशा को जाती है । यह समझा जाता है कि 
विवाह तीन बुनियादी आवश्यकताओ्रों--सन्तान प्रजनन, सामाजिक 


कार्य-कलाप और आपसी मानसिक निभाव--को बिना बाहरी सहायता 
के पुरा कर सकेगा ) 


पारिवारिक जीवन भ्र्र्‌ 


बच्चों का प्रशिक्षण 

माता-पिता जिस समानता की भावना के साथ विवाहित जीवन 
में प्रवेश करते हैं, वह उनकी सन्तानों में भी जाती है। यद्यपि यह 
स्पष्ट है कि माता-पिता को ही अपनी सन्‍्तानों का भागें-दशेन और 
नियमन करना होगा, तो भी अमेरिकर्न लोग यह यत्न करते हैं कि 
उन्हें जल्दी-से-जल्दी स्वतम्त्र शौर स्वावलम्बी बना दें। बच्चों को 
अपने श्रृंगार और प्रसाधन आदि की शिक्षा अमेरिका में अन्य देशों 
की अपेक्षा कुछ पहले देनी प्रारम्भ कर दी जाती है, (हालाँकि पहले 
इससे भी जल्दी प्रारम्भ की जाती थी) श्रौर जो बच्चे नहाने-धोने, 
शारीरिक सकाई श्रौर श्ृगार-प्रसाधन झ्रादि में जल्दी निपुण हो जाते 
है उनकी प्रशंसा की जाती है। माताएँ श्रन्य बच्चों के साथ श्रपने 
बच्चों की तुलना करती हैं श्रोर उन्हें यथा सम्भव अपने पड़ोसियों 
के बच्चों से जल्दी चलना, बोलना और परिपक्व होना सीखने के लिए 
धोत्साहन देती हैं | किन्तु मनोवेज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि बच्चों 
फो इतनी तेजी से सब कुछ सीखने के लिए प्रेरित करना अच्छा नहीं है 
ध्रौर पढ़ी-लिखी माताश्रों पर इस अध्ययन के निष्कपं का असर भी 
पड़ा है । 

शिशु-पालन में कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनसे उनकी वैयक्तिक पृथक्ता, 
स्वतंत्रता श्रौर समानता को वल मिलता है । उदाहरण के लिए हम बच्चों 
को शाम तौर पर माँ का दूध न पिलाकर बोतल से दूध पिलाते हैं जिस 
से शिशु एक पृथक्‌ व्यक्ति बन जाता है। इसी तरह से वच्चे का श्रपना 
प्रलग बामरा, श्रपनी कुर्सी और अपने खिलौने भी उसे एक पृथक 
व्यवित के रूप में विकसित करते हैं । यदि घर में एक से भ्रधिक बच्चे 
होते है तो उन सबकी अपनी अलग-अलग चीजें होती हैं। घरों को 
गर्म रखने की व्यवस्था होने से बच्चे को सर्दी से बचने के लिए मोटे 
भोर नारो-भरकम कपड़ों का बोक नहीं उठाना पाइता। इससे भी 
दच्चे हल्के रहते हैं भोर झाजादी पनुभव करते हैं झौर उन्हें आजादी 


प्र्द श्रमेरिका को संस्कृति 


के महत्व को समभने और श्राजादी माँगने में सहायता मिलती है । 
यह सम्भव है कि बच्चे के माता-पिता भश्रभी नौजवान हों और 
यह भी सम्भव है कि बच्चा यौन सम्बन्धों से अनजाने में ही पैदा 
हुआ हो, वल्कि योजनापूर्वक उसका प्रजनन किया गया हो । परिवार 
में बच्चों की संख्या श्रकसर बाकायदा योजनापूर्वंक सीमित रखी 
जाती है ताकि बहु-सन्तति के परिणामस्वरूप बच्चे अच्छी तालीम, 
अच्छे कपड़ों, डावटरी देख-भाल और मनोरंजन की सुविधाश्रों से 
वंचित न हों । 
माता-पिता से श्राशा की जाती है कि वे भ्रपने सब बच्चों को 
एक ही नज़र से देखेंगे श्रौर किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, हालाँकि 
यह सम्भव है कि बच्चे उन्हें निष्पक्ष न समझे । सामान्यतः बच्चे अपने 
माता-पिता की सम्पत्ति में समानता का उपभोग करते हैं । 
बचपन से ही उन्हें स्वयं सोचने-विचारने श्रौर घर के निर्णयों में 
हिस्सा बंटाने का प्रोत्साहन दिया जाता है। उन्हें अपने लिए स्वयं मन 
के अनुकूल चुनाव करने का अवसर दिया जाता है और यदि उनसे कोई 
ऐसा काम करने को कहा जाता है जिसे वे पसन्द नहीं करते तो श्राम 
तौर पर यह ज़रूरी समभा जाता है कि उन्हें जबरन श्राश्ञापालन के लिए 
मजबूर न किया जाए, बल्कि जो काम करने के लिए उनसे कहा जाता है, 
उसका कारण उन्हें समझाया जाए | मोटे तौर पर कहा जा सकता है 
कि अमेरिकन परिवार लोकतन्न्री समाज है, जिसमें हर व्यवित के 
अपने अधिकार और कत्तंव्य हैं, जिसमें पिता विधायक (कानून बनाने 
वाला), माता प्रशासक और बच्चे मतदाता सदस्य हैं। वास्तव में यह 
अमेरिकन संस्कृति की विश्वेपता है कि इसमें पारिवारिक, राजनीतिक, 
आथिक और घामिक, सभी पहलू इतने गुंये हुए हैं कि उन्हें एक-दूसरे से 
अलग नहीं किया जा सकता और इसोलिए उन्हें पृथक्‌ू-पृथक्‌ रूप में 
वर्णन करना भी सम्भव नहीं है । वच्चे व्यक्तिगत स्वतन्बता और लोक- 
तन्त्र के सिद्धान्तों के बारे में स्कूल में जो कुछ सीखते हैं, उन्हें घर पर 


पारियारिफ जीवन प्‌्छ 


भो लागू करना जल्दी ही सीख लेते हैं। इसी तरह घर में उन्हें माता- 
पिता से अपनी समस्याओ्रों और अभिरुचियों में जो दिलचस्पी मिलती है, 
उसे वे स्कूलों में अ्रध्यापकों से भी पाने की भ्राशा करते हैं । 

स्कूल भौर माता-पिता बच्चों में जो वबहुत-से विचार भरने का 
प्रयत्न करते हैं और जिन्हें बच्चे स्वयं जल्दी ही एक-दूसरे को सिखाने 
लगते हैं, उनमें एक महत्त्वपूर्ण विचार है इन्साफ शौर ईमानदारी का। 
यह विचार हमारे बच्चों में इतनी छोटी उम्र से श्रा जाता है कि हम 
उसे गुरुत्वाकर्पण के सिद्धान्त की भाँति स्वाभाविक प्राकृतिक नियम 
समभने लगते हैं। 

इन्साफ श्र ईमानदारी का तकाज़ा है कि कमज़ोर आदमी का 
खयाल रखा जाए, भ्रपनी टीम के साथ छल न किया जाए, नियमों का 
पालन किया जाय, भ्रनुचित लाभ न उठाया जाए, खेल में जीत के लिए 
वफादारी से पूरी कोशिश की जाए श्रौर खिलाड़ीपन की भावना से हार 
को भी जीत की तरह मनस्विता से स्वीकार किया जाए और जीत पर 
गवे न किया जाए । खेल की समाप्ति पर हारने वाली और जीतने 
वाली, दोनों टीमें एक दूसरे का हिप-हिप हुरें श्रादि ध्वनियों से अ्रभि- 
नम्दन करती है। खेल के मंदान में सीखी यह भावना हमारे राजनीतिक 
श्रान्दोजनों में भी चलती है, जहाँ हारने वाला श्रपनी हार को मनस्विता 
से श्रंगीवार कर विजेता को बधाई देता है और अपने श्रनुयायियों से 
विजेता का साथ देने के लिए कहता है । 

अगर एक छोटा बच्चा अपने साथी से खिलौना छीनने की कोशिश 
वारता है तो माँ शायद उसे वैसा न करने के लिए कहेगी, “क्योंकि 
उसके पास वह पहले से ही था ।” जिसके पास जो वस्तु पहले से है, 
उस पर उसके स्वामित्व का सम्मान किया हो जाना चाहिए। किन्तु 
यदि बच्चा बहुत देर तक अपने पास वह खिलौना रखे रहे तो मां उससे 
पाए सकती हूँ कि “तुम इससे बहुत देर झेल चुके हो, श्रव यह जॉनी को 
ऐलने को दे दो ।! जिसके पास जो वस्तु है, उसे दूसरों के साथ बांट 


श्र् श्रमेरिका की. संस्कृति 


कर उसका उपयोग करना चाहिए । इस तरह हमारे बच्चे जीवन के 
आरम्भ में ही स्वामित्व और सामेदारी, प्रतिस्पर्धा भर सहयोग की 
शिक्षा पा जाते हैं। हमारी सारी संस्कृति में इस बात के स्पष्ट चिह्न 
और लक्षण हैं कि हम प्रतिस्पर्धा में कम ऋर होते जा रहे हैं और स्वेच्छा 
से सहयोग अधिक करते हैं और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों 
का समन्वय करने की चेष्टा करते हैं । इनमें से श्रम-सम्बन्ध आदि कुछ 
लक्षणों का हम बाद में वर्णन करेंगे । 
ईमानदारी और इन्साफ की भावना में एक और भी वांछनीय' 

लक्ष्य निहित है और वह है मिलकर काम करने की भावना। एक 

च्छया निर्मित समाज में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत नियमों के अ्रनुसार 
एक सर्व-सामान्य लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर प्रयत्न करना संस्कृति 
का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इस भावना की शिक्षा खेल के मंदान से 
प्रारम्भ होती है ओर उसका अन्त जीवन के ऐसे सहयोगी और: 
सहकारी दलों में होता है जिनके बल पर हम व्यापार-व्यवसाय, 
विज्ञान और नागरिक प्रगति आदि के क्षेत्रों में उन्‍नतति कर सके हैं; 
और सामूहिक प्रचार के साधनों में भी श्रव व्यक्तिगत सुजन॒ का स्थान 
कलाकारों के दलों ने ले लिया है । 

वाल-प्रशिक्षण में नैतिकता पर बहुत बल दिया जाता है। घर, 

स्कूल, गिरजा श्रौर युवक संगठन--सभी में नैतिकता की शिक्षा दी 
जाती है । स्काउट बनने वाले लड़कों को यह पाठ कण्ठस्थ करना पड़ता 
है कि “स्क्राउठ को विश्वासयोग्य, वफादार, सहायक, मित्रतापूर्ण, 
सौजन्यशाली, दयालु, श्राज्ञाकारी, प्रसन्‍नचित्त, मितव्ययी, बहादुर, 
साफ-सुथरा और बड़ों का सम्मान करने वाला होना चाहिए ।” पंतीस 
वर्ष वाद भी स्क्राउट यह पाठ विना रुके ठीक-ठीक लिख सकता हैं, 
यह इस वात का प्रमाण है कि इस शिक्षा का उस पर स्थायी असर 
पड़ा है । वाइविल ओर घर्मग्रन्थों की शिक्षाएँ भी पुराने परम्परागत 


थारिवारिक जीवन प्र 


ढंग से पाले गये बच्चे पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और उसके मन 
में उनकी प्रतिध्वनि होती रहती है । 

उचित श्र अनुचित की धारणाएँ बहुत जल्दी ही बच्चे के मन 
में बद्धमूल कर दी जाती हैं और यदि वह इन धारणाश्रों की उपेक्षा 
करता है तो यह वात उसके मन में स्पष्ट रहती है कि वह पकड़ा 
जाएगा श्रौर उसे सजा दी जायेगी । हो सकता है कि कोई दुष्ट साथी 
उसे बाइबिल की दस शिक्षाश्रों के वाद यह ग्यारहवीं शिक्षा भी दे कि 
“अपराध करते हुए पकड़े मत जाओ ।” किन्तु अपवाद रूप में कुछ 
मानसिक विकृतियों के प्रवसरों को छोड़ कर शेष सब समय बच्चे में 
श्राज्ञाकारिता की भ्रादत इतनी प्रवल होगी कि वह कानून का उल्लंघन 
करेगा ही नहीं । 

प्रमेरिकन लोग बच्चे के प्रशिक्षण को बहुत महत्त्व देते हैं और 
उसमें बड़ी गम्भीरता से रुचि लेते हैं। इसके लिए वे इस विषय की 
पत्रिकाएँ और बुलेटिन पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं और अन्य माता-पिताश्रों 
से विचार-विनिमय करते है । वे बाल-शिक्षण का काम वैज्ञानिक ढंग 
से करना चाहते हैँ, विन्तु वर्योकि वेज्ञानिकों के विचार भी इस बारे 
में हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए उनका ऐसा कर पाना कठिन हो 
जाता है । एक माँ ने इसी लिए खिन्‍न होकर एक बार कहा था, “मैंने 
यालमनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़ना छोड़ दिया है ।” किन्तु फिर भी 
छोटो उम्र को माँ को, जो अ्रपने बुजुर्ग माँ-बाप से दूर है, शिशु शौर 
बालक के पालन के बारे में श्रपने निज के वालपन की स्मृतियों के 
सिवाय श्रौर कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसे अ्न्ततः विशेषज्ञों 
का ही सहारा लेना पड़ता है 

परिवार में माँ वे भूमिका सदसे बड़ी होती है । पाँच या छ: वर्ष 
दी ध्ायु तक बच्चा एक तरह से दिन के अधिकतर नाग में माँ की 
हो प्रपीनता झौर देस-रेख में रहता है, अपने झ्लानन्द झौर मनोरंजन 


एवं प्रपनी झ्रावश्यकताओों व पूत्ति के लिए उस पर निर्भर रहता है 


६० प्रमेरिका को संस्कृति 


श्रौर उसी के अनुशासन में उसका दिन बीतता है । यदि दादा-दादी 
नजदीक हों, तो भी माँ-चाप उनका हस्तक्षेप बहुत श्रधिक पसन्द नहीं 
करते, वर्योंकि अमेरिकन समाज इतना सचल और परिवर्तनशील है 
कि एक पीढ़ी की परम्पराएँ दूसरी को पुरानी और दकियानूसी प्रतीत 
होती हैं, बल्कि कभी-कभी वह उन्हें हानिकर भी समभती है । 

यह बात कुछ ह॒द तक बड़ी कारुणिक है कि अमेरिकन माता-पिता 
अपने बच्चों को जिस स्वतन्त्रता की शिक्षा देते हैं, वही एक दिन उन्हें 
उनसे अलग कर देती है। क्‍या यह सम्भव है कि यह आने वाली 
स्वतन्त्रता ही बच्चे के प्रति माँ-वाप के रुख को नर्म कर देती हो और 
वे यह सोचकर कि एक दिन वह स्वतन्त्र होकर उनसे दूर हो जाएगा, 
एक व्यवित के रूप में उसका अधिक सम्मान करते हों ? 

जो भी हो, अमेरिकन जीवन में अनेक प्रकार के दवाव ऐसे हैं, जो 
माता-पिता और सन्‍्तान के सम्बन्ध को कमजोर करते हैं। उसकी 
शिक्षा का और काफी हृद तक उसके मनोरंजन का भी भार स्कूल अपने 
ऊपर ले लेता है। वह बच्चे के दाँत, आँख और स्वास्थ्य की परीक्षा 
कराता है, उसे रोग से बचाने के लिए इंजेक्शन आदि की सिफारिश 
करता है और यदि माता-पिता उसे चइमा लगवाने या उसके दाँतों 
का इलाज कराने में समर्थ नहीं होते, तो वह उसकी भी व्यवस्था 
करता है । जिन बच्चों को विशेष चिकित्सा या परिचर्या की आवश्यकता 
होती है, उन्हें चिकित्सालयों में भेज दिया जाता है, जहाँ उनका 
शारीरिक और मानसिक, दोनों प्रकार का इलाज किया जाता है। 
वालचर और गले गाइड संगठन एवं घामिक सम्प्रदायों की सभा- 
सोसाइटियाँ उन्हें मनोरंजन और सामाजिक मेल-मिलाप का अवसर 
प्रदान करती हैं। छुट्टियों के दिनों में बच्चा अपने घर में रहकर उसके 
साथ कुछ ममत्व पैदा कर सकता है, किन्तु उसे यह सुविधा भी अमेरिका 
में नहीं मिलती, क्योंकि स्कूलों के ग्रीप्प शिविर उन्हें छुट्टियों में भी 
घर से दूर खींच ले जाते हैं| खाली समय में बच्चे को कुछ अंश कालिक 


दवारिदारिक जोदन प्र 


काम करके पैसा कमाने का अवसर मिल जाता है । इससे भी परिवार 
पर उसकी निर्भरता कम होती है श्रौर उसमें स्वावलम्बी होने की 
भावना पैदा होती है । 

हमारे अथंतन्त्र में जो परिवतेन हुआ है और जिसके फलस्वरूप 
हमारी भ्रथे-व्यवस्था श्रभाव और अल्पता की अथे-व्यवस्था से बाहुल्य 
की भ्र्थ-व्यवस्था में परिणत हो गई है, उसने भी माता-पिता और 
सनन्‍्तान के सम्बन्ध को कमजोर किया है। जब हमारे समाज में काम 
कम था श्रौर कर्मचारियों को मालिक के शिकंजे में रहना पड़ता था, 
उस समय पिता घर पर दैसा ही अनुशासन कायम रखता था, जैसा कि 
दफ्तर या कारखाने में मालिक उस पर रखता था । वह बच्चे को माता- 
पिता या प्रपने ऊपर वालों की अधीनता में रहने की शिक्षा देता था 
ताकि वह संघर्ष में जीवित रह सके । लेकिन आज बाहुल्‍यमयी अर्थ- 
व्यवस्था में श्रादमी काम को तलाश नहीं करता, बल्कि काम ही 
श्रादमी को तलाश करता है। इसलिए झाज किसी को भी किसी 
की भ्रधीनता श्रौर दबाव स्वीकार करने की जरूरत नहीं है । 

विदेशी लोग यह खयाल कर सकते हैं कि इस मामले में हमने 
उचित सीमा वग उल्लंघन कर डाला है। वे कह सकते हैं कि हमारी 
संस्कृति बच्चे पर केन्द्रित है जिससे हमारी सारी अभिवृत्ति बच्चों 
जँसी हो गई है, हमने स्वतंत्रता देकर बच्चों को बिगाड़ दिया है; जब 
उन्हें चुप रहना चाहिए तव हम उन्हें बोलने देते हैं, जब इन्हें आज्ञा- 
पालन करना चाहिए तब हम उन्हें श्रादेश के विरुद्ध दलीलें करने 
से नहों रोकते प्लौर जब उन्हें गुरुजनों के प्रति नम्नता का वर्त्ताव करना 
चाहिए तब हम उन्हें उनके साथ उच्छु जलता झऔौर धृष्टता का व्यवहार 
करने देते हैं। सास तौर से शहरों में, जहाँ कि पति की नांति पत्नी को भी 
पैसा यामाने के लिए बाहर वंगम पर जाना पड़ता है, बच्चे पर कोई 
भंकुण धोौर घनुशासन नहीं रह जाता झौर उसके परिणामस्वरूप कभी- 
वानी उसकी पधादतें दिगड़ जातो है श्र वह न्रपराधी बन जाता है । 


घर ध्रमेरिका की संस्कृति 


यदि हम यह अभियोग स्वीकार भी कर लें, तो भी हम केवल 
यही उत्तर दे सकते हैं कि संस्कृति एक व्यापक ताना-बाना है और हम 
अपने बच्चों को स्वतन्त्रता की शिक्षा इसलिए देते हैं कि भविष्य में 
हमारे प्रतियोगितापूर्ण समाज में उससे स्वतस्त्रता-की श्राशा की जाती 
है। किन्तु इसका एक कारण ओर भी है जो हमारी जीवन-पद्धति में 
अधिक गहरा विधा हुआ है और वह है किशोरावस्था और यौवन 
के प्रति हमारा प्रेम । हमारा हर काम हमारे इस यौवन-प्रेम की ओर 
संकेत करता है और उसे दृढ़तर बनाता है । हमारा सारा कथा-उपन्यास 
साहित्य युवक-युवतियों के प्रेम पर आधारित है। स्त्रियाँ अपने यौवन 
को अक्षण्ण बनाये रखना चाहती हैं, इसलिए वे अपनी सही आयु 
नहीं बतातीं। बूढ़ी दादियाँ और नानियाँ भी मानो खोये हुए यौवन 
को फिर से लौठा लाने के लिए जी-तोड़ मेहनत करती हैं, वे युवतियों 
की तरह छरहरी बनने का यत्न करती हैं, उन्हीं के-से वस्त्र पहनती हैं, 
वैसा ही छ् गार-प्रसाधन करती हैं और उन्हीं की भाँति चंचल साभा- 
जिक जीवन में सचल रहना चाहती हैं | पुरुष भी सोचते हैं कि चालीस 
वर्ष की आयु के वाद अधेड़ अवस्था में शायद दफ्तर और कल- 
कारखाने उन्हें काम पर रखने में हिचकिचाएँ, इसलिए वे भी खूब बन- 
ठन कर रहने का प्रयत्न करते हैं ताकि चिर-युवा बने रह सके । 
हम यौवन को इतना मूल्यवान क्यों समभते हैं ? 
इसके कारण अनेक और सुक्ष्म हैं। इसमें सन्देह नहीं कि अमेरिका 
को बसाने के लिए बहुत कड़ा परिश्रम करने वाले युवकों की झ्रावश्यकता 
थी। धारम्म में जो लोग 'तीर्थ-यात्री' बन कर अमेरिका में आये थे, 
वे सब वीस से चालीस वर्ष तक की आयु के युवक थे | कप्तान जान 
स्मिथ जब अमेरिका पहुँचा था तव उसकी आयु २७ वर्ष थी | संयुक्त 
राज्य अमेरिका की स्थापना करने वाले लोगों में, जिन्होंने स्वतन्त्रता 
की घोषणा पर हस्ताक्षर किये थे, जैफर्सन की आयु ३३, हैनकॉक की 
३६ और ठामस लिच, जूनियर की आयु केवल २७ वर्ष थी। इस देश 


पारिवारिक जीवन 'द्रे 


का निर्माण युवकों की बलिष्ठ मांसपेशियों ने किया था श्रौर आज उसके 
उद्योग जो तरक्की कर रहे हैं, उसके लिए भी यौवन की स्फूत्ति और 
बल से सम्पन्न युवर्कों की ही आवश्यकता है । 

हमारा समूचा दृष्टिकोण श्रोर विचारधारा भविष्याभिमुख है, 
हम उस भादी स्वर्ग का निर्माण करने में जुटे हुए हैं, जिसमें सिर्फ युवक 
ही पहुँच सकेंगे। इसलिए युवक हमारे राष्ट्रीय जीवन का प्रतीक बन 
गये हैं श्रौर यही कारण है कि अपने राष्ट्रीय जीवन में हम अ्रगति, 
पूर्णता की चेष्टा, श्रग्नसर होने की प्रवृत्ति, सजीव प्रतिस्पर्धा, फुर्तीलि 
परिपुष्ट युवा खिलाड़ियों, स्तान की चुस्त पोशाक पहने सुन्दर सुडौल 
देहवाली युवतियों, बलदायी श्रोषपधियों, यौवन का उभार दिखाने वाली 
तंग प्रंगिया, मोटापा घटाने वाली रेचक दवाग्नों, और बुढ़ापे को 
छिपाकर योवन को उभारने वाली बहु-विज्ञापित पोशाकों पर इतना 
बल देते हैं । 

हमारा राष्ट्रीय खेल वेसबॉल भी यौवन, फुर्ती, तीघ्र गति और 
गेंद पर नज़र रखने के लिए शरीर और मन की एकाग्रता पर बल देता 
है । राष्ट्रीय संगीत जाज़ भी मानो यौवन की श्रद्भुत भापा है-- उसकी 
लय, ताल-सुर, थाप, थिरकन, शआ्रारोह-अवरोह, आझ्ावत्तंन और सबसे 
बढ़ कार उसमें भरी उमंग, सब के सब यौवन के प्रतीक हैं। धर्म में भी 
पिता की तरह परिपालक बूढ़े देवता की हम उपासना नहीं करते, 
हम धाराधना वरते हैं शक्ति और श्रोज से परिपूर्ण नितान्त पार्थिव 
तर्ण देव-पुत्र की, यहाँ तक कि उसके शिशुरूप की भी । ईसा की 
सूली पर चढ़ी मूर्ति हमें उतना आकृप्ट नहीं करती, जितना उसके 
शंशव की मूत्ति करती है। 
नारी का स्थान 

भाजवाल हमारे देश में लड़की तव तक श्पनी श्ाजीविका स्वयं 
कमा सदाती है, जद तका कि वह विवाह कर पति न पा ले, और उसके 


दा ए्‌ डूरूटट कह" कम 


धारश्यदाता पड़ने पर वह पति का परित्याग कर फिर अपने पावों 


दें अमेरिका की संस्कृति 


पर भी खड़ी हो सकती है । पति-परित्यांग की यह आाशंकित सम्भावना 
ही नारी को पति से सम्मान दिलाती है। आज हमारे देश में काम 
करने वाली स्त्रियों में से आघी विवाहित हैं ! इसलिए अमेरिका में 
स्त्री कृषि-प्रधान युग की भाँति आज भी परिवार की एक आ्थिक निधि 
है । इसका परिणाम यह होता है कि पति भी घर के कामकाज में 
पत्नी को सहायता देता है और इस प्रकार पुरष और स्त्री दोनों के 
काम वहुत-कुछ एक-जैसे हो गये हैं । परिवार में अधिकार और सत्ता 
दोनों के हाथ में वरावर है और दोनों में [से जो दबंग और प्रभावशाली 
होगा चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वही नेतृत्व को अपने हाथ में ले लेगा 
और यह भी सम्भव है कि नेतृत्व में भी दोनों समान सामेदार हों। 

स्त्रियाँ कई महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से पुरुषों से आगे हैं। स्त्री मत- 
दाताओं की संख्या पुरुप मतदाताओं से २४,००,००० अधिक है । 
स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक दीघंजीवी होती हैं । सन्‌ १६९५२ में जो लड़की 
दैदा हुई थी उसकी जीवन की झाशा ७३ वर्ष है, जबकि उसी वर्ष 
उत्पन्त लड़के की जीवन की आ्राश्ा ६७ वर्ष ही है। स्त्रियों को फोड़े, 
हुंदय रोग और इसी तरह की अन्य अनेक बीमारियाँ पुरुषों से कम 
होती हैँ। जो कानून किसी समय स्व्री-पुरुष में भेद करता था, वही 
आज दोनों को वरावर अधिकार देता है, बल्कि कुछ मामलों में वह 
स्त्रियों को तरजीह देता है। स्त्रियाँ सरकारी पदों के लिए चुनी जा 
सकती हैं और हाल में ही वे राजदूत और मन्त्री तक के ऊँचे पदों पर 
नियुक्त हो चुकी हैं। पू जी-विनियोग में भी वे पुरुषों से कुछ आगे 
(५१६ प्रतिशत) हैं। 

आज भी अनेक मामलों में पुरुप उनका सम्मान करते हैं। दरवाजे 
में से उन्हें पहले निकलने दिया जाता है, मेज पर उन्हें पहले बैठाया 
जाता है ओर खाना भी उन्हें पहले परोसता जाता है। परिवार में वही 
सामाजिक निर्णय में पंच होती हैं, वही यह निर्णय करती हैं कि किसका 
घर में आतिथ्य किया जाए (हालाँकि इसमें वे पुरुष की भी अनुमति 


पारिवारिक जीवन दर 


ले लेती हैं), कहाँ रहा जाए झ्लोर किसी को कोई उपहार दिया जाए 
या नहीं । 

वे भी उन विश्वविद्यालयों में जा सकती हैं जहाँ लड़ के पढ़ते 
हैं और वही विषय पढ़ सकती हैं जो पुरुष पढ़ते हैं। वे श्रव उन 
होटलों में भी जा सकतो हैं, जिनमें पहले केवल पुरुषों को ही प्रवेश 
की पश्नुमति थी । वे कोमलांगी होने पर भी कठोर परिश्रम वाले खेलों 
में हिस्सा ले सकती हैं, श्रपने पतियों का चुनाव स्वयं कर सकती हैं 
और यह भी निर्णय कर सकती हैं कि कितनी सन्‍्तानें पैदा की जाएँ। 
प्राजकल तो वे पोशाक चुनने में भी स्वतन्त्र हैं। वे चाहे तो पतलून 
पहन सकती हैं और चाहें तो निकर या जांधिया ही पहन सकती हैं । 
वे भ्रपने संगठनों और समितियों के द्वारा नागरिक कार्य-कलापों और 
गति विधियों का निर्देशन कर सकती हुँ--प्राज ६५ प्रतिशत स्त्रियाँ 
किसी-न-किसी सेवा संगठन की सदस्य हैं । कलबों, व्याख्यानों, संगीत 
वार्यत्रमों श्रौर निजी श्रध्ययन से श्राज स्त्रियाँ हमारे सॉस्क्ृतिक जीवन 
पर छायी हुई हैं । 

विदेशी प्रेक्षक यह खयाल कर सकते हैं कि स्त्रियों का अमेरिकन 
समाज पर प्राधान्य या प्रभृत्व है । किन्तु स्त्रियां इसका उत्तर यह दे सकती 
है विः अभी तक उद्योग, प्रशासन या शिक्षा के क्षेत्रों में उबके पास काफी 
संरया में ऊंचे पद नहीं है; अच्छे वेतव वाले प्राय: सनी काम पुरुषों 
के हाथ में है श्रोर एक जँसा काम करने पर भी पुरुषों से उन्हें कम 
देतन मिलता है भश्रीर घर से वाहर काम करने पर भी उनसे यह आाश 
जी जाती है दि; वही घर का नी कामकाज करें। वे यह भी कह सकती 
है कि झनी तक दिसी ने ऐसी कोई विधि आाविप्कृत नहीं की है जिससे 
रिप्रयों के दजाय पुख्ष दच्चे पंदा कर सके । 

पतली मे ध्राशा की जाती ह्‌ किय हू जाना बनाएगी; बच्चे पैदा 


परेगी; सस्ताने पालेगी वंगे सफाई करेगी; परिदार के सामाजिक 
कामों पे देखनाड बररेगी;। खरीदारी फरेगी; वच्चों को स्कूल, संगीत- 


६६ प्रसेरिका की संस्कृति 


शाला और स्काउट समारोहों में मोटर से पहुँचाएगी और वहाँ से 
वापस लाएगी; वाच-वगीचा संभालेगी/ समाज-सेवा करेगी; क्लब में 
जाएगी; अच्छा पड़ोसी-चारा निभाएगी और सबसे बढ़कर पत्ति की 
सखी, सचिव, सहधर्मिणी और यौन सम्बन्धों की साथिन बनेगी ) 

नारीत्व का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है । बहुत-सी स्त्रियाँ 
जब अपने लिए नई झ्राजादियों और नई जिस्सेदारियों को पाने का प्रयत्त 
करती हैं तो नारीत्व से दूर चली जाती हैं। इससे कुछ स्त्रियाँ वेचेन 
हो जाती हैं श्रौर अपनी इस आन्तरिक अशान्ति को छिपाने के लिए 
दिन-रात अपने आपको काम में खपाये रखती हैं | किन्तु नारी ने भी 
वीरान अमेरिका को आ्रावाद करने में पुरुप के साथ मिलकर योग दिया 
था, उसने भी जंगल काटे थे और पुरुष को बगल में रहकर लड़ाई लड़ी 
थी। अपनी इस पुरानी शक्ति और दृढ़ता से श्रव वह अपने नये 
आधुनिक जीवन के साथ भी ताल-मेल कायम कर रही है। 

पुरुष आज भी मुख्यतः: बाहर जाकर आजीविका उपार्जन करते हैं 
और स्त्रियाँ घर को बनाती हैं। किस्तु धीरे-बीरे अ्रब दोनों के 
काम में एकता और समानता आती जा रही है, जिससे समाज में 
दोनों वर्ग समान होते जा रहे हैं । यदि अमेरिकन जीवन में 
सजीव विकास का कोई एक सिद्धान्त काम कर रहा है तो वह है 
समानता की दिशा में प्रगति, फिर चाहे वह नर-तारी के बीच हो, 
विता-पुत्र के बीच हो, वर्ग-वर्ग के, नौकर-मालिक के, अध्यापक-छात्र के, 
या वेयरा और ग्राहक के बीच हो। कभी-कभी यह समानता इतनी 
बढ़ जाती है कि बाहर के लोग होटल में बेयरा के समानता और 
सुपरिचय के भाव को उद्बतता और टैक्सी,ड्राइवर के झ्रात्मीयता भरे 
वातूनीपन को उच्छुखलता समभते लगते हैं। किन्तु हमारे लिए 
ये उसकी इस भावना के द्योतक संकेत हैं कि “मैं भी तुमसे उन्‍नीस 


५ 


नहीं हूं ओर संभव है, तुम से इबकीस ही होऊें। 


पारिवारिक जीवन ६७ 


पुराने रूढ़िवादी कह सकते हैं कि विवाह और दाम्पत्य में यह समा- 
नता ही अमेरिका में तलाकों की भारी संख्या का कारण है --यहाँ करीब 
बीस प्रतिशत विवाह तलाक से विच्छिन्न हो जाते हैं। दूसरे लोग 
इसके लिए उत्तरदायित्व-हीनता या भ्रधामिकता को दोपी ठहराते हैं, 
हालाँकि श्राज गिरजाघर में जाने वालों की संख्या पहले हमेशा से 
अधिक है । 

तलाक श्रल्प श्राय वाले श्रमजीवी और कर्मचारी वर्ग में अधिक 
पाया जाता है, जबकि मध्यवर्ग के लोगों या डावटरी, वकालत अथवा 
इंजीनियरिंग श्रादि पेशों में लगे लोगों में वह अ्रपेक्षाकत कम है। छोटे 
बास्‍्बों की श्रपेश्षा बड़े शहरों में, दक्षिण श्रौर उत्तरपूर्व की अपेक्षा पश्चिम 
ग्रौर दक्षिण-पश्चिम में, श्रौर शिक्षितों की अपेक्षा अ्शिक्षितों में वह 
श्रधिक है । 

जो भी हो, यह निश्चित है कि स्घी-पुरुष इच्छा के विरुद्ध अ्रसन्‍्तोष- 
जनवा दाम्पत्य सम्बन्ध में बंधे रहने को तैयार नहीं हैं । वे दःखमय जीवन 
बिताने के बजाय तलाक का सामाजिक कलंक ओढ़ने के लिए अधिक 
उद्यत रहते है । तलाक की घटनाएँ ग्राम-फहम हो जाने से अब तलाक 
देना बालंदा या लांछन नहीं समभा जाता। फिर भी सब प्रकार की 
मनोवैज्ञानिक सहायताएं देने श्लौर विवाह को सफल बनाने की सुनिश्चित 
योजनाएँ बनाने के बावजूद तलाकों की सख्या कम क्यों नहीं हो रही ? 

बानन से विवाह और तलाक, दोनों को कठिन बनाने का प्रयत्न 
किया गया है । कानन ने अझ्रव सामान्य नियम को बदलकर यह व्यवस्था 
वार दी है कि यदि पति और पत्नी दोनों ही व्यभिचार जैसे तलाक 
योग्य अ्पराय के दोपी हों तो तलाक की झनुमति नहीं दी जाएगी । 
गह्टे घतमति देगी दी जा सकती है जब कोई एक पक्ष ही इस अपराध 

दादी शा । बच्ीस राज्यों ने यह नी कानन बना दिया है कि केवल 
पति या पत्की को गयाही झथवा रकवाली वयान के आधार पर ही 
तलाना की स्वीट्ति नहीं दी जाएगी । सिर्फ नेवाडा इसका अपवाद है 


द्ट्द प्रमेरिका की संस्कृति 


श्रौर यही कारण है कि इतनी अधिक संख्या में लोग तलाक लेने-देने 
के लिए रेनो जाते हैं । | 

ग्राजकजल अधिकतर तलाक विवाह के बाद तीसरे साल लिये जाते 
हैं और उनमें से दो-तिहाई तलाक लेने वाले निःसन्तान पति-पत्नी होते 
हैं। इस प्रकार ये लोग विवाह सम्बन्ध को अ्रवश्य तोड़ते हैं, पर बने- 
बनाये परिवार को नहीं तोड़ते । इसके अलावा तलाक लेने वालों में 
से सत्तर प्रतिशत फिर विवाह कर लेते हैं और यह आशा करते हैं कि 
उनका नया विवाह सफल होगा । अमेरिका में युवक-युवतियाँ अपने 
लिए जीवन-पंगी का चुनाव जिस तरह मनमाने ढंग से विना किसी 
निश्चित सिद्धान्त के करते हैं, उससे इतनी बड़ी संख्या में तलाकों का 
होना कदापि आइचर्यजनक नहीं है। सिर्फ वही तलाक अ्रधिक गम्भीर 
होते हैं जिनमें सन्‍तानों का भी विच्छेद और विछोह हो जाता है । 
अपराधवृत्ति--वाल या वयस्क ? 

तलाक के कारण 'टूटे परिवारों के बच्चों में सुरक्षित श्रौर स्थिर 
परिवारों के बच्चों की अपेक्षा सामाजिक आचार के स्तर के सम्बन्धों 
में अधिक सन्देह पैदा होते हैं और वही इस श्राचार के विरुद्ध विद्रोह 
करते हूँ । जिन बच्चों के साथ उनकी जाति या ऊँच-नीच के कारण 
भेदभाव किया गया है और जो गन्दी बस्तियों में पले हैं, उनके लिए 
जीवन और भी कठोर होता है। ये बच्चे स्कूल और समाज में दूसरों 
के साथ किये जाने वाले पक्षपातपूर्ण व्यवहार को बहुत स्पष्ठता और 
गहराई से अनुभव करते हैं। इसलिए अपने साथ भेदभाव करने वाली 
संस्थाओं से अलग हो जाते हैं श्रौर फिर उन पर प्रहार करने के लिए 
परस्पर संगठित हो सकते हैं । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रशंसा सुनने 
और उसे देशभक्ति का काम बताये जाने के कारण वे उन संस्थाश्रों 
के प्रति विद्रोह कर अपनी ओर समाज का ध्यान आक्ृप्ट करते और 
उसमें आत्म-सन्तोप अनुभव करते हैं। सवसे अधिक गम्भीर अपराध वे हैं, 
जिन्हें विभिन्‍न जातीय वर्ग गरीबी, अज्ञान और भेदभाव से प्रताड़ित 


पारिदारिक जीवन ६६ 


होकर, समाज में फिर से सन्तुलन स्थापित करने के लिए सिर्फ इस 
कारण अ्पनाते है कि उनके पास इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं होता । 
बच्चों में श्रपराध-बृत्ति का फैलना श्रमेरिकन समाज की एक वहुत 


बड़ी वामजारी श्रौर श्रसफलता है। इसके जो कारण ऊपर बताये गये 
हैं, वास्तथिदा कारण उनसे बहुत श्रधिक गहरे श्रौर जटिल हैं। युद्ध 
श्रौर युद्ध वे. बाद की स्थिति; खराब प्रावास-व्यवस्था, माता-पित्ता का 
मजदूरी करना श्रौर काम की खोज में एक स्थान पर न रह कर इधर- 
उधर भटकते रहना; गरीबी श्रौर भगड़ालू परियार की दुःखद परि- 
स्थितियों की क्षति-पूत्ति के लिए किसी लोम-हक कार्य की श्राकांक्षा भर 
नित्य बदलते नंतिक पंमानों के कारण नेतिवता की किसी एक सुनिश्चित 
श्रौर स्थिर धारणा का श्रभाव--ये कुछ ऐसे कारण हैं जो वाल-श्रपराध- 
बृत्ति के पोपक है। यह समभना भूल है कि बाल-प्रपराध बच्चों को 
सामाग्य विज्ञति है जिसका निवारण साधारण दंड से किया जा सकता 
है बाल-भ्रपराध के कारणों की जड़ वास्तव में समाज के भीतर है । 
जातीय या यर्यीय भेदभाव, पृथश्कारण, गरीबी श्रौर अ्ज्ञान को जितना 
श्रधिवा नियन्त्रित किया जाएगा, बाल-अपराध उतने ही कम होगे। 
जी नागरिक गन्दी वरित्यों के उन्मुलन प्रोर अच्छी ग्रावास-व्यवस्था 
धशौर मनोरंजन के साधनों ये विरुद्ध मत देता है और जो समाज में जाति 
शोर वर्ग ये आधार पर भेदभाद करता है, वही असल अपराधी है। 
ऐसे छोग झवसर यह स्वीकार नहीं करते कि भेदभाव और दशसमानवता 
की रत्म कारदा बास-अ्रपराधों का इलाज हू, बल्कि वे यह तक देते हैं 
वि समाज के दलित और शोपित वर्ग में चूँकि बाल-अपराध की 
४, सगलिए उसे भेदभाव के द्वारा अपने से दूर रखना चाहिए । 
पयवि यह समस्या बहुत गम्भीर है तो नी झमेरिदान लोग विश्व 

पवते है कि एसका समाधान असम्नव नहीं 
लुपाप इतिहास में प्मेरिकनों ने कितने ही देशों 
प्राप्रदासियों को घपने साथ भात्मसात्‌ किया है 


७० श्मेरिका की संस्कृति 


के श्राम रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो रहा है, इस समस्या के हल में भी 
सहायता मिल रही है । इसी तरह सामाजिक विज्ञानों की सहायता से 
प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्ता भी वाल-अपराध की समस्या का अध्य- 
कर रहे हैं । इस दिशा में एक अच्य कदम वाल-न्यायालयों की स्थापना 
है, जो अपराधी बालकों को अपराधी की तरह दड देने के वजाय सहातु- 
भूतिपूर्वक उनकी समस्यात्रों पर विचार कर और श्रावश्यकतानुसार 
उनके मानसिक रुकान में परिवत्तंवन कर, उनको सुधारने का प्रयत्न 
करते हैं । 
देश में वाल-अपराध की समस्या के सुधार के लिए कितती ही 
योजनाओं पर अभ्रमल हो रहा है। पेनसिलवेनिया में बाल-प्रपराध न्याया- 
लय के न्यायाधीश ने अपनी रोटरी क्लब को यह प्रेरणा दी कि वह 
बाल-सुधार के लिए सुधार संघ की स्थापना करे, जो किसी भी प्रकार 
का आवथिक लाभ उठाए बिना यह काम करे और इसके लिए धन-तसंग्रह 
कर एक सुधार-अधिकारी नियुक्त करे। उसके बाद उसने एक स्वयं- 
सेवक समिति बनाने का सुझाव दिया जिसके सदस्य आवश्यकता पड़ने 
पर सुधार-अधिकारी को सहायता दें। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य 
जनता को यह समझाना या कि वाल-समस्याएँ सारे समाज की सम- 
स्थाएँ हैं और बाल अपराधों को रोकने के लिए दंड से बेहतर यह है 
कि इन अपराधों के कारण दूर किए जाएँ। यह अमेरिकन जीवन की 
ही एक विशेपता है कि एक न्यायाधीश ने इस समस्या के हल के लिए 
सरकार का आश्रय लेने के वजाय जनता के एक स्वेच्छुपानिभित 
स्वयंसेवी संगठन की सहायता ली। सरकार इस समस्या के हल 
के लिए मानसिक चिकित्सकों या इसी प्रकार के अन्य पेशेवर लोगों की 
हायता तो दे सकती है, परन्तु वह समाज को या किसी विशेष संप्रठन 
को इस वात के लिए प्रेरित नहीं कर सकती कि वह सारे समाज के 
सामान्य कल्याण और हित को दृष्टि में रखकर पहले अपने सदस्यों की 


पारिवारिक जीवन ७१ 


मदद से, और फिर अन्य लोगों की भी सहायता लेकर इस तरह की 
समस्यात्रों के समाधान का उद्योग करे । 
सधार-अधिकारी को यहाँ जिन वबहत-से बच्चों के मामलों को अपने 


हाथ में लेना पडा, उनमें से एक बालक फ्रींक था। यह लड़का अ्रवंसर 
र श्रौर स्कूल से भाग जाता था और अनेक छोटी-मोटी चोरियाँ भी 


कर चुका था। अभ्रधिकारी ने उसके मामले का अ्रध्ययन कर मालूम 
किया कि फ्रंक गणित में होशियार है । उसने उसे स्कूल के समय के बाद 
बारने के लिए एक ऐसा काम दिला दिया, जिसमें वह अपनी गणित की 
योग्यता का उपयोग कर सकता था | उसने यह भी मालूम किया कि 
फ्रैक को पुरानी कारों की मरम्मत का बहुत शौक है । जब इस सुधार 
संघ को किसी दानी ने १६४० के माडल की एक पुरानी कार दान में 
दी तो फ्रैक के लिए दूसरा महत्त्वपूर्ण ददम भी उठाया गया। फ्रैंक अब 
शन दोनों कामों में इतना व्यस्त रहता था कि समाज-व्यवस्था का प्रति- 
राध बारने या उसे चुनौती देने का वक्‍त ही उसे नहीं मिलता था | 
उसकी जो शवित श्रौर भावनाएँ उसे गम्भीर अश्रपराधों की शोर ले जा 
सवाती थीं, वही श्रव अ्रच्छे कामों में लग गई । 


किशोर बय के बालकों को सबसे अधिक आवश्यकता इस अनुभूति 

यो है वि समाज को उनकी झावश्यकता है और वे प्रौढ़ों श्रौर वयस्कों 
यी दुनियां में बुछ उपयोगी काम कर सवते हैं। इसलिए समाज में 
उपयोगी पझ्लौर लाभकारी काम की उनकी इस श्रावश्यकता को पूरा 
ने के लिए सारे देश में ध्रनेक सफल कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं । 
इनमें से कुछ बागम स्वयं किशोरों ने ही चलाए हैं। पैस्काक (न्यू जर्सी) 
में एफ ब्रपताल वी बहुत अधिक झावध्यकता अ्रनुभव की जा रही थी, 
जनके लिए घन-संग्रह वरने को किशोरों का संगठन बनाया गया। 
नन्संग्रहू के लिए नृत्य कार्यक्रमों के आयोजन से लेकर 
शायरेवटरियाँ दटने शौर एक मकान के मॉडल के प्रदर्शन के टिकट 


| 

न] 

है * | 
न 
रे | 

अं ! 


तक, सभी तरह के बंगम किए | किशोरों को थोड़ा-सा पथप्रदर्शन 


७२ अमेरिका की संरक्षति 


देकर ही उनकी शक्ति को उपयोगी कामों में लगाया जा सकता है। 


इससे किशोरों को परिपक्व होकर समाज के जीवन में अपना उपयुक्त 
स्थान बनाने में भी सहायता मिलती है । 


व३द्ध नागरिक 

वाल-समस्या के साथ-साथ देझ् में वृद्धों की भी समस्या है । दोनों 
की समस्याओ्रों का कारण एक ही है और वह है उनकी उपेक्षा | हमारा 
द्र तगामी, गतिशील और कठोर-परिश्रमी श्रौद्योगिक समाज अभी तक 
किशोरों और वूढ़ों की शक्ति और योग्यता को उपयोग में लाने 
के लिए कोई उपयुक्त रास्ता नहीं निकाल सका है। किशोरों को ऐसे 
ज़िम्मेदारी के काम नहीं मिलते, जिनमें वे श्रपती शक्ति का उपयोग . 
कर सकें । इसी तरह बूढ़े |भी अपने उपयुवत कामों से अपने आपको 
वंचित भ्रनुभव करते हैं । लोगों से ६५ वर्ष की आयु में और हो सके 


तो ६० ही वर्ष की आयु में कामों से अवकाश ग्रहण कर लेने की आशा 
की जाती है । 


हाल में ही बूढ़ों की संख्या में काफी वृद्धि हो जाने से एक नई 
किस्म की चिकित्सा-प्रणाली--वृद्ध-चिकित्सा--प्रारम्भ हुई है। साथ 
ही इन वयोवृद्धों को काम में लगाए रखने के लिए कुछ सामुदायिक 
कार्यक्रमों की भी शुरुआत हुई है। समाजसेवी संगठनों द्वारा उनके 
लिए क्लवें बनाई जा रही हैं और उन्हें अपने लिए खेल, शिल्प, नृत्य, 
शौकिया काम या पढ़ने के अथवा वैठकर गपशप करने के प्रोग्राम बनाने 
का प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 

एक महिला ने अपने बूढ़े पिता पर इस तरह के कार्यक्रम का 
प्रभाव देखकर एक वार कहा: “उनकी भ्ब कई तरह के कामों में 
दिलचस्पी हो गई है | भव वे विल्कुल नई किस्म के श्रादमी हो गए हैं ।” 

स्वयं एक बूढ़े ने भी कहा : “यह तो खूब आश्चर्यजनक बात 


रही । यकीन मानो मेरे लिए तो इससे स्वर्ग ही घरती पर उतर 
आया है ।” 


पारियारिक जीवन ७३ 


सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए सामोजिक सुरक्षा कार्यक्रम ने भी 
स्थिति को बहुत बदला है । जो लोग पहले यह समंभते थे कि बुढ़ापे 
में उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, वे भ्रव इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
पेन्शन श्रादि मिलने से वहुत सुखी अ्रनुभव कर रहे हैं। यत्ञपि यह्‌ 
पेन्शन बहुत मामूली होती है तो भी उससे बूढ़े पति-पत्नी आसानी से 
श्रपना सीधा-सादा निर्वाह कर सकते हैं, वशर्तें कि उनके पास अपना 
निज का घर हो और विधुर या विधवा भी बुढ़ापे में श्रपने लड़के या 
लड़की के साथ रहते हुए इससे अपना खर्चे स्वयं दे सकते हैं। जिन 
लोगों को बुढ़ापे में अधिक शारीरिक अ्रसमर्थता के कारण देख-रेख और 
परिचर्या की जरूरत होती है वे गर-सरकारी संगठनों या व्यक्तियों 
हारा चलाये जाने वाले वृद्ध परिचर्या-गृहों में रहने जा सकते हैं। ये 
वृद्ध परिचर्या-गृह यद्यपि हाल में ही प्रारम्भ किए गये हैं तो भी देश 
में ये श्राम हो गये हैं। यहाँ चालीस डालर या इससे अश्रधिक प्रति 
सप्ताह देकर श्रादमी बुढ़ापे भें मजे से रह सकता है और सब प्रकार 
वी चिकित्सा, सेवा श्रोर परिचर्या पा सकता है। बूढ़ों में सबसे अधिक 
दयनीय दण्शा सम्भवतः उन लोगों की है जो बड़े शहरों में कमरे किराये 
पर लेबर रहते हैं, जिनका जीवन अकेलेपन में बीतता है, जो रेस्तोरा 
में जावार अकेले दो-चार गस्से खाकर किसी तरह अपने झ्रापको जीवित 
रखते है या पार्को में जाकर कदृतरों को दाना चुगा कर जीवित प्राणियों 
के साथ सजीव सम्पक वी अपनी अतृप्त झावाक्षा को पूरा करते का 


गत्न बार । विन्‍्त अब ऐसे वढ़ों के लिए भी साथी जटाने की श्रधिका- 
पिक व्यवस्था वी जा रही है 


ध्ट्क 


डावटरी या किसी झन्य पेशे में लगा व्यवित अवकाश ग्रहण करनमे 


/ 


न 


द दुदापे में श्रपने पेश के ज्ञान से समाज की सेवा भी कर सकता 


| नगरों झोर दास्दों में ऐसे स्वयंसदी संगठन भरे पड़े हैं, जो 


ने 


46 


हा 


नागरिकों का स्वास्प्य सघारने, उनके मनोरंजन की व्यवस्था 


ध्ड 


$| 


| थात्मा की दृष्ति के लिए तरह-तरह के श्रायोजन करते हैं। इन 


/50? (4 


हर अमेरिका की संस्कृति 
प्भी संगठनों को स्वयंसेवी लोगों की आवश्यकता होती है । बूढ़े नागरिक 
लोग स्वयंसेवक के रूप में जो काम करते हैं उससे समाज का जीवन 
और भी समद्ध होता है । 
सामाजिक विज्ञान-वेत्ताओं का कहना है कि पुरानी पीढ़ी की 
प्रतिष्ठा और प्रभाव श्रव पहले जैसा नहीं रहा और कुछ ह॒द तक 
यह वात सही भी है । फिर भी बूढ़े दादा या नाना अपने लड़कों के 
सलाहकार और नाती-पोतों के खेल के साथी के रूप में आज भी परि- 
वार में महत्त्वपूर्ण भूमिका अ्रदा करते हैं । अमेरिकन बच्चे दादा-ताना 
के यहाँ जाते पर या उनके अपने यहाँ आने पर बहुत खुश होते हैं । 
बच्चे नानी या दादी के सिलाई और पकवान बनाने के काम को खूब 
पसन्द करते हैं और उनके मुह से पुराने जमाने की कहानियाँ बड़ो चाव 
से सुनते हैं । बूढ़ों को बच्चों के साथ घुलने-मिलने के लिए वत्त निकाल 
कर बड़ी खुशी होती है, क्योंकि दोनों में एक बड़ी समानता है; दोनों 
ही जीवन की तेज गति से घूमने वाली चकरघिन्नी के किनारे पर खड़े 
हैं--वच्चे उसमें प्रवेश करने के लिए और बूढ़े उससे बाहर निकलने 
के लिए । बुढ़ों में बच्चों के लिए एक बड़ा रोमांचक रहस्य छिपा रहता 
है-वे उन्हें श्रनदेखे अतीत का मूर्तिमान इतिहास समभते हैं । बूढ़े 
लोग उस परिवार की, जिस पर वच्चे आश्रित होते हैं, सुरक्षा, स्थायित्व 
ओर सतत-प्रवाह की गारंटी हैं। किसी परिवार में लोगों का सत्तर 
या अस्सी वर्ष की लम्बी आयु भोगना उसकी प्रतिष्ठा, इज्जत और शवित 
को बढ़ाता है। और यह वात झाज भी पहले की भाँति विद्यमान है । 
यद्यपि परिवार के बहुत-से काम आज अन्य संस्थाओं ने ले लिए 
है, फिर भी परिवार ही अपने सदस्यों के भावनात्मक जीवन का केन्द्र 
वही उनकी गहरी निष्ठाश्रों और वफादारियों का मध्यवर्ती बिन्दु 
उनकी सर्वप्रथणथ और फलतः सबसे प्रवल अभिवृत्तियों का ख्नोत 
गौर लोकतन्त्र की शिक्षा का प्रशिक्षण-स्थल है । माता-पिता कभी- 
कभी अपने अ्रजान या निराशा से उनमें अनेक हानिकर अभिवृत्तियाँ 


/0॥॥" 


न्‍ 
(९६ 

द्ठै 
ट्‌ु 


यारिवारिक जीवन जप 


या रखेये पंदा कर देते हैं। फिर भी माता-पिता द्वारा दिए गए इस 
प्रशिक्षण से, चाहे वह कितना ही दोष-पूर्ण हो, ले-दे को प्रवृत्ति का 
द्वार खुल जाता है श्रौर आदान-प्रदान की यह प्रवृत्ति हर व्यवित में 
होनी चाहिए । जब यह प्रवृत्ति अपना काम अच्छी तरह करने लगती 
है तब वह देश में ऐसे नागरिक तंयार करतो है जो अपने परिवार से 
पाये प्रेम को समूचे मावव समाज के साथ शअ्रपने व्यवहार में उड़ेलने 
के लिए उद्यत रहते हैं । 


ग्रध्याय : पाँच 


अमेरिकन चरित्र 


जिस तरह शंग्रेजों, तुकों और चीनियों के चरित्र की कोई एक 
निश्चित बनत नहीं बताई जा सकती, वैसे ही अमेरिकनों के चरित्र 
की भी कोई एक बनत नहीं है। अमेरिका में व्यक्तित्व किसी एक 
निश्चित आकार का नहीं है, वल्कि वह बहुत पेचीदा और विविधतापूर्ण 
है क्योंकि यहाँ नाना जातियों और नाना संस्कृृतियों से लोग आये हैं, 
संसार के सभी भागों से झ्राप्रवासियों की लहरें एक के बाद एक यहाँ 
आती रही हैं और यहाँ के विविध प्रदेश भी एक-दूसरे से बहुत भिन्‍न 
हैं। फिर यहाँ घामिक विश्वास भी श्रनेक प्रकार के हैं और उनके 
अनुयायियों पर उनके असर भी अलग-अलग ढंग के हैं । फिर विभिन्‍न 
पीढ़ियों ने भी अमेरिकन व्यक्तित्व में विविधता और वैचित््य ला दिया 
है--पहली पीढ़ी आप्रवासी की थी और दूसरी उसकी सन्तानों की 
भर तीसरी इन सन्तानों की भी सन्तानों की । 

यद्यपि लोगों में इन सभी विभिन्‍न और विविध शअ्रमेरिकनों को 
एक में ही मिलाने और गड़वड़ा देने का प्रलोभन रहता है, तो भी जो लोग 
अधिक गहराई में जाते हैँ, वे श्रमेरिकन जीवन में पायी जाने वाली इस 
विविधता और आत्म-विरोधों पर हैरान रह जाते हैं। यह सही है कि 
अमेरिकन लोग सब मिलाकर काम में बड़े परिश्रमी होते हैं, किन्तु 
वे खेल और गआत्म-विनोद में भी कम हिस्सा नहीं लेते । वे संसार 
के किसी भी अन्य देश के लोगों की अपेक्षा यात्रा करने, बाहर जाकर 
छुट्टी मनाने, शिकार खेलने, खेल खेलने, पीने-पिलाने, धूम्रपान करने, 
सिनेमा और टेलीविजन देखने और पत्र-पत्रनिकाएँ पढ़ने में समय 
और धन अधिक खर्च करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वे गिरजाघरों, 


अ्रमेरिकन चरित्र 9 


समाज-सेवाप्रों, अस्पतालों ओर सभी प्रकार के दान-पुण्य के कामों पर 
भी अधिक पैसा खर्च करते हैं । वे हमेशा जल्दी में रहते हैं, फिर भी 
दूसरों से श्रधिक विश्राम करते हैं। वे व्यक्ति के अधिकारों के प्रति 
सजग रहते हैं श्नौर साथ हो आादतन रूढ़िवादी भी होते हैं । वे वड़प्पन 
और महानता की पूजा करते हैं, परन्तु साथ ही छोटे आदमी को भी, 
चाहे वह व्यापार में हो या किसी अन्य क्षेत्र में, इज्जत करते हैं । 
सफलता का लक्ष्य 

एक बात जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं, स्वयं अमेरिकन नी, 
यह है कि अमेरिका के लोग सफलता को बहुत महत्त्व देते है। सफलता 
वा प्र्थ भौतिदा समद्धि पाना ही नहीं है, वल्कि किसी भी प्रकार का 
बरटा सम्मान या इज्जत पाना है। यदि कोई लड़का व्यापारी दनने 
के बजाय धर्म-प्रचारक वनना पसन्द करे तो उसमें कुछ बुराई नहीं 
£ विम्तु धर्म-प्रचारदा बनने के बाद वह्‌ जितने बड़े चर्च में और 
जितने बड़े जन-समृदाय के सामने धर्मोपदेश करेगा, उतना ही वह 
सपाल समझा जाएगा । 

प्रमेरिवनों में सफलता की पूजा की इस भावना के झनेक कारण 
है। उदाहरण के लिए शुद्धाचारदादियों का यह विश्वास था कि काम 
वरना अपने श्राप मे तो भच्छा है ही, लेकिन इसलिए वह और भी 
धब्पा है कि उसवा जो पुरस्कार मिलता है, वह ईश्वर के प्रे 


(५ 


४ है । दूसरी बात ०ह है कि झमेरिदा एक दिशाल देश हैं भौर 
विदा संग्पदाशों के विपुल भंडार के कारण उसमें बसने और 
सहलता पाने के छदसर नी प्साधारण रहेहई र्ई ऐसी 





रिधिर घोर सुस्थापित समाज्य्यदस्या नहीं थी जो ऊँच-नीच का 


णगन्नद क्ूरत।, संजिए 


प्रश्ययसाय से दा ऋझोर रापल दनन दा ऋदनर था । 
० 


छ्ाप्रदासी इस वे: लिए दत-संबल्प थे कि 
यम ध 
हणला उठा ने न दरनुझों से वे बंचित रहे पे, उन्हें नई डे 


७८ _ श्रमेरिका को संस्कृति 


में प्राप्त करके रहेंगे और उनकी सन्‍्तानें इस बात के लिए कटिबद्ध 
थीं कि वे और भी सफलता प्राप्त कर और वर्गहीन अस्थिर समाज 
में ओर भी ऊँची सीढ़ी पर चढ़कर आप्रवासीपन का चिह्न अपने ऊपर 
से उतार फेंकेंगी । अमेरिका में यूरोप की भाँति लड़के परिवार के 
भीतर माता-पिता की विशेष कृपा या प्रेम पाने के लिए प्रयत्न नहीं 
करते, वल्कि बाहरी दुनिया में अपने मन के मुताबिक चुने हुए मार्ग 
पर चलकर सफलता पाने का उद्योग करते हैं । 

जो समाज प्रतिस्पर्धा को इतना महत्त्व देता है, उसका आक्रामक 
होना स्वाभाविक है, हालाँकि कानून, उसकी आक्रामकता को एक 
निदिचत सीमा में बाँध देते हैं। उसमें एक प्रकार की कठोरता होती 
है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए तो अच्छी चीज है, किन्तु कुछ 
व्यक्तियों के लिए वह कष्टकर हो सकती है । जिन दिनों हम लोग 
निरन्तर भागे बढ़ते हुए अ्रमेरिका को आबाद कर रहे थे, उन दिनों हमारे 
अस्तित्व को बचाये रखने के लिए यह आझ्राक्रामक वृत्ति आवश्यक थी, 
परन्तु आज वह समाज के लिए खतरचाक हो सकती है | जो कारखाना- 
मजदूर श्रपने श्रागे बढ़ने के रास्ते को बन्द पाता है और वर्षों तक 
निरन्तर एक ही काम पर लगा रहता है, उसकी आगे बढ़ने की 
आक्रामक वृत्ति जातीय घृणा या कारखाने के मालिकों से ऋगड़े के रूप 
में वाहर उभर सकती है और यह भी सम्भव है कि वह शराबी बसकर, 
दुघंटनाओं में लिप्त होने की प्रवृत्ति अपनाकर या रुग्ण-तांतिक व्यवहार 
करके अपने ही विरुद्ध आक्रामक बन जाये । 

सफलता को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाने के कारण सफलता 
के पुरस्कार भी वहुत ऊँचे हैं। संयुक्त राज्य में लोग धन को सिर्फ 
धन की खातिर नहीं चाहते; घन केवल सफलता का प्रतीक या साधन 
मात्र है। मनुष्य का दर्जा ओर सामाजिक स्थिति बढ़ने के साथ-साथ 
उसकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती हैं। सैकड़ों स्वयं-सेचक संस्थाएँ 
उससे उदार दान की आशा करती हैं। ये संस्थाएँ इस दान से समाज 


झमे रिकन चरित्र ७६ 


की सेवा करती है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के परिचय ग्रन्थ पर एक नज़र 
डालिये तो झ्रापको ऐसे कितने ही प्रतिष्ठित और प्रमुख व्यापारियों 
के माम मिल जाएँगे, जिनका सम्बन्ध सावंजनिक सेवा और कल्याण के 
लिए संगठित बहुत-सी समितियों और धंधों से होगा । 

मनोवज्ञानिकों का कहना है कि सफलता और प्रतिष्ठा के लिए 
प्रयत्त करने की यह वृत्ति असल में अपने अन्दर विद्यमान भयों और 
अन्दरूनी खोखलेपन पर विजय पाने का ही एक उपाय है। एक सचल 
श्रौर गतिशील समाज में एक परिश्रमी और अ्रध्यवसायी व्यवित दूसरों 
के साथ अपनी तुलना या प्रतिस्पर्धा करने श्जौर यथासम्भव आगे बढ़ने 
वी प्रवत्ति से किसी भी तरह बच नहीं सकता । 

एस प्रकार वी सामाजिक प्रणाली उन लोगों के लिए श्रवश्य अच्छी 
है जिनमें सपाल होने की क्षमता और लगन है, किन्तु साधारण किस्म 
के श्रादमी के लिए वह अ्रच्छी नहीं है। ऐसे समाज में श्सफलता का 
भय, प्रतिस्पधियों का डर श्रौर आत्मसम्मान की हानि की आशंका 
साधारण व्यवित के लिए दवृह बोक वन सकती हैं। इसलिए ये लोग 
प्रेम की श्रत्यधिक श्राकाक्षा करने लगते है ताकि मन पर पड़े इस 
बोन और तनाव को कम कर सके । इस तरह प्रेम और सफलता को 
वे पररपर जोड़ देते है । गोरर वा खयाल है कि अधिकांश अमेरिकन 
पगरक होने से पूर्व ही यह धारणा बना लेते है कि सफल होने का बर्थ 
प्रेम बग पात्र होना और प्रेम वग पात्र होने के थर्थ है सफल होना । 
एस धारणा को बनाने में माताश्रों का नी हाथ रहता है, वयोंकि वे 
र्फूल में सफल होने पर दच्चों को प्यार करती है झौर असफल होने 
पचप्पा 7 बरता ॥ 


घबर्प वे लिए एड वर्ग ने ठापर उठनज्ञर 


रोक नहीं है, उसदेः लिए यह दाधा नहों है कि उसे केबल 


' 
सब्यपसाय वी ही अपनाना परेंगा आर ने उसी शिक्षा के लिए कोई 
समता सणझिएण निदान्ततः पह न सा 2 
साभा ९, एसजिण निद्धान्द्त: यहू समन जाता है कि उसके लिए 
हि 


० प्रमेरिका की संस्कृत्ति 


उपलब्धि और सफलता की भी कोई सीमा नहीं है। ऐसी दशा में ऐसी कोई 
जगह नहीं है, जहां पहुँचऋर बच्चा यह कह सके कि मैं अपनी मंजिल 
पर पहुँच गया हूँ और अब मेरा काम सिर्फ इस मंजिल पर दृढ़ता से 
जमे रहना है । सिद्धान्ततः कोई भी लड़का देश का राष्ट्रपति बन सकता 
है, इसलिए उसका यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह उसके लिए 
प्रयत्त करे। मनुष्यों को उनके वर्ग से नहीं, उनकी उषलब्धि और 
सफलता से नापा जाता है | धनी या उच्च वर्ग में पैदा होना कोई गर्व 
की बात नहीं है, असली परख और कसौटी यह है कि जिस जगह से 
मनुष्य प्रारम्भ करता है, वहाँ से वह कितना थयागे बढ़ा है । 
अमेरिकन काम से प्यार करते हैं। काम उत्के लिए मांस और 
शराब की तरह आवश्यक और प्रिय है। हाल के कुछ वर्षों में उन्होंने 
खेलना भी सीखा है, परन्तु खेल को भी वे काम बना लेते हैं । उदाहरण 
के लिए यदि उन्हें बर्फ पर सकी से फिसलने का खेल खेलना है तो वे 
उसे भी खेल की तरह नहीं खेलेंगे, बल्कि उसमें इतने जोर से अपने 
आपको भोंक देंगे कि उससे एक घोड़ा भी मर जाए। छुट्टी मनाने के 
लए वे थात्रा पर जाएँगे, पर एक-एक दिन में पाँच-छः सौ मील का 
सफर कर डालेंगे । प्राकृतिक दृश्य का आनन्द लेने जाएँगे तो साठ मील 
प्रति घंटे की चाल से मानो उड़ते जाएँगे, सिर्फ तभी रुकेंगे, जब फोटो 
खींचना चाहँंगे और फिर घर लौटकर इन तस्वीरों को देखकर ही वे 
यह जान सकेंगे कि वे बया देखने गए थे ) 
अभी कुछ समय पहले तक इस देश में करने को बहुत काम पड़ा 
था। प्रारम्भ में सभी किस्मों और परिस्थितियों के लोगों को काम 
करना पड़ना था | धर्म-प्रचारक को पेड़ काटने और खेत जोतने पड़ते 
थे। अध्यापक, डाक्टर और मजिस्ट्रेट, सभी को अपनी सर्वेसामान्य 
रक्षा के लिए वन्दूक कन्घे पर उठानी पड़ती थी । किसानों को अपने 
लिए औज्ञार, घोड़े की जोन और घरेलू सामान बनाना पड़ता था । 
वह ल॒हार, बढ़ई, टीन-डिब्बरे वाला, शराब खींचने वांला और पश्च 


प्रपेरिकद चरित्र 


चिदित्सक, सब-कुछ स्वयं ही था और उसकी पैक्नी भी कृत्तक, वुनकर 
ग्रीर डाक्टर सभी-क्रुछ थी । 8 पक 
भौतिकवाद 

प्रमरिका झाने के लिए भ्रपना सर्वस्व वाजी पर लगा देने वाले 
नर-नारी श्राम तौर पर गरीब थे । उन्होंने वहुत कड़ी मेहनत की और 
यहाँ अपना निज का कारोबार खड़ा करने या फार्म खरीदने के लिए 
गे-शखे रह कर भी पैसा बचाया। जिस स्वतन्त्रता का मोह श्र 
श्राकर्षण उन्हे महासागर के पार यहाँ खींच कर लाया वह बोट देने की 
स्वतन्त्रता नहीं थी, वल्कि स्वयं अश्रपनी सम्पत्ति का स्वामी बनने की 
भ्दतन्यता थी । इसलिए यह स्वाभाविक था कि वे अ्रपने निज के प्रयत्न 
से श्रजत जमीन और व्यवप्ताय को इतना महत्त्वपूण श्रोर मुल्यवान्‌ 
समभजते । 

सगुद्र पार से नये आने वाले इन श्राप्रवासियों की अरजन झौर प्रवाप्ति 
व एरा स्वाभाविक श्रादांक्षा के बावजूद अमेरिका में धन के प्रति 
सोगों का रवेया बिल्कुल भिमन्‍न है । जेसा कि जमंन मनोविज्ञान-वेत्ता 
हाजो सुन्स्टरबर्ग ने कहा है, “प्रमेरिकन जो सोना प्राप्त करता है, उसे 

ह प्रपनी योग्यता के प्रमाण वे रूप में ही सम्मान और महत्त्व देता 

४" * श्मलिए उसे भौतिवावादी कह कर निन्दित करना और उसकी 


शादर्शदादिता से इन्दार वारना बुनियादी तौर पर गलत है***** 
धर्मेस्किन व्यापारी के लिए यह कहना कि वह घन के लिए काम करता 


0, शिर्फ उतना हो सही है जितना कि किसी चित्रकार दी कला की 
प्रशंना पारते एए यह बाहुना कि वह पँसे के लिए चित्र बनाता है ॥”# 
गे वी प्राप्ति एसलिए महत्त्वपूर्ण ट कि वह सफलता का सबसे 


ता, स्ावंजनिक लोगों का 


स्पष्ट प्रमाण है, राणांगि समाज मे 


हा ५ 


सद्धि द्यादि ब्न्य प्रमाण नो 


? 


प्र 
36% ६०८ सपा 2050 ६ 0 3“याीशरा दा द््त 
यान दाएए्ट हाया, ऋष्ठा पान थार प्र 


*ि 


कर 


पर प्रमेरिका की संस्कृति 


हैं। किन्तु प्राप्त धन को कायम रखना कतई महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । वल्कि 
यदि व्यक्ति घन प्राप्त करके भी सिफे उसे बनाये रखने की खातिर, 
कंजूसी से रहे, अच्छा जीवन-यापन न करे, उदारता से दान न दे और 
परिवार के गरीब और जरूरतमन्द सदस्यों की सहायता न करे तो 
लोग उस धन को हिकारत की नज़र से देखेंगे । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बाहर से आने वालों को अमेरिका में जो 
भौतिकवादिता दिखाई देती है, वह धन-दौलत को जमा रखने और 
कृपण की भाँति उसके प्रति प्रेम की भौतिकवादिता नहीं है| वल्कि यहू 
धन को कमाने और भोगने की भौतिकवादी वृत्ति है। इसके अलावा 
यह शायद सारे संसार में ही मध्यम वर्ग की अ्भिवृत्ति है, और क्योंकि 
अधिकतर अमेरिकन मध्यम वर्ग के हैं, इसीलिए यह उनकी विशेषता 
प्रतीत होती है । 

भ्रमेरिका को प्रकृति से कच्चे माल के असीम भंडार का वरदान 
मिला है। अपनी मन्‍्दी के दिनों में उसने अनुभव से यह सीखा है कि 
यदि कोई देश, चाहे वह कितना ही समृद्ध हो, अपने साधनों और धन- 
दोलत को अपनी बहुसंख्या के लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करता तो 
वह गरीब हो जाएगा । इसीलिए अ्रमेरिका श्रव इस गलती को दोहराना 
नहीं चाहता । वह जो कुछ पैदा करता है उसका एक बड़ा भाग, जिसमें 
कृपि उत्पादन और मशीनरी, दोनों शामिल हैं; इस आशा से समुद्र पार 
भेज दिया जाता है कि इससे संसार के अन्य भागों का जीवन-स्तर भी 
ऊँचा उठाया जा सकेगा । 

इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उत्पादन का स्तर 
ऊँचा होने से भौतिक सुखों और झ्ाराम का स्तर भी ऊँचा होता है। 
यह भी सही है कि अमेरिकन लोग नई, चमकदार तड़क-भड़क वाली, 
आरानदेह और कम श्रमापेक्षी वस्तुओं को वहुत पसंद करते हैं। आज 
अमेरिकनों को डवल रोटी वेकरी से ही कटी-कटाई मिलती है ताकि 
घर की मालकिन को उसे काटने की तकलीफ न उठानी पड़े । पहले 


अमेरिकन चरित्र रे 


जिस टोस्टर में डवल रोटी के टोस्ट सेके जाते थे वह एक बार में 
दोस्ठ का एक ही भाग सेक सकता था, इसलिए उसे पलटना पड़ता था 
इसके बाद ऐसा टोस्टर बनाया गया जो एक साथ टोस्ट को दोनों ओर 
से सेंक देता था । और भ्रव नया टोस्टर ऐसा है कि उसमें टोस्ट सिक 
बार स्वयं बाहर भी ञ्रा जाता है । इससे गृहिणी को उसे टोस्टर में से 
निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती । जल्दी ही ऐसा टोस्टर बन जाने 
वी श्राणा है जो टोस्ट को सेक कर मवखन लगा देगा श्र काटकर 
प्लेट में भी पहुँचा देगा । सम्भवतः ऐसा टोस्टर वन भी गया है । 

प्रथ्न यह है कि अमेरिकनों ने जब एक ऐसी दुनिया बना ली है 
जिसमें वे हाथ उठाने या पाँव हिलाने तक की तकलीफ उठाये बिना 
झआ्राराम से रह सवाते है, तब वे अपने भीतर की रुद्ध भाप को बाहर 
मिकालमे के; लिए तरीके वयों खोजते है ? श्रमरिका के नगरों में 
स्विटल सेलने के मंदानों, गोल्फ बज़बों, ठेनिस छोटों, मनोरंजन की 
पलवों, ट्वोटलों, चर्चो श्रौर सभान्‍सोसाइटियों की भरमार है जिनमें 
प्रभरिन्‍्रन जोग जावार अपने तन और मन की सारो तादात को उडेल 
बार हल्के होते है। अ्रमेरिकन लोग मेहनत और श्रम को बचाने वाली 





मथीन और उपकरण बनाते है ताकि समय श्औौर शवित को वचाकर 
दूसरों जगह्ट जगा सके । 
बन्य रे 
सदा का झादण 
भोतियदाद मा धाराम टव्दों में स्वार्थ की द े 
नोतियवाद श्लौर प्ाराम शब्दों में स्दाप॑ं की दू द्याती है--ऐसा 
पसंद क सोनी मरष्य दूसरे वा शझाराम झोर नुक्त छीनकर झपने लिए 
“३4-३५, हैक न्प्ल्ता छज्++ ५5 कक प््प्त् दी ्आ। उ* >> 
कि पा अझनसे दब ता | | व जया तक अमेरिकनों का 
के टुअ है, उस और चाहे किदसो हो छाजोचना की छाए, उनके 
है धाय्ाभर न एए एइनना उप तो देदे ह है कि दे उदार 
2७ पर «पक कक है >कम्ड का काश व पा बल है “का: व्ण पक ही: बन 
' चआुउनटाण-ाण। सके बचत एाुदगा दा सहायता दरते हैं। 
गण बदाई धरम दे शय उपदेश को झबसर याद करते हैं 
ग पम्प रमन जक ७ £; भ 
ये प्यड्र एुसने शान उप चाहत हो, देसा हा तुम ना 


छोड ह॒ अमेरिका की संस्कृति 


दूसरों के प्रति करो।” देश में या विदेश में कहीं भी विपत्ति आने पर 
ग्रमेरिकन लोग पीड़ितों की सहायता के लिए स्वेच्छया उदारता 
से दान करते हैं। शुरू में अमेरिका में नई आ्रावादियाँ बसने पर और 
बाद में नये-तये क्षेत्रों में प्रवेश करने पर पारस्परिक सहायता की जेंसी 
आ्रावश्यकता थी, वैसी भ्राज नहीं रही, तो भी उस सहायता की भावना 
आज भी विद्यमान है । 


ग्रमेरिकन पत्रिकाएँ माइक कात्सानेवस की-सी कहानियों से भरी 
रहती हैं। कात्सानेवस उन्‍्तीस वर्ष की आयु में १६०६ में ग्रीस से 
अमेरिका आया था। वह प्रथम विश्वयुद्ध में लड़ा, उसके बाद उसने 
विवाह किया, किन्तु पत्नी और बच्चा, दोनों को खो बैठा । फिर अपनी 
माँ के बीमार हो जाने पर वह ग्रीस लौट गया और वहाँ उसने फिर 
विवाह किया जिससे उसके नौ सन्‍्तायें हुई । दूसरे विश्व-युद्ध ने उसे 
ओर उसके परिवार को गरीबी में ढक्ेल दिया । माइक ने नाज़ी पे रा- 
शूटी सेनिकों का मुकाबला किया और पकड़ा जाने पर तीन वर्ष तक 
नाज़ियों के बन्दी शिविर में सड़ता रहा। लड़ाई के बाद जब वह घर 
लौटा तो उसने अपने परिवार को जीवित नर-कंकालों के रूप में पाया ! 

अमेरिकन नागरिक होने के कारण परराष्ट्र विभाग द्वारा संयुक्त 
राज्य में लौटने के लिए दिये गये अवसर का उसने ज्ञाभ उठाया और 
तीन बड़े बच्चों को लेकर वापस अमेरिका आ गया । बाकी परिवार के 
जहाज भाड़े के लिए पैसा बचाना उसके लिए सम्भव नहीं था ) माइक 
की आयु इस समय ६४५ वर्ष थी। जब उसकी कहानी अखबारों में छपी 
तो उसे शेष परिवार को अमेरिका लाने के लिए भाड़े के रूप में २६०० 
डालर की राशि की झ्रावश्यकता थी, उसका दान से तुरन्त प्रवन्ध हो 
गया । जिस नौसैनिक सप्लाई डिपो में माइक काम करता था उसके 
जन-केल्याण निदेशक ने सरकारीइलाल-फीताशाही के बावजूद जल्दी ही 
एक ऐसा छोटा और सादा मकान तलाश कर दिया जिसे माइक खरीद 
सकता था। रंग-रोगन बालों ने सकान पर मुफ्त रंग-रोगन कर दिया, 


अमेरिकन चरित्र प्र 


करनीचर की दुकानों ने फरनीचर दे दिया श्रौर ग्रीक चर्च को महिलाशों 
ने कपड़े और भांडे जुटा दिये। और माइक ने अ्रपना परिवार 
बुलवा लिया । उसने छृतज्ञ होकर कहा, “यह सिफ्फ अ्रमेरिका में ही हो 
सवता है ।! 

सेवा का आदर्श श्रमेरिकन जीवन की अनेक शाखाश्रों में फला हुग्रा 
है । नगर श्रौर समाज की संस्थाश्रों से श्रव यह आशा अ्रधिकाधिक की 
जाती है कि वे नागरिकों की श्रावश्यकताशों को श्रनुभव करेंगी और 
जीवन को अधिक स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनाएँगी | इसके अलावा 
व्यवसाय का रूप में भी जन-सेवा श्रव श्रधिकाधिक की जा रही है। 
सन १८७० में मसेबाग्रों के उत्पादन में लगे अनुभवी श्रमिकों की संख्या 
कुल प्रमणवित बा २४ प्रतिशत थी, विम्तु श्राज वह ५३ प्रतिशत है। 
श्रापको घिद्यु के कपडे पुलवाने हों, मोटर की घुलाई-सफाई करानी हो 
था अपने कुत्ते के बाल बाटाने हों,ये सभी सेवाएँ झापको मिल 
जाएँगी (मोटरों की धुलाई-सफाई तो थ्ाजकल श्रधिकतर मभश्ञीनों से 
होती # और दस-पर्द्रह मिनट में पूरी हो जाती है)। हर टेलीफोन की 
विन्ाब कें भ्रन्त में पीले रंग के पन्‍नों में ऐसी सेकड़ों व्यावसायिक 
सेयाग्रों बी हती है । 


का >र 
्प पृ; 


ट। 
है| 
थि 
उप 
८ 


व्यवस्था भ्रधिकाधिक झपनायी जा रही 
२ वि ग्राहवोें से यस्तुकझ् को बोगत कुछ कम ली जाए और उसके 
: एकायों थे बर्मचारियों द्वारा किये जा रहे कुछ काम श्रव 
शतक सरपयन्तेदा था शप में स्वयं बार लें। दूसरी और छोटी दुकानें 
झषने ग्राएतें के लिए, गासवार उपनगरों था गांदोी मे दर रहने वालों 


के दिए झाग पर पर ही पएरंचाने वे 


«| 0० 75 न नमक सा: यमन श 232 या >+ 2 
वे रूप ने एरू-पराड छे गायों मे अपना माव पहुंचाने 





+ शा दे शापइाहार ५ 
|| अर ५ 8 है को रह 
तक 


८६ ः प्रमेरिका की संस्कृति 


मोटरकार आदि बेचने वाले, बीमा एजेंट और चिट्टियाँ पहुँचाने वाले 
डाकिये भी देहातों में आते रहते हैं । 

सेवा पर अमेरिका में जो बल दिया जाता है, वह हमारे राष्ट्रीय 
चरित्र में दो परस्पर-विरोधी ताकतों के समन्वय और सम्मिश्रण का 
प्रयत्त है--एक ताकत है व्यावसायिक सफलता के लिए कठोर परिश्रम 
की और दूसरी है पर-सेवा की धामिक भावना की । दूसरी शोर ये सेवाएँ 
प्राप्त करने के बाद ग्राहक भी इन सब को लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करते 
हैं, क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि जब वे उन्हें ये सब सेवाएँ प्रदान 
करने के लिए तकलीफ उठाते हैं तो उन्हें भी उनको सफल बनाने की 
कोशिश करनी चाहिए। 

आधुनिक माता अपने बच्चों को दूसरों की सेवा करने, दुबंलों और 
स्त्रियों का खयाल रखने, इन्साफ और ईमानदारी का बर्त्ताव करने और 
इसी प्रकार के अन्य वांछनीय नैंतिक आचरणों की शिक्षा देती है। मनो- 
चैज्ञानिकों का विश्वास है कि अमेरिका में स्त्रियाँ ही अपने बच्चों को 
पालती और शिक्षा देती हैं, इसलिए अमेरिकन लोग सद्व्यवहार को 
घ्त्रैण आचरण समभते हैं। किन्तु यदि श्राप श्रमेरिकनों से बातचीत 
फरें तो अधिकतर अमेरिकन यह स्वीकार करेंगे कि पिता ही अ्रन्तिम 
निर्णायक और दंडदाता होने के कारण बच्चों के मन में नेतिक नियमों के 
प्रतिष्ठापक के रूप में रहता है और इसीलिए अच्छाई और सद्व्यवहार 
उन्हें पुरुषोचित गुण प्रतीत होते हैं । 
समरूपवादियों का राष्ट्र ? 

अधिकतर विदेशी प्रेक्षक यह स्वीकार करते हैं कि अ्रमेरिकन जीवन 
में समरूप वादिता है। अमेरिकनों को इस नये देश में कुछ परम्पराएँ 
स्थापित करनी पड़ी हैं, उन्हें विविध संस्क्ृतियों के लाखों या करोड़ों 
लोगों को ग्ात्मसात्‌ करना पड़ा है, इसीलिए वे कुछ बुनियादी बातों के 
वारे में समरू्षता चाहते हैं। फिर भी विदेशी आगन्तुकों को यहाँ जो 
समरूपता दिखाई देती है, वह केवल बाहरी है श्ौर वह भी जितनी दिखाई 


प्रमेरिदान उरिध्र फिर 


देनी है, उतनी नहों है। अमेरिका के व्यापारी इंग्लैण्ड के व्यापारियों 
की प्रपेणा श्रपनी वेश-भूपा में श्रधिक स्वतन्त्र हैं। स्त्रियों की पोशाकों 
में भी बहुत विविधता है। सुपरमार्कंटों में श्राप उन्हें समूर-लगे 
बापड़ों से लेकर बरमूडा की पेंट तक, अनेक किस्म के कपड़ों में 
देल सकते है । सब शहर ऊपर से देखने में बहुत कुछ एक 
से लगते हैं, रात को सभी घहरों में निश्नोन की रोशनियाँ जगमग करती 
, विन्‍्तु जब श्राप उन्हें श्रधिक नजदीक से श्रौर प्रधिक श्रच्छी तरह 
जानेंगे तो उनमें बहुत विविधता पाएंगे। यद्यपि सिनेमा-घरों में श्राप 
सभी जगह एक-सी फिल्में देखेंगे, किन्तु श्रधिक गहराई से देखने पर 
घाप हर शहर में अपने श्रलग शौकिया संगीतकार, वीमरा-वलवें शौर 
विन्नवाजा की बाक्षाएँ पाएंगे। सन्रह करोड़ शआ्राबादी के एक विशाल 
राष्ट्र में रचियों श्लौर स्वभाव की भारी विविधता श्रापको मिलेगी । 

यहां नयथे-मय्रे घामिक सम्प्रदाय उभरते हैं, मानवीय सम्बन्धों और 
लोदबा-मयोदिधान के नये सिद्धान्त प्रस्थापित होते हैं श्लौर आहार विज्ञान 
के बारे में नई-वई मान्यताएं कायम की जाती है और उन सभी को 
शब्यायी मिज जाते है । नई शोर श्रसामान्य वस्तु वा झावर्षण और 


५० 


/प 


उसे प्रपनाने को प्रवृत्ति श्रमेरिवनों में स्वभाव से विद्यमान है| 


फिर भी गंसार दंग कोर नो समाज तय तक पल-फूल झौर पनप 


छ् कक ता पर कर अरे वत विकका द्वि मम ७. पाता ">> 2० जम लकी 2 मन» जा दर 
0 रबादा, जब दवा वि उसे एबता देः शून्त में वाधने वाला एक मूल 


| 


ग्ल मे हो, जद तक बोर ऐसी चीज न हो, जिसका परिपालन 





2 2 02223 व 5३ ८. रे के 
सगाण का जउश्णयों को पाने के लिए उदादे संद सदस्य समान 
“एके मचण्गा लाये तो । पविश गोज्टईन मिर्दाः री 

प्‌ लेपबरना काल वी। विश तर दा पर निदशित च्यवित्तत्व 
कजओ. प्रीडड++ कलर हल कफ रे कि अन्‍न  ब 0420 ज्ट। छवियों 220 यह 

॥ ३बउ (भी णामान्यय बै 5 हनचा तक वे समणधान मे न्ह्ायता 
११३॥ रण्गम थी राणा ई दि ह्मेन्छित के ख्ासवार उमवपेः 
सी एिलूपे पे छारणा | ८ शारदा सम, खसासवदार उमतवेा 
नए पर कफारपरी सिने एप छिचाद को शतक जाला एज. लियर--+ >> 

४ मी. ४५३ ४७ «दितेग्ड था रुदान दराता रन ददागत व्याब्त्त्द 

०५ पथ रए्ज + | छिए गूगय शाम टिया # गन फफि-नपे फचों हे 

८. “को ॥ १७४६ +१३ ७५ अत हक ७ ये 5 4 3 चुप क्लिप, ४ पत्शा 
पल हर 5 हर कक का ८३०८३ कक आन व्णे- न जज 2८०४, ० पी 

जा कह 50 05% पड डणझछ छ्च >> शाह 


८८ झमेरिका की संस्कृति 


विकास बड़े पैमाने पर हो रहा था, तब अमेरिकनों का व्यवितत्व 
अ्तर्निर्देशित प्र्थात्‌ श्रपनी आन्तरिक प्रेरणा से निर्देशित था । लोगों 
को अपने अन्तस्‌ से स्क्‍तः ही नये-नये क्षेत्रों में आगे बढ़ने या उद्योगों 
का विकास करने की प्रेरणा और पथ-निर्देशन मिलता था | 
अन्तर्निदेशित व्यवितत्व अपनी शवित को उत्पादन बढ़ाने में 
लगाता था, परन्तु आज का पर-निर्देशित यानी बाहर से दूसरों द्वारा 
निर्देशित व्यक्तित्व अपनी सारी शक्ति को उपभोग में लगाता है। 
कारण, झाज की हमारी बाहुलय की श्र्थ-व्यवस्था में मुख्य समस्या 
वस्तुओं को सुरक्षित रखने और बचाने की नहीं, उत्तको अधिकनसे- 
अभ्रधिक उपभोग और खर्च करने की है ताकि श्रधिकाधिक खपत से हर 
झादमी को काम पर लगाए रखा जा सके और ब्र्थ-व्यवस्था की गाड़ी 
चलती रहे । 
इस सबसे यह प्रतीत होता है कि पुराने जमाने का कठोर व्यक्ति- 
वादिता का ढर्रा अब बदल गया है और बदल रहा है। अव हम उस 
व्यवित की प्रशंसा नहीं करते जी अपने प्रतिस्पधियों की लाशों पर 
पाँव रखकर ऊँची चोटी पर पहुँचता है। इसके विपरीत हम यह 
महसूस करते हैं कि अपने प्रतिस्पधियों के साथ जो व्यक्ति मिलकर 
चल सकता है, जो भपने कर्मचारियों श्रौर सहयोगियों के साथ सद्‌- 
व्यवहार करता है और जिसका चरित्र और स्वभाव हमारे प्रेम-पूर्ण, 
मित्रतायुवत, झापसी निभाव करते वाले और सहकारी व्यक्तित्व के 
आदर्श से मेल खाता है, वही हमारे लिए अच्छा श्र वांछनीय हैं। 
बम फेंकने भ्रौर वर के छत्ते छेड़ने में श्रानन्द लेने वाले टेडी रूज़वेल्ट 
की जगह अरब हम सबके साथ मित्रता और समानता का व्यवहार करने 
वाले श्रोर हर वक्‍त दूसरे को वश में करने वाली मुस्कान से युक्त 
चेहरा लिए आइक (आाइसनहावर) को अधिक पसन्द करते हैं। हम 
अनुभव करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कौशल से सब लोगों को साथ 
लेकर चल सकता है तो वह आइक ही है। और चूंकि कोशलपूर्ण 


प्रमेरिकस चरित्र प्‌ 


व्यवहार को हम इतना महत्त्व देते हैं, इसलिए आ्राइक को हमारा विश्वास 
प्राप्त है । 

यद्यपि श्राज हमारी बाहुल्यमयी प्र्थ-व्यवस्था ने, जिसमें प्रतिस्पर्द्ध 
का पहले ऊँसा स्थान नहीं रहा, अमेरिकनों की व्यक्तिवादिता की 
प्रयुक्त को कमज़ोर कर दिया है तो भी समानता पर बल देने को 
हमारी परम्परागत प्रवत्ति उससे मजबूत ही हुई है। अभी कुछ समय 
पूर्व ता नगर ना धनी व्ययित या शाप्ट्र की दृष्टि में सावजनिक नेता 
गसमभा जाने वाला व्यवित पोशाक, रंग-ढंग और वात-चीत में अपने 
श्ापतत दूसरों से अबग और कुछ दूरो पर रखता था श्रोर स्वयं समाज 
भी उगयसे गहीं अपेक्षा रसता था, परन्तु श्राज चाल्स एवन्स हा ज़ जसा 
प्गनित, जो अपने झ्रापको सर्व सामान्य से दूर रखता था देखने को भी 
मही गिेगा। श्राज ऊँच श्र नीच के मध्य पहरावे, रंग-ढंग शौर 
(श्ता व बोर भ्रन्तर नहीं रहा। 

एर प्रभरियान ध्राज यह चाहता है कि उसके बच्चे, उसका हृज्जाम, 
उसका दाम चारी, उसका राहयोगी या थिमान में उसके साथ की सीट 
प्र प्यदित उसे झच्टा ध्रादमी समझे । उसके लिए इस बात का 


दडाएता गए 


श्र मर है! कि लोग उसे एव भ्च्छे साथी देः रुप में पसन्द करें और 
शा बागस्ण , कि बह इतनी बलदे शोर विरादरिएो ताह। वह 


दगंधाया ॥ दि एस बलयी शोर झातमथघों में दा ऐसे अन्छे और सन 





थे“ य णागो से पिरा रहे, जा राय नाएी होसे दे: कारण एक-दूसरे 
शो # 00 ४ हू एसरए कमाए । 

दस पार घर हर हर्थरियान बास शी रए्ूद करता है और झपने 

बज डी एा ४०८०७) एजाइ- रू | हढ्नाजितण सूस सत्ता कमी पा 

3 बी 58 आप 2 न पी पण्ट ४३5१४ 4१ आपना 

पर्व पे घोष घोर झपमे शोर उपने झंश्ियारी के बीच वर्म- 

- ५. गभभता ।दिदेशी झाग शाश्यर रह पेगयार ईरान होते है कि 

वह 
ह 82 गिर झयर भागिश शबनपूमने दो शात्मोगयता के गाय 
पाम | पल शेध ले एपारद है। दंग विद्ेणी इस आत्मीयता को 


६० झम्रेरिका की संस्कृति 


पसन्द नहीं करते । वे समभते हैं कि इस प्रकार की झात्मीयता सम्माव 
के भ्रभाव की द्योतक है । लेकित अ्मेरिकत लोग दूसरे से सम्मान पाना 
नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि दूसरे उन्हें पसन्द करें। किसी को पसन्द 
करने का अर्थ यह है कि बीच में जाति या वर्ग की दीवार न रहे, इसी 
लिए ये दीवारे ढह जाती हैं । 
सचलता 

समानता का श्रर्थ यह नहीं है कि सब लोग समान इतर पर एक- 
जैसे हों। मनुष्यों की योग्यताओं और क्षमताओं में परस्पर बहुत अन्तर 
होता है और श्रमिकों में भी विशिष्ट योग्यता के अनुसार अनेक वर्ग 
होते हैं, इसलिए यह समानता और समरूपता यदि बांछनीय हो तो 
भी वह सम्भव नहीं होगी । इसलिए आदशे--और काफी हद तक 
यथार्थता भी--यह है कि सब लोगों को उन्नत्ति का समान अवसर 
मिले जिससे वे चाहे तो मिम्ततम दर्जे से प्रयत्त करने हुए उच्चतम 
पर पहुँच जाएँ, दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर कम्पतती का 
अध्यक्ष और आप्रवासी का नगण्य लड़का कालेज का प्रोफेसर बन 
सके । और ऐसी घटनाएँ कितनी ही घटी भी हैं। उनके उदाहरण 
खोजने के लिए होरेशियो एलगर के-से उपन्यासों और कहानियों को 
पढ़ने की जरूरत नहीं, वे सफल व्यवितयों के जीवन-चरितों में ही मिल 
सकते हैं । 

एक जमाना था कि कोई भी व्यक्ति तव तक राष्ट्रपति बचने की 
श्राशा नहों कर सकता था, जब तक वह यह साबित न कर सके 
कि वह किसी दीन-हीन लकड़ी की कुटिया में पैदा हुआ है । आाइसन- 
होवर के एडलाई स्टीवन्सन को चुनाव में पराजित करने का एक कारण 
यह भी था कि उनका जन्म एक गरीत घर में हुआ था, जबकि 
स्टीवन्सन एक अमीर घराने में पैदा हुए थे | समाज-शास्त्रियों का कहता 
है कि मजदूर या कलकी सें कम्पनों का अध्यक्ष बनने का रास्ता आज 
पहले की भाँति साफ और खुला नहीं है । लेकिन फिर भी वास्तविकता 


प्रमेरिकन चरित्र ६१ 


यह है कि हार्लो कटिस, जो किसी जमाने में मुनीम था, आज जनरल 
मोटर्स का अध्यक्ष है, श्रौर डेविड सार्नोफ, जो किसी वक्‍त सन्देदावाह 
सी था, भ्राज रेडियो कार्पोरोशन ऑफ अ्रमेरिका का श्रध्यक्ष है। 
इसके प्रनावा श्राज एक मजदूर के लड़के के लिए कालेज में जाने की 
गुजायण श्रौर श्रवसर पहले से श्रधिक हैं, इसलिए कालेज से निकल कर 
श्रौर ऊँची सीढ़ी पर चढ़ने का मौका भी उसके लिए पहले से ज्यादा है । 
साथ ही श्राज रहन-सहन का स्तर निरन्तर ऊंचा होता जा रहा है, 
जिससे उद्योगों के मालिक करंचारियों के बीच की भ्राथिक खाई भी 
काम होती जा रही है। प्राज श्रमिक कर्मचारी को कार शौर टेलीविजन 
सेट उपलब्ध है. श्रौर उसबी पत्नी को बिजली का रेफ़िजरेटर, कपड़े 
धोने की मणीस श्रौर वैवयूम-बलीनर प्राप्त हैं। उसके बच्चों को स्कूल 
भे, थार्श तक कि वालेज में जाने का अ्रवसर भी प्राप्त है । भ्ौर यह 
सब्र तब है. जबदि उसे सिर्प; हपते में ३५ या ४० घंटे काम करने के 
सिवाय श्रौर कुछ नहीं बारता पडता, तमाम चिन्ताएँ शौर परेशानियाँ 
मालिया शरीर प्रबन्धक ही श्रपने सिर पर ढोये फिरते हैँ । ऐसी दा में 
न जिन्‍्ता भरे ऊँचे पढों वा श्राकपंण सिर्फ उन्हीं को रह जाता है, जो 
दाुत श्रिक गएस्‍्वाकाएी ई 
मावसे बे) सदस बड़ी भूल यह थी कि उसने सामाजिक सचलता 


ये एृष्टि में गयी रखा । विदेशों से झाने वाले लोग अवसर यह देखकर 
ब- या कि है| पु ४७६- 
सरय-यदिद ऐते है कि यहों कोर भी राजनीतिक दल वर्ग-संपर्ष के 
3३8 8 दीन ॥ ९.“ टी हू पे 7० ॥ दशक शी 30:206 से है शक दा. है 5 
पर बिकनित नहीं हथा है। इसडइा कारण सीधानसादा है 
बन जज १ अऔ+>>त ये के कक “मरे अक: के 7 बंद 2 अकबर शिति ज्क 55 
भार ऐश में उसे इ्े मे वर्ग है हो नहीं शिस आइये में यूरोप में हैं, 
४ : 
बन ७७ 4 कर जब न >> ह_३ 9४% ० ++ ही हे कक बज -> अपर हक 
सात या सर पथ शजशीज है झोर गाल में उपर को दिया में 
सच  आ आम आओ ली ली मय “>> ई-े शाप न 2: 
4 | ए ५५ टू हल भें. वग्द रधप हामन दा छाप टन 
देश्श गे। ॥॥ शाश बार ऐसा है जिगडी छोर मान्टाहंछी धउ्णिक सौर 
पमव हह रहा | | दाह करिए को पेश छोटा काम करे छषिक 
कक कक क+न दी..->-जक हे बौ+++5 ८ ई६- हक 
पे ये झगड़ा ई झार पउराहे दिए एव निश्चित दापिद देन 


६२ गि श्रमेरिका की संस्कृति 


की गारंटी भी है, इसलिए बहुत-से स्वतन्त्र व्यवसायी और डाक्टर 
आदि स्वतन्त्र पेशे वाले लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं । सामाजिक दर्जे की 
पुरानी धारणाएँ भी बदल रही हैं, क्योंकि आज नल जोड़ने वाला एक 
मजदूर छुट्टी लेकर साल में एक महीना आराम से फ्लोरिंडा में जाकर 
बिता सकता है, जवकि एक स्वतन्त्र बकील के लिए यह इस डर से 
सम्भव नहीं है कि बाहर चले जाने पर कहीं उसके हाथ से कोई मुकदमा 
न निकल जाए । 


उद्योगपति को विशुद्ध भौतिकवादी के रूप में देखता भी भराज 
सम्भव नहीं रहा । कारण आज वह अपने धन को किसी सांस्कृतिक 
उह्ं ब्य के लिए उपयोग में लाने का अधिकाधिक इच्छुक रहता है। 
एलिस्टेयर कुक* ने शिकागों के एक मांस उद्योगपति का उल्लेख किया 
है जो एक बार एक संग्रहालय में गया और वहाँ चित्र-कला की सुन्दर 
कृतिय्रों को देखकर उन पर इतना मुग्ध हुआ कि आज वह फ्रेंच श्राधुनिक 
चित्रकला का सर्वाधिक जानकार संग्रहकर्ता है। इसी तरह हंंथिगटन 
हाटफ़ोर्ड ने अपनी दौलत को कलाओं की अभिवुद्धि के लिए अनेक तरह 
से खर्च किया है। उसने उत्कृष्ट सिनेमा फिल्मों का निर्माण किया है 
और ऐसा कला मन्दिर बनाया है, जहाँ सजनात्मक प्रतिभा वाले कला- 
कार बिना किसी बाधा और व्याघात के कार्य कर सकते हैँ । वह चित्र 
कला की उत्कृष्ट कृतियों का संग्राहक, स्यूयार्क आर्ट गैलरी का संस्थापक 
और हॉलीवुड में एक थियेटर का निर्माता भी है 

अमेरिकनों में भी अन्य सब देशों के लोगों की भाँति एक सौहादंपूर्ण 
घर, प्रेम, सरलता और साथीपन की भूख है | किन्तु अक्सर उन्हें अपने 
उपयुक्त घर और झपने लिये उपयुक्त प्रेम-पात्र की प्राप्ति बिल्कुल 
अचानक घूमते-बासते ही होती है। जिस लड़को (या लड़के) की उन्हें 
तलाश होती है, वह हठात्‌ एक दिन विमान में यात्रा करते हुए, नाच 


# बने मेन्स अमेरिका, पृष्ठ २४२ । 


पमेरिकन चरित्र & 


नशा 


घर में नाचते हुए या दफ्तर की किसी पार्टी में उन्हें मिल जाती है । 
अपने जीवन के लिए भावी मार्ग श्रौर कर्मक्षेत्र का चुनाव भी बे कालेज 
मे विविध प्रकार के कामों पर परीक्षण करके करते हैं श्रौर उराके बाद 
झपने लिए सही नौकरी का चुनाव भी वे एक के बाद एक कई दाम्प- 
नियों में भटकने के बाद कर पाते हैं । उनकी उन्नति का द्वार एक ही 
बाम्पनी में काम करते रहने से नहीं खुलता, बल्कि एक कम्पनी से 
टुसरी प्रतिस्पर्थी दाम्पनी में जाने पर ही खुलता है। इस तरह समाज 
गे स्थिरता वी श्रपेश्षा सचलता का शअ्रभिवा श्रच्छा पुरस्कार मिलता है । 
इस प्रवार जब वे ऊँचे सोपान पर चढ़ते है तो श्रपना श्राबाग भी 

एया गहजले से दूसरे बढ़िया महल्ले में श्रौर छोटे पर से बड़े पर में ले 
जाते । वे इस सचलता से पबराते नहीं; गतिशीलता से प्रेम करते है । 
मगेनमये छोत्रों में श्रग्मसर होना उनके हाड-मांस में विधा हुआ है श्रौर 
सय्यपि श्पने पूवेजों की तरह पश्चिम की घोर बढ़ना पश्राज भौगोलिक 
एृष्टि शो उनके लिए सम्भव न किन्तु श्रात्मिक और सहजवृत्तिक 
दृष्टि से वह श्रग्रगति उनकी प्रकृति का श्रंग बन गई है| जंसा कि 
श्गेरियनों के दुनियादो मन्तव्यों में घाहा गया है, वे यह विश्वास करते 
£* वि सुख एक ऐसी वस्तु ९, जिसके लिए प्रतीक्षा नहीं की जाती, उसे 
पीछा बारपे श्र प्रयत्न बारके पाया जाता है। पझ्मेरिकन लोग 
घधग्पषण ग्रौर पोज के लिए, बल्कि उसके लिए ब्रावरयक झनिदिप्ट 
पिराम गति मे: लिए भी, शात्मापंण कर देते है 
जहा सभी कृुठ परियतेमान स्पिर हू 


हैं, वर्ह किसी-न 
किसी प्रकगर में; माप-दंश वी झावश्यकता होती हैं। इसोलिए (झौर 
णासवार एगाये प्यावहारिक पलदादी मनोद्ति के कारण) हमने संस्या- 
समय भागदछ झपना रखे है। रालों £  सग पप्ी - 


मत 7 म  सए क ज > आ 76 हा हु 

णे डियर कार मालाहतया वो हानरो में शत्यांवन से नापते है 
कप कप जम न हक सदा 5 इफ तल 

0२ एदतल ८ब६एे।, राब्सय उ.चा, राग्स गम, सादतस दह र२रुबस पहला 


&४ श्रमेरिका की संस्कृति 


वस्तु को हम श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते और पसन्द 
करते हैं । 

अमेरिकन लोग परिवत्तंत को पसन्द ज़रूर करते हैं, किन्तु उत्तकी यह 
पसन्द भी बिल्कुल निराली किस्म की है । वे यह नहीं चाहते कि परिस्थितियाँ 
उन्हें परिवर्तित करदें, बल्कि वे स्वयं परिस्थितियों को ही परिवर्तित 
कर देना चाहते हैं । जंसा कि वलाइड-बलकहोन ने कहा है, मनुष्य नाजुक 
संकट की घड़ी का मुकाबला करने के लिए या तो परिस्थितियों को बदल 
देते हैं, या अपने श्राप को । पूर्व के लोग आम तौर पर अपने आपको परि- 
स्थितियों के अनुसार ढालता पसन्द करते हैं, किन्तु पदिचिम के लोग इसके 
विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालते हैं। श्रमेरिकनों को इस 
प्रकार के परिवरत्तनों में विशेष आन्द आत्ता है--वे ठेढ़ी सड़क को सीधी 
करने के लिए पहाड़ को रास्ते से हटा देते हैं, रेगिस्तान को नखलिस्तान 
में बदलने के लिए नदियों का प्रवाह बदलते हैं, हाथ की मेहनत को स्वचल 
यन्‍्त्रों की शवित में परिवर्तित करते हैं और फिर लोगों को अधिक 
अवकाश देने और स्वचल यन्त्रों के उपयोग से बेकार होने चाले लोगों की 
काम देने के लिए मनोरंजन को रचनात्मक उद्योग में परिणत करते हैं । 
सीमा का प्रभाव 

अमेरिकन संस्कृति में जो विशिष्टता विद्यमान है, उसका मूल 
कारण यूरोपीय संस्कृति के वेभव और उसके उत्पीड़न के बोझ को अपने 
कन्चों पर उठाकर यहाँ आने वाले लोगों पर पड़ा अमेरिकन भूमि और _ 
जल-वायु का प्रभाव है। ये लोग सामन्तवादी वन्धनों से, जो सन्नह॒वीं 
दताददी में भी जमीन की मिल्कियत से जुड़े हुए थे, मुक्त होकर अपनी 
निज की सम्पत्ति के रूप में जमीन पाने की आरकाँक्षा से यहाँ आये थे । इस 
जमीन को आ्ावाद करने में अनेक खतरे और संकट थे । उन्हें यह जमीत 
समभोते से या लड़ाई लड़कर इंडियनों से छीनती पड़ती थी; बीहड़ 


« े 
काटा 


जंगलों में से, जहाँ पगड्डंडियाँ भी नहों थीं, गुजर कर खेती के लायक 
जमीन तलाश करनी पड़ती थी; थोड़े-से मामूली श्रौजारों से जंगल काट 


अमेरिकन चरितद्र हर 


कर घर बनाने और खेत जोतने का काम करना पड़ता था और कभी- 
गरी लद़ते हुए या भूख अथवा कठोर प्रतिकूल मौसम से उनकी छ 

ही घली जाती थी । इन खतरों और मुसीवतों ने इन आंप्रवासी यूरो- 
पियनों को जल्दी ही श्रमरिकन बना दिया। इस संवर्प ने ही वास्तव 
में अमेरिकन भावना और चरिन्न का निर्माण किया। 

नयथे-नये क्षेत्रों को आावाद करते हुए सीमा को निरन्तर पीछे 
घद्देलते जाने का यह अनुभव इतना प्रवल श्रोर शिक्षादायी था कि 
उससे श्रमरिवानों के कुछ नये चरित्र-लक्षणों को उभार दिया। दनिक 
जीवन थी दादोर परिस्थितियों ने उनके तौर-तरीकों को अ्रपरिप्कृत 
ओर ग्राम्य बना दिया। अच्छी झमीन (भ्रौर बाद में सोना) पाने की 
प्रतिग्पर्धा, स्वय जीवित रहने के लिए एसरों को मारने की प्लावध्यदाता 
शरीर बागून-प्यवसर्था के प्रभाव ने लोगों को वाठोर श्रौर कभी-वाभी 


7 


दर छिख बना दिया। यह ग्रादिम हिसा-वत्ति प्लाज भी हमारे यवकों 
मे गुदागर्गों, जादोय उपद्रयों, राजनीतिक प्प्टादार, पूनियनों के 


परयस्तरो श्लौर राजनीतिक हिसा शादि के झूप में विद्यमान है। 

जोयन थे; बाटार होने पर भी, एस कठोरता और कृपष्टों ने लोगों 
यो एच पस-दोलत उपलब्ध दागाई शोर क्तो-क्ती तो यह दौलत उन्हें 
दुठबग परिक्षम से ही गिल गई । इसीलिए चदट्पट क्मीर वन जाने 
ही विचारधारा का यहा प्रशप मिला। एस विचारधारा वा सार 


धछा दि धगर ६ गा साथ 





(जा ए्‌ पर 
पी व साटया- 
श्र 
हो 
कक हैं: 525 है? न्र्ाः अप: 
थी थीए ५ । 
हक 
५0 आज 
डर |] 32 पुछ कु? 
न 
न्ल्क्क ड़ न न्यु 
5 ० 30 ॥ ब्यद्ा 
ण्प डे ही + 
9-5 न प्काफार फरा +उा्ा 
६९, 5८5 
आर 
22 8 |[ हरमय 
*: ३ 
कक कट. >> के ८७० क 
९.७ १३३५७०-. 


हद अमेरिका की संस्कृति 


आदमी के जीवन को उस वक्‍त तक खूब प्रभावित किया जब तक कि 
१६२६ में उसका एकदम भट॒टठा ही नहीं बैठा गया । 

किन्तु नये-तयें सीमावर्तती क्षेत्रों में प्रवेश ते अ्मेरिकनों में कुछ ठोस 
भावात्मक चरित्र-लक्षण भी पैदा किये । उससे उद्यम और सक्रियता 
को और हाथों के श्रम की प्रतिष्ठा को प्रोत्साहित किया । उसने स्वतन्त्र 
और गआत्मनिर्भर किसान को एक राष्ट्रीय प्रतीक बनाया, जो आज भी 
हमारे राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित करता है | उसने अमेरिका के लोगों 
को अधिक सूझन्‍बूक-वाला, जिज्ञासु और व्यावहारिक बनाया | उसने 
उन में किसी भी प्रकार के काम प्ले न घबराने की वृत्ति पैदा की, जिससे 
वे अपने आपको छोटे और आसानी से सँमाले जा सकते वाले समुदायों 
में रखना अधिक पसन्द करने लगे। सीमावत्तों क्षेत्रों के जीवन का ही 
यह परिणाम है कि अमेरिकन लोग अपने ग्रापको हर नई परिस्थित्ति के 
अनुकूल ढाल लेते हैं, श्रन्य देशों के लोगों की अ्रपेक्षा उनमें वर्गभेद कम हैं 
प्रौर उस देश के प्रति वे आशावादिता से भरे हुए हैं, जिसते उनके 
प्रयत्नों को सार्थक भर पुरस्कृत किया है | 

ये सब प्रवृत्तियाँ और चरित्र उस ज़माने से बरावर चले भरा रहे हैं 
ओर आज के अमेरिकनों में सी विद्यमान हैं। ग्राज भोगोलिक दृष्टि से 
सीमा का अन्त हो गया है क्योंकि सारा महाद्वीप आवाद हो गया है, 
श्राज नये-नये भूखण्डों पर अधिकार कर उन्हें अपनी वासभूमि बनने 
का प्रश्न भी नहीं रहा; फिर भी नई-नई सीमाओं के अन्वेषण और 
उनमें प्रवेश की भावता आज भी मौजूद है | यों, सरकार के पास श्राज 
भी नये क्षेत्रों को आवाद करने के लिए बॉटने को काफ़ी वासभूमि पड़ी 
है और वह उसे चालीस हजार से पचास हज़ार एकड़ तक प्रति वर्ष 
वाट भी रही है, फिर भी अधिक महत्त्व की वात यह है. कि अमेरिकन 
लोगों की अपने निज के बारे में जो आज्ञा है, उसमें अग्रणीपन की भावना 
का स्थान बहुत वड़ा है । 


प्रैरिकन घरित्र ६७ 


जिस राप्ट्र को श्ननगढ़ जंगलों को काटकर गढ़ा गया हो, श्नौर 
मे राष्ट्र के लोगों को इस निर्माण कार्य में निरन्तर एक स्थान से दूसरे 
गन पर जाना और कभी इस झऔर कभी उस समूह और वर्ग में अपने 
पकों संगठित करना पड़ा हो, उसकी मित्रता-सम्वन्धी धारणा में 
रबतंन होना स्वाभाविक है । इस तरह के सचल और नित्य परिवतंमान 
माज में मनुष्य को अपने साथियों को तुरन्त जाँच श्लौर परख लेना 
एता है श्रौर यह परख उसकी पारिवारिक पृ् ठममि की कसौटी पर नहीं, 
वबय॑ व्यवित ये बामों दी कसौटी पर ही करनी पड़ती है । नये समाज 
२ नये स्थान में श्राने वाले व्यवित को वहाँ निभाने के लिए मित्रों की 
गग्त होती है भौर ये मित्र बनाने के लिए उसे स्वयं मैप्रीपूर्ण ढंग भौर 
प्यार क्रपनाना पडता है । 

विदेशी जोग भ्वसर प्रमेरिवानों वी इस स्वतःपूत स्वभावगत म॑ैप्री 
|वना बों गलती से गग्भीरता का प्रभाव या हल्कापन समझ लेते 
' । लिकिन एम शमेरिवान लोग यह महसूरा करते है कि सभी सम्बन्धों 
। प्रेम शोर मंत्री बा बुछ पुट भ्रवद॒य होना चाहिए। हम भब्न्य देशों 
.) भांति छुछ थोड़े से पनिष्ट मित्रों को शेष सारी इनिया से बहत 
भिवः धलग बारके नहीं देखते | हम यह कोशिश दःरते है कि हमारे 
3पिव--सी-धषिवा मित्र प्रो, घ्धिवन्से-श्षण्िक लोगों को हम सड़क पर 
गे गली में धारमीयता से पुद्गर सकें, दोशें शौर सभा-शोसाइटियों की 
एम में, गिर्जापर मे था सिनेमापर मे उनका झात्मीषता से झा बादन 
बार सादे । तभी एम झपने झापको एटं-गिंदे की परिस्थितियों में ्धिक 


गा एशा शोर सुरक्षित पाते हैँ 


५ २१ है +> तदा जु के झ्मेः 

7 भेग मित्र है, एस दादय दा प्रयोग शमेरियिन लोग दो या 
५ -+ ल्ह्््य्ज््शा (फ ] पल दा जज स+ भर जू॑ा ददमण जक २, 
३5 | 5४8 6 जब है जे कई 5 [नत ्‌ [हद रस । ना दादय दा प्रयाग 

बिक पक द्क का व बन 

५ पशाशियों, शपरी सटटो शोर राणा-सोेराएवियों दे सदस्यों, सहकियों 
70०0 घर ४8 एज अरआरग दाश च्धित गतएव, धच्दाएदों, ६ घने 
हम मे, क च्क बे पके; क ब्व 4. ह॒ 
'यर४ ध पाएण। घर शपद शयानदार शादि राणी बे लिए ध्योग बरतने 


ह्८ अ्रमेरिका की संस्कृति 


है जहाँ अन्य संस्कृतियाँ मित्रता को मृल्यवान्‌ समककर कुछ थोड़े- 
से अन्तरंग आत्मीयों तक ही सीमित रखने का प्रयत्तन करती हैं, वहाँ 
हम लोग उसे मूल्यवान समझकर अधिक-से-पअधिक लोगों को उसमें 
साभेदार बनाना चाहते हैं । हमारी भौतिक अधथं-व्यवस्था हमें सिखाती 
है कि जितना हम खर्च और उपभोग करेंगे, उतना ही हमें मिलेगा। 
उसी तरह हमारी ० अर्थन्‍व्यवस्था भी हमें सिखाती है कि जितनी 
उद्ारता से हम मंत्री की बांटेंगे, उतना ही हमारा मैत्री का धन बढ़ेगा । 
प्रपनी आवश्यकता से श्रधिक कृषि उत्पादन करके और प्रथम विश्वयुद्ध 
के बाद अनेक गलतियाँ कर के हमने यह सीख लिया है कि किसी भी 
वस्तु को कंजूस की तरह जमा करके रखने से इन्सान धनी नहीं बनता, 
बल्कि दरिद्र बनता है । 

मित्र बनाते और नये-लये मित्र खोजने की प्रवृत्ति सिफ व्यक्तियों 
तक ही सीमित नहीं है वह एक श्न्तर्महाद्वीपीय प्रवुत्ति बन गई है । 
अ्रमेरिकनों की पड़ोसी देशों के साथ अच्छे पड़ोसीचारे की नीति, 
श्रल्पविकसित देशों की सहायता, भूखे देशों को फालतू अन्त का वितरण 
श्रौर विश्व पड़ोसी संघ (चल नेबसे) जैसे गैर-सरकारी संगठनों की 
स्थापना केवल राजनीतिक औचित्य और झ्रावश्यकता का ही परिणाम नहीं 
हैं । इनकी जड़ अमेरिकनों की दूसरों को प्यार करने और दूसरों से प्यार 
पाने की सहज प्रवृत्ति में है। अमेरिकन लोगों का यह दृढ़ विश्वास है 
कि यदि तुम दूसरों से प्रेम करोगे तो वे भी तुम्हें प्यार करेंगे श्रौर तब 
सब कुछ ठोक हो जाएगा (इस विश्वास के कारण ही रूजवेल्ट ने 
स्टालिन के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करके गलती कर डाली थी)। हम 
लोगों की यह धारणा यदि निरा भोलापन भी हो, तो भी वह अग्राह्म 
नहीं है। क्योंकि वह शक्ति से काम निकालने के बजाय प्रेम से समझा- 


उमा कट काम निकालने के तरीके को अ्पनाती है और घूसे का 
स्थान गलवहियों को देती है। 


ग्रमेरिकन उरित्र ६6 


अमेरिकन विचारधारा 

तथ वे श्रादर्ण और विष्वास कौन-से हैं जो अमेरिकन चरित्र को 
प्रनिरपित करते हैं ? 

जॉर्ज सेंटायना ने कहा है : “ये राष्ट्रीय विश्वास श्लौर नंतिकता 
विचार और कल्पना वी दृष्टि से अ्रस्पष्ट हैं, परन्तु भावना की दृष्टि 
से रब मजबूत हैं। वे हैं कर्म की साधना का मन्त्र और प्रगति में 
श्रास्था । 

गलारट बलबाहोन वा बाहना है कि अ्रमेरिकन विचारधारा में ये 
घालते प्रन्तनिहित हैं+बह तकं-बुद्धिन्युबत बात में विब्वास वारती है, 
निवाताबाद की दृष्टि से हर बचस्तु का तर्क श्र बुद्धि की कसौटी 
पर बासना श्रायद्रयदा समभती है श्रौर यह मानकर चलती है कि त्वा- 
गगत व्यव्टार बा महत्व है, वह निरर्थक नहीं है, वह व्यक्षित प्लौर 
उसके श्रधिकारों में विश्वास रखती है और जन-सापारण की राजनीतिक 
बुद्धिसता पर भरोसा वारती है, वह परिवत्तंवन भौर प्रगति को बहुत 
पीमती समभती है; श्रौर सुस वो प्राप्ति को एक वल्याणकारी लक्ष्य 
में, रप में सापग्य मानती है ।| 

एसी तरह प्रभेरिबान लोग पश्रपदी परम्पराषों में भी गहरी पास्था 
सात है। स्वतस्तमता को घोषणा शोर हमारा संविधान, दोनों में 
स्वगासन के मोौनिद सिद्धान्तों का एतनी रपप्टता ओर प्रसंदिग्धता के 
रॉभ पर्णदव किया गया ऐ कि हम उन्हें श्रमेरिदान झाविष्कार मानने 
हे है, बाम-रो-दाग यह तो मानते ही ६ कि ये सिद्धान्त और झधिकार 
हा ९ । ये पवित्र झशिजेख स्ववन्द्रता की दोपणा पबौर 
दी भिद्धान्त् प्रदान बारते हैँ जिन्हें हम ईब्वर 


”्क्‌ 


है कि उन पर झ्ार्पत्ति 


2005-00 अटजक फत कप 5 35 ० द 
४ ५ +६४०१9१५० ००१८२ नूर, एप १३$९$5। 
यह धार 00758 ०7 ०7 


१०० श्रमेरिका की संस्कृति 


है। इसलिए हमें अपने वुनियादी सिद्धान्तों के साथ छेड़छाड़ करने की 
जरूरत नहीं है; वे हमारे सार्वकालिक सिद्धान्त हैं । 

विदेशी लोग यह समभते हैं कि हम अमेरिकनों में विचार-विमश्े 
की प्रवृत्ति नहीं है। इसका कारण कुछ ह॒द तक यह है कि हम अपने 
लक्ष्यों को हमेशा के लिए निर्धारित मान लेते हैं और उन पर किसी 
प्रकार के विचार-विमर्श की जरूरत नहीं समझते । हम सिर्फ यह मानते 
हैं कि हमें इन लक्ष्यों को पाने के लिए कठोर श्रम करने की जरूरत 
है। श्रमेरिकन लोग सृजन और निर्माण में विश्वास रखते हैं और उसे 
प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं, जसे एक नये खेत को साफ कर जोतने-बोने 
योग्य बनाना, एक नई खान खोदना, एक नया नागरिक संगठन बनाना 
श्लौर एक नया व्यवसाय स्थापित करना । इसी का वे स्वप्न लेते हैं ॥ 
परन्तु सब स्रष्ठाश्रों की तरह वे आलोचना से घबराते हैं । 

कुछ इस कारण से, और कुछ इसलिए कि वे स्वयं राष्ट्र के कामों में 
निष्क्रिय प्रेक्षक होने के वजाय सक्तिय भागीदार हैं, वे देश को बाहर 
की सभी श्रालोचनाओं से बचाना अपना कत्तंब्य समभते हैं, भले ही 
देश के भीतर वे स्वयं उसकी कितनी ही आलोचना करते हों। डि 
टोकविल संयुक्त राज्य का बहुत प्रशंसक था, फिर भी वह अमेरिकनों 
की इस देशभवित से चिढ़ता था। उसका कहना था कि अगर आप 
अमेरिकनों की प्रशंसा करना छोड़ दें तो वे स्वयं अपनी प्रशंसा करने 
लगेंगे। किन्तु उसका यह भी कहना है कि दूसरों को प्यार करने श्र 
दूसरों का प्यार पाने! की नीति दूसरों से घृणा करने और उनकी 
घृणा का पात्र बनने, की नीति से, जिसने मानवीय इतिहास में बहुत 
से उलट-फेर किये हैं, कहीं वेहतर है । 

अमेरिकनों की इस विचारधारा में कुछ बातें उनके नये-नये क्षेत्रों 
में अग्रणी बनने के इतिहास की देन हैं, शोर कुछ बातें उन्हें अपने 
शुद्धाचारवादी पूर्वजों से विरासत में मिली हैं, जिनके विचारों को वे अपने 
साथ पश्चिम की ओर ले गये थे। विरासत में पाये इन विचारों में सेः 


झमेरिदन धरिद्र १०१ 


एक विचार यह था कि हर व्यक्ति भगवान्‌ की सृष्टि है, जिसे उस 
ने श्रपनी मूरत के रूप में गढ़ा है, इसलिए उसका उचित सम्मान होता 
चाहिए । श्रापसी समभोत्ते और जनता की सहमति से शासन चलाने 
का विचार उन्हें प्रारम्भिक तीर्थयात्रियों से और तक॑ और विवेक को 
प्रामाणिक मानने का विचार सत्रहवीं शताब्दी के धामिक दा्शनिकों के 
जटिन तकों से विरासत में मिला। इसी तरह ब्यवितयों की श्पेक्षा 
सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा और वफादारी रखना श्रौर धामिक विश्वास 
को ही मानवों पर शासन वो लिए सबसे सुदृढ़ बुनियाद मानना भी 
शुद्धाचास्वादियों वी विचारधारा के केन्द्रबिन्दु है । 

इस प्रकार श्रमे रिकनों ने एक ऐसे रंगमंच पर मानय वी शाप-मुवित 
का नाटक गेजा है जिसवे तसख्तों में कौल्विनवादी नैतिक सिद्धान्तों की 
मेगे जडी है। श्रगर कभी उन्होंने इस नेतिक सिद्धान्तों के नियमों का 
उल्लंपन दिया तो हमेशा यह प्लाशा की कि उन्हें इसकी सजा मिलेगी 
और यदि उनका प्रपराध छिपा रह गया तो कभी-कभी उन्होंने उसके 
लिए रवय॑ भी श्रपने दो दंडित किया। मनुष्य की माँसल देहिक वास- 
सापभों बो ददाये रखने के लिए उन्होंने झपने श्रापको कठोर श्रम में 
शूढाये रखा, श्रोर एस प्रदार बाम पा उनके लिए दोहरा महत्त्व हो 
गया। श्राज भी यह स्थिति है कि फ्रॉयड के सिद्धान्तों से देहिक 


बे पु 


दारनाप्नों पररे बालुप और पाप वा कालंक बहुत छुछ हट जाने के 


शदएुद, प्रमेरिदान लोग निरे ऐब्ट्रियिक सुझखों को कुछ सन्देह की दृष्टि 
62206 5 
च् ५- 


है कक न रकन तद तदा सन्त॒प्ट नहीं हें द््ड 
3 ९ धौर छोई भी झमेरिकत तद तक सन्‍्तुप्ट नहीं होता जब तक 
कत्क ६ मिट दग घाश पक बार हल 
दर झपने एिससे दा बगाम छोर छम न बार ले । 
न पक्का वार 5 हे घः द्र्ा हे «कल 
धाम पे एस क्‍उ़क्‍वार में वा एड: झ्ंग समसनाने वी प्रवत्ति का 


नह <* सर छू जन्नत हु है -लस्कत कत 
जिउशा शब्ठा उदाएरण बसनेल शझद्राहम डेदनपोर्ट की बहादी 
लता 


$ हे 
को. ट ड 
जल प्र बचत फपी भारत ब्क २४0: ७७० क 77 शभार आकार 7 आओ 8 नपकण- दा दिन 
5३, ४.७ | ३ 5४६३६ ९४४०४ ८६५ पृद राधा ८घा व साप्ट रे आप ५ घ्ष 
५ ७-५ झूटदि हाइर हे घत्तार में पल्पर छके। सुफि >> बग्ों 
रण ३. बडे एणप्इर रू रादार बभ शभन &. रूडइनदन दाता बा 
छः 


१०२ प्रमेरिका की संस्कृति 


फँंसला होगा । उन्हीं दिनों एक दिन शाम का भुटपुटा होने पर डैवन- 
पोर्ट ने कम क्टिकट की प्रतिनिधि सभा में खड़े होकर कहा कि सभा का 
अ्रधिवेशन स्थगित नही किया जाना चाहिए । 

उसने कहा, “आखिरी ईइवरीय फैसले का दिन या तो नजदीक आा 
रहा है ओर या नहीं आ रहा । भ्रगर वह नहीं आ रहा है तो अधिवेशन 
को स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर झा रहा है 
तो मैं यही चाहूगा कि भगवान्‌ आखिरी दिन मुझे अपना कर्तव्य पालन 
करता हुआ देखे। इसलिए मैं चाहता हे कि अधिवेशन को जारी रखने 
के लिए मोमबत्तियाँ जला दी जाएं ।” " 
हास्य और व्यंग्य-विनोद 

हास्य-विनोद की भावना अक्सर संस्कृति को सबसे भधिक प्रकट 
करने वाला पहलू हाती है। इसमें सन्देह नहीं कि हास-परिहास को इस 
सम्यता में जितना ऊँचा स्थान दिया गया है, उतना और किसी सम्यता 
में नहीं दिया गया । विल रोजसे को अमेरिका के सम्बन्ध में खूब चुभने 
वाले व्यंग्य करने के कारण ही राष्ट्रीय वीर के रूप में सम्मानित 
किया जाता है--उसमें अमेरिकनों को उनकी आँखों में उंगली डालकर 
यह दिखाने की प्रतिभा है कि उनमें कौन-सी बातें हास्यास्पद हैं । 
भार्क ट्वेन की भी, जो कई तरह से हमारे देश का सबसे अधिक प्रति- 
निधि लेखक माना जाता है, प्रशंसा इसी लिए उतनी नहीं की जाती कि 
वह अमेरिकन जीवन का कुशल चित्तेरा है, जितनी इसलिए की जाती 
है कि उसका हास्य और व्यंग्य बड़ा चुटीला है। हमारे दृष्टिकोण में 
जो झ्राशावादिता है उसी का यह परिणाम है कि हम सुखान्त और 
हास्यमय रचना को दुःखान्त और विपादपूर्ण रचना से ज्यादा पसन्द करते 
हैं और यही कारण है कि हमारे टेलीविजन पर हास्य अभिनेताओों को 
सबसे अधिक स्थान और सबसे अधिक वेतन मिलता है । | 

हास्य मानसिक तनाव को कम करने की झौषध है! वह द्रत 
गति से चलने वाले हमारे श्रौद्योगिक जीवन की, जिसमें मशीनों की 


प्रमेर्किन चरित्र 


परघराहट, यातायात के परिवहनों की तरह तरेह की श्रावाजें और मिजाज 
में गर्मी और तनाव है, भागदौड़ प्रौर गर्जन को कुछ प्रतिसन्तुलित करता 
£। हास्य और ब्यंग्य-विनोद साहित्य में और रंगमंच पर जीवन की 


एन्‍्ही चीजों को ऐसे दंग से प्रदर्शित करते हैं कि हम उन पर हँसते हैं 
घ्ौर हंसवार अपने भीतर के ध्रुएँ को बाहर निकाल देते हैं । 
हास-परिहास श्रीर विनोद किसी भी वस्तु को इस तरह 
समपान्तरित करने में नहीं द्िचकता । जो वस्तु हास्य के इस व्यंग्यात्मक 
रपर्ण से उपर समभी जाती है उस पर हास्य का श्र भी प्रधिक प्रवल 
धाघात शोर प्रभाव होता है । इसीलिए पादरियों के बारे में मजाकिया 
गुल बहुत प्रामपरहम दो गये हैं। एक चुूटवाले में एवा पादरी एज 
ब्यवित ने पाहता है दि. “वाल मैं हुजागत बारते समय प्राज के उपदेश 
ये; बारे भें मोचता-गोचता इतना मग्न प्रौर विभोर हो गया कि प्रपनी 
जारी ही काट बेठा ।7 एस पर यह व्यवित उसे जयाब देता है दि “यदि 
श्राप शपनी दादी के बारे भें सोचते-सोचते श्रपने उपदेश को बोच में हो 
बार देते तब ग्रधिवा शरणा शोता ।" 
धमेरिवान हारंय सनतान-प्रजनन श्रौर परिवार के महत्त्द, स्त्रियों 
धोर उच्चों वा उँचा दर्जा, जीवन को चपल गति शौर तनाव-हन 
सूद वो पृष्टि बारता है झ्रौर रस सबसे ददकर दह स्वयं झीद 


पतन को 


॥। ऊ< पर 
तरनएस्तित के रूप मे देशने, उसे घन्‍नदोदत से जीरा 


+७े०७१ौ।०८ 


एन शोर एवा झनिदपित छोर एशसित गण दी शोति समादन 


न्‍ 
3 आह 
4%4 3?) सृ.* ६ 
छः कं ९ कि. >> हु कट कसम 5. है 
दे एन] एए 20 हि ११६५१ ज््प कक अकक, की इतर 'जक-म्कन्ननकर, न्ड तन 
॥ चारा एव करा € । पाएज झपन उपदशा मे घोर डाइटर मराज 
पदजाजऊ २. ४ रन पा इफफएा सरक्तो 2 ज््तर इत०एइपापउदा दइाए्ज शअलाचचलतप्र ऐ. 
५ बढ 4 3७६ ४) ६ $६ ७ ६४ -०४७४८१८६. सेजर। लत" से 
रुख) उपणाणश मकरर्त) है । पविसी झादमगी थो धुाई कॉपर जर लोचना 
धउ ! 3 ४७४१६ १ दृशार झझार शालाचतना 
है 5 55 नल के कपल न कप भरत कि नर पल 0 था नह ः 
) ६ ४ | >त जजम च्दा रहा कत्रर बार गहन ह के 
न क अ 
व्य  त 2 क मयय ५ 2 >>, £ ५ न 
है ई पी. जन कि ने नी के सभी ऊपझन+ 4 अल 
कै शक 5 53225 नकल <्‌ कक के ६७ «७३४ हय शधाशारक्ल तर 
र् 
३258 0 7 है हे ० अर का री रह 


हब्ड भ्रमेरिका की संस्कृति 


हीस्य समानता पैदा करने में सहायता देता है और समानता में 
हमारा गहरा विश्वास है । हास्य अक्सर स्वतन्त्रता का प्रतीक समझा 
जाता है, क्योंकि वह व्यवित को अपने नेताओं के बारे में खुलकर कहने 
ओर उन्हें उनकी असलियत दिखाने में सहायता देता है। जो लोग 
अपने आप को बहुत्त बड़ा समझते हैं, उनकी वह फू'क निकाल देता है। 
हास्य हमें अपने आप को भी अधिक स्पष्ट रूप में देखने का अवसर 
देता है, और जब हम अपने आपको सही रोशनी में देखते हैं तो अपनी 
कमजोरियों पर विजय पा सकते हैं। और अमेरिका जैसे देश में, जहाँ 
हमेशा नये-तये सम्पर्क और सम्बन्ध बनते रहते हैं, हास्य-विनोद त्वरित 
भावनात्मक एकता पैदा करता है। यह हास्य-जन्य भावनात्मक एकता 
क्षेत्रीय या अप्रत्यक्ष एकता नहीं होती, बल्कि ऐसी व्यापक एकता होती 
है कि हम उससे सभी जगह अपनापन अनुभव करने लगते हैं। हास्य 
भ्रात्म-विश्वास का व्याकरण, आशावादिता का गद्य-गीत और आतृत्व 
का संगीत है । 
अमेरिकन की पहचान 

हैनरी जेम्स ने श्रीमती ट्रिस्टरैम के मु ह से एक अमेरिकन को लक्ष्य 
करके कहलाया है, “मैं आपको अच्छी तरह समझ नहीं सकती, यह्‌ 
जान नहीं सकती कि आप बहुत सीधे-सादे हैं या बहुत गहरे ।” यह 
प्रश्न और दुविधा यूरोपियनों के सामने अक्सर रही है। आम तौर पर 
वे यह समभते हैं कि अ्रमेरिकन लोग विल्कुल बचकाने हैं। किन्तु सत्य 
यह है कि विभिन्‍त्र समाजों के बारे में यह ठोक-ठीक नहीं कहा जा 
सकता कि झ्रमुक समाज परिपक्व है और अमुक नहीं । कारण, हर 
आदमी का अपना-अपना अलग तक॑ होता है । 

तव एसी कौन-सी चीज है, जिससे अमेरिकन को कहीं भी आसानी 
से पहचाना जा सकता है। अमेरिकन पर्यटकों का एक वर्ग ऐसा है जो 
वाहर जाकर खूब शोर-गुल करता है, बड़ी-बड़ी बातें वधारता है, खूब 
आलोचनाएँ करता है और दैसा चैटाता है। परन्तु हमारा ख्याल है कि 


झ्रमेरिदान घरिद्र १०५ 


प्रमेरिकनों को दूसरों से अलग करने वाली पहचान यह नहीं है। तब 
इस वर्ग के पर्यटकों के इस श्लाचरण के बारे में सिफ यही सफ़ाई दी 
जा सकती है कि श्रपने देश में उन्हें जिन सामाजिक बन्धनों में रहना 

चहड़ता है, उनमें वे ऐसा श्राचरण कभी न करते, परन्तु देश से बाह 
इन बन्धनों से मुबत होने पर वे इस श्राजादी का अ्रधिक-से-अ्रधिक 
उपभोग करना प्रौर लाभ उठाना चाहते हैं । 

ग्रमरिकनों को देखकर मन पर जो छाप पड़ती है, उसका कारण 
उनके कपडे श्रौर पोशाक नहीं हैं, वल्कि उनका रवेया भ्रौर दृष्टिकोण है । 
उनका रवंया तीन चीजों का मिश्रण है--वर्ग-चेतना का प्रभाव, दुछ 
श्रात्मसन्तोषपूर्ण श्राध्ावादिता श्रौर हर बात में जिशासा श्लौर प्रश्न 
पूठने की ब॒ज्षि । यश मिश्रण यूरोप के लोगों को बुद्धपन प्रतीत होता 
है। इसके अलावा प्रमेरशिकन तथ्यों ओर पश्रॉवडों के शौकोन होते है 
उनमें एक सजगता होती है, बिन्‍तु वह बोौद्धिवा सजगता बगी अपेक्षा 
शारोरियदा श्रौर चाक्षप सजगता श्रधिक है । श्लौर सबसे बढ़कर उनमें 
सबके साथ मिम्नता बार लेने वी अ्भिवृत्ति हाती है। (यहाँ हमें पोड़ी देर 
फे लिए भगररियानो बी ज्यूरृंग गम चसते रहने, भ्रम्धा-धुन्ध सिगरेट पीने 
और हर डोज को पन्‍्सास सिटी या वेसप्ोकुद के साथ तुलना करने की 
धादतों को भुला ऐना चारएए)। संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि 
भ्रमेरियानों वा सरित्र अत्यधिवा प्रतिस्पर्धा बते परिरिधतियों और उन्नति 
से: लिए धसापारण अदरारो वे; प्रति मानव झनत्रिया बी उपज है। 

लेविन इसमें सरदेह नही कि ग्रभेरिकनों का कोई एफ एसा विशिष्ट 


रब लज्ञण नही | जिम्त देश कार किमी के बारे मे यह बाहा जा सके 

दि झगरश स्घवित ७5 शशरविन है खिस्त छ्लगर समत्द शभरिकनों भे 

पाये एज बाल जफणी बे जाह लिया जाए शोर उसे १७ वगोह से 

भाग दिया ज।ए तर जो द्राए भागषन झाएगा वह इ्ट हद तब वही 
ः्यु . 

शरद डिसे श्स आध्याय भें दिशित शोर प्रर्दद बरदे बा प्रयत्न किया 

४ 
श्या ९ । 


अध्याय : छः 


सामुदायिक जीवन 


पिछले अ्रध्याय में हमने अमेरिकनों के चरित्र और पारिवारिक 
जीवन का जो वर्णन किया है, उसके आधार पर भ्रमेरिकन लोग अपने 
लिए किस ढंग के सामुदायिक जीवन का निर्माण करते हैं ? यह जानने 
के लिए सबसे पहले किसी छोटे से स्थान पर दृष्टिपात करना श्रासान 
होगा। भ्धिकतर अ्रमेरिकन लोग छोटे-छोटे कस्बों में रहते हैं। जन- 
गणना विभाग ने उन सब स्थानों को हहरों में गिना है जहाँ २,५०० 
से अधिक लोग रहते हैं। लेकिन २,५०० आ्राबादी के कस्बे श्राम तौर 
पर शहर के वजाय गाँव अधिक होते हैं। वल्कि पच्चीस हजार, और 
शायद पचास हजार, की आबादी तक के कस्वबों में भी लोग गाँवों की , 
तरह यह भ्रनुभव करते हैं कि उनका दायरा बहुत छोटा है और वे उसे 
खूब अच्छी तरह जानते हैं । हमारे २७ प्रतिशत देशवासी देहातों (यानी 
एक हजार या इससे कम आवादी के समुदायों ) में रहते हैं, २२ प्रतिशत 
लोग कस्चों श्रौर २५ हजार तक की श्रावादी के छोटे नगरों में और 
शेप ४१ प्रतिशत अ्रधिक बड़े नगरों में रहते हैं। श्रधिकतर अमेरिकन 
लोग अब भी प्रक्ृत्या छोटे कस्बों या प्रान्तीय नगरों में रहने के आदी 
है श्नौर जब बड़े बहु-जातीय नगरों में रहने की मजबूरी आा पड़ती है 
तव भी उनका 'ुकाव छोटे कस्बों में रहने की ओर ही होता है | युद्ध 
के बाद से बड़े नगरों में रहने वाले लोग भी अधिकाधिक संख्या में दूर 
तक फैले उपनगरों में जाने लगे हैं। श्रमेरिकन लोग अपना कारबार 
और नागरिक प्रशासन स्वयं चलाने के शौकीन हैं, इसलिए वे बड़े 
नगरों को पसन्द नहीं करते, क्योंकि उनमें स्वशासन चलाना कठिन होता 


सामुदायिद जीवन १०७ 


है । यही कारण है कि वे बड़ नगर को किसी-न-किसी उपाय से छोटी 
इकाथयो में बिभवत वारने का प्रयत्न करते हैं । 

सस्ते में घुसते ही श्रापको सबसे पहिले वलब मिलती है, इसलिए 
दिसी जगह पहुँच कर यदि रॉटरी बलब, किवानीज क्लब या लॉयन्स 
इलव दा बोर्ड मिल तो श्राप समभ; सकते हैं कि श्राप ऋस्थे में प्रवेश 
पार री हैं । इन बलबों वा उद्देष्य समाज की उपयोगी सेवा झरना बताया 
जाता है-जसे पार्क था अन्य श्रावश्यक मनोरंजन स्थल बनाना, बाल 
शपराधियों की समस्या को हल मारना, वालचरों की सहायता करना, 
गुप्त नेश्र-लिविरसा की व्यवस्था बारना श्रौर हाई स्वूल दे। बेड के लिए 
वर्दी खरीदना । 

पीरे-यीरे प्रमेरिया बता हरा पुनर्योवन को दीप्ति से अमदता जा 
रा ही । नये-सथे श्रापनिया रंग के बगरखान खरे हो रहे है जिनमें निरी 
सिहवियां ही छिशविर्याँ ई) पश्रौर थे भी स्टैनलेसा स्टील की, घोर जगहू- 
गा नये भव्य किन्तु सादे भय्गन भी बनते जा रहे है। कुछ रथावों पर 
यह परिवतंन श्रविष्यगनीय तेजी से हो रहा है, फिर भी घनी तक 
पुराने सबगनसोी शोर भवनों थी संस्या ही प्रधिक हैं। यहां झापदों 


| 


के आदर के. "कक है न ध् व गे ग्य र्ड न्टर ब्न्डोक ञ $&8॥ डर न 
जिनका रंग-शागन भी उशह गया सै, गरीब लोग रहते हैं। झाम तो 
श नह प्‌ 230 मटर दो ३ २5७ ह हर नल श ्् श््प्रत ते हो से टिया गंजरस जपुजा तल 5» 
पर शग्य सहमी सर्वोत्तम चिशी इलाबो के पास से गुजरती है । 
एस इलादों में झायादार पेट पोल है, फ>-शरे घास दे मैदान होते हैं 
लय भेद मे ्ायादार पर एात 4, एर-भगर घास दा मदान हात हे 
डक. ००७ कक 5 सकल क्र 0 कस के? लक: के ककल आक अमन: मय अल आह कक. 
हर एनगी छह हिएदी पोटाएं के पीछे हिपी सही रहती, दरिक चौदी 
लय «६ कक आह. द्म््ज््ण द््क् अजपब दादा ब्टौज उच ० फ 
775 १४ शल्धि भे उठी ( ॥#ऋएर आाएव] चार दादागा वा भातर 
४ ्ऊ ०० क हक “नी टयू+न७ आईये 75 >>ककज जल - 
* ४ धार लजियाग शश्ारिधि|म प्रटाति यों विए्रेव #। सिर्ष ली लोग 
है पा कट हे 
दर हि शए हुूझोी मे रतन की हिगर उनेवो सरदार 
कक पा ४5८ | ड ॥ 
कल ४7६ 7४६४5: छाक्ाए एलन कक फेंइनत अऑजर ५. >> 
है है “६5 5 ५ ५ आल »%फप्ऊक ६१३६ ८€( ६० $ 
है छपिएण शी शाण शापयों इन बात यो सिने दा प्रयन्न नहीं बरती 


श्ण्य प्रमेरिंका की संस्कृति. 


इन सड़कों पर बनी दुकानों के सामने व्यापार-वाणिज्य की घोषणा क रने 
वाले नामपट लगे रहते हैं और रात को वे लाल, हरी और नीली 
रोशनियों से जगमगाते हैं। कुछ भवन-खण्डों में वे सेवाएँ और संस्थाएँ 
केन्द्रित रहती हैं जिन पर कस्बा निर्भर रहता है और जो कस्बे पर 
निर्भर रहती हैं । ये सेवाएँ और संस्थाएं हैं बैंक , डाकखाना, देलीफोन 
एक्सचेंज, इलैक्ट्रक कम्पनी, फायर स्टेशन, पुलिस थाना, कचहरी, 
टाउन हाल, रेलवे स्टेशन, बस का अड्डा, सिनेमा घर और खुदरा विक्री 
की दुकानें । इन दुकानों में मुख्यतः कपड़े, खाद्यपदार्थ, वर्तन भांडे 
और भशीनरी आदि बिकती हैं, परन्तु बिजली आदि के सामान की दुकानें 
और लांडरियाँ भी होती हैं। इसके अलावा दवा की दुकानें भी रहती 
हैं, और ये दवा की दुकानें अमेरिका की एक खास चीज हैं, जिनमें सब 
तरह को झ्राइसक्रीम-जलपान का सामान, मिठाइयां, शृद्धार सामग्री, 
कितावें, पत्रिकाएँ, घरेलू उपकरण, सिगरेट, सिगार और खिलोने, यानी 
दुनिया भर की चीजें मिलती हैं और मजा यह कि इनमें दवाएँ भी मिल 
जाती हैँ । 

दुकानों के ऊपर दूसरी ऐसी सेवाएँ होती हैं जिन पर नागरिक लोग 
निर्भर करते हैं--जैसे डाक्टर, वकील, फोटोग्राफर, दन्दानसाज, नाई, 
हंज्जाम, आकिटेक्ट और बीमा तथा जमीन जायदाद के एजेंट । 

मुख्य सड़क के पास और कभी-कभी उसी पर, गिरजाघर, सार्व- 
जनिक पुस्तकालय और वाई० एम० सी० ए० भवन होते हैं जो इस 
बात के प्रतीक हैं कि कस्बे के जीवन में धर्म और सबको शिक्षा का 
समान अवसर शौर मनोरंजन प्रदान करते वाले साधन कितना महत्त्व- 
पूर्ण भाग अदा करते हैं । 

इस सबके बीच में --ऊपर की मंजिलों के कमरों में और व्यापार 
चाणिज्य के ज्वार से घिरे पुराने भवनों में--क्लवें और वासे होते हैं । 
इन वासों के नाम पशु-पक्षियों के साम पर ऐल्क्स, ईगल्स, मृज़ या 
आऊल्स आ्रादि होते हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिकनों ने इनके नाम 


साम्‌दायिक जीदन १०६ 


रखने के लिए श्लादिम मानव की तरह पशु-पक्षियों के संकेतों को जित्तना 
झ्पनाया है, उतना संसार के किसी श्रन्य देश के लोगों ने नहीं अपनाया । 
एक ऐसे समाज में, जो श्रत्यधिक दुबड़ों में बंटा हुआ श्रोर सचल है, 
थे बलवें श्रौर बासे एक छोटे और खूब गुथे हुए समाज की भावना को 
गुरक्षित रखने में सहायता देते हैं । यद्यपि इन कलबों झर बासों का 
प्रयोजन भ्रातृत्व को बढ़ाना है श्रौर उनमें बीमार श्लौर श्रपंग लोग भी 
प्रपने रहने वी व्यवस्था कारमे तीमारदारी की सुविधा हासिल कर 
लेते ह, तो भी दूसरे लोग भी जो पर से दूर, विन्तु श्राराम से रहना 
घाएते है, एन वायों में खूब श्रानन्द से टिक राबते 8 । यहाँ मनुष्य को 
एव ऐसा दुगे मिल जाता है जिसमें स्त्रियों का प्रवेश या दखल नहीं 
रीता फिर भी श्रनादियाल से रित्र्या पु वी जो सेवा वारती धाई 
है, उससे यहाँ वह महरूम नहीं रहता । एन बलबों भ्रौर वानों से मंप्री 
मो) भावना को भी बढावा मिलता है जिसने फलस्वरुप वाभी-क्ी लोगों 
मे स्यापारिक या राजनीतिय समनोते भी हो जाते है । 
सामूहिक जीवन में व्यवित वा स्थान 

शो करदे था ऐोटे नगर वा निवासी संकड़ों तरह से प्पने समुदाय 
मे, गाव जल रएता ९ । उद्एरण मे। लिए दस हजार छाठादोी के 


बच हुए ये 2 हक २75 घः 3709 १२७ +#*४“-+- ४३7० पी अन्न शगल गलत सुनी 
प्‌ देश का एव घर्दे मे रहने दोले एवं विदा हित 'इगल जॉन झोर 


शेये को लाडिए । जान दिजली मे सामान वे एव सारसखाने में डिवी- 
जे -+क १ अजता 5. 2+ जज च्क ज्श ता त्त्म मम डक जज छः ग्च्य्य न 

दल 08 एजर | दए झ्रौ २ उसवी पत्नाो एद श्र्जि ददद दा गाद 
हर जज ह३े (५७ न >क ब-+क ढ३' चर अदा बे के हि 
॥। एमी ये हिए शसगद बच्धे को बहद में जमती है, रुसलिए वे 
कब कक ५ ७० १० ७ र हि मा ठग काना एल मघ्त 
एशव शो गयस्य ह । एन सणदों वा र्दन्ध सामाग्पतः शच्छी स्थिति 
८ दा अत मर जज ॑फ | ध्क््ज 5 ड्ल्न्टो लक जक 
पे जागो पा बाप दए इसे दे राण है। फिर उन छोर भरी शिग्शाघर 
४ जे 5 हर पापा पर) उामायी उापता उफाता हडालो से +>प्न २ -८ 
ब, ६ ] ॥ए शाएघए$। उनपय। शरद ४ ण गह्मद दा घटा भ था 
(शा एा री 

४.० मा| शापाशर रोएरी गगद हाए रइन्य है, द्विदर बत्र महय 
दया टाल को पड ८ 55 7 ज्ञाज्जि हज्धो ३४ ४» जरूर £++७ - 
# इज शा रू तय ६ )। शा ;< घ्प के 3३ ५, रह छा ऋन 


११० प्रमेरिका की संस्कृति 


व्यवस्था बनी हुई है, हालाँकि अलग-अलग कस्बों में यह व्यवस्था अलग- 
अलग किस्म की होती है । जॉन स्कूल बोर्ड का भी सदस्य है, इसलिए 
वह लॉयन्स क्लब का सदस्य होना अधिक उपयोगी समभत्ता है, क्योंकि 
वहाँ वह स्कूल के सुपरिण्टेण्डेण्ट से बात चीत कर सकता है । वहाँ वह 
यह जान सकता है कि दूसरे लोग स्कूल के बारे में क्या सोच रहे हैं 
और बोर्ड की कुछ समस्याझ्रों के बारे में उनमें दिलचस्पी भी पैदा कर 
सकता है । 

इसके अलावा वह इन गति विधियों या संगठनों में भी भाग ले 
सकता है : उसके कालेज के पुराने छात्रों का संगठन, उसके कालेज का 
अआतृसंघ; हाई स्कूल के पुराने छात्रों का संघ; संध्या का समय 
मनोरंजन में बिताने के लिए किसी नृत्य दल की सदस्यता; रॉड एण्ड 
गन क्लब; गिरजाघर की संगीत मंडली; कारखाना प्रबन्धकों की राष्ट्रीय 
एसोसिएशन और रिपब्लिकन पार्टी । 

मेरी का जीवन उससे कम नहीं, बल्कि कुछ अधिक ही व्यस्त रहता 
है। अ्रमेरिका की वहुसंख्यक ग्रहिणियों की भाँति वह अपने घर का 
सारा कामकाज करती है, यहाँ तक कि कपड़े भी स्वयं धोती है (जिसके 
लिए उसके पास बिजली की मशीनें हैं) । वह अपने दिन भर के काम 
की योजना उसी तरह बनाती है, जैसे सेनापति आक्रमण की योजना 
बनाता है और उसके बाद उसमें खाना बनाने, सफ़ाई करने, कपड़े 
सोने, बागवानी करने और साथ ही अपने श्रन्य कत्तंव्यों को पूरा करने 
के लिए समय निर्धारित करती है । 

उसकी मेज पर किसी-न-किसी कोश-संग्रह के लिए प्रचार-सामग्री 
भी रहती है, क्योंकि उसका सम्बन्ध ऐसे अनेक आन्दोलनों से रहता 
है। कल्पना कीजिए कि इस समय वह एक बड़े कोश-सामुदायिक 
कोश--के लिए घन-संग्रह कर रही है । इस कोश के लिए प्रतिवर्ष एक 
वार अपील की जाती है और उसके वाई० एम० सी० ए० (कस्वा बड़ा 
हो तो वाई० डब्ल्यू० सी० ए० भी), वालचर और गलें-गाइड, मानसिक 


सामुदाणिफ जीदन १११ 


स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार सेवा केन्द्र, अस्पताल: पराश्नित वाल केन्द्र और 
एसी तरह के एक दर्जन और संगठनों को सहायता मिलती है, जो कस्प्रे 
के सामदागिक जीवन के लिए झ्रावब्यवा है । साल में ऐसे ही और 
कि गाते है, जब बह इंटक्रास, श्रपांग बाल वेन्‍्द्र, अ्न्ध विद्यालय 
पट या पैसा कोण ग्ादि विभिन्‍न सेवा सगठनों और कार्यो के लिए 
तरोसियों से दान संग्रह के लिए जाती है । इनमें से अनेक संगठन एसे 
£ जिनका सम्बन्ध बरबे के सामुदायिक कोण से नहीं रहता, और 
(जिनवा संचालन जिले के प्रधान कार्यालय से होता है। शसके अलावा 
वीच-द्रीच गे कुछ खास कार्यो, जैसे स्कूल के जलपान-गृह का सुधार, 
सादि के, लिए भी घपन-यग्रह् वी विशेष श्रपीले बने जाती ई । सह इहा 
जा गदाता है कि यह जिग्मेदारी स्कूल के बोर्ड को है, बल्कि स्वयं मेरी 
जी ऊझपन पति ने गह बात वाह रादाती है, । लेफिन यास्तदिवता यह है 


हि 


वा गाल के दो बा बजट इतना छोटा होता है कि उसमे से ऐसे कामों 
मे. लिए गुजायद नही शाती। इसलिए स्त्रियों वो ही उसके लिए 
स्मा्ण के, भेज में खात-पदाथों की दिक्की बारके, नीलामियों से पझ्पवा 
द्विज पाटियों 


के 


| नृत्य कार्य क्रमोी से पनन्सग्रह बारना पड़ता है त्च 

वे, लोग एर यबत विसी-स-विसी तरह थे पननसग्रह में लगे रहते है। 
सरकार वी इन सेयाओ वो देख-भाल क्यो नही करती झौर वहीं 
श्पवात रा सजाने दे लिए “बस लगाबार घन की व्यवरधा बयों नही 
परतो ५ एसगा एसर यहा ₹ वि झमेरिदान हमेशा ही सब छाम्म सरवगर 
पर इतश मगर उसे सं्वन्धवित्मान दनाने के विचार के विरोधी रहे है, 
५ धागाए यो गाशनम्श्य शपने हो हा४ मे रहने दे पछ्तपारी है ह 
दि ये साशाशो हे सजाहन को सग्बार ऋपने हाथ मे ले ले नो के 
पिच गए यो शक बा शफ्ब होगा शोर ज्तय उसे सहज के इक 
«छा रपणा।। बच इरशे में नो आग इनाने बा वास थी मच्य 
नल पातओे ह। एके हू! झाग दो गचना देती बन कोट बज्तर 
हि टप जा मह; प्ध 

8 283 अं 


११२ प्रमेरिका की संस्कृति 


में दौड़ते हैं। अमेरिकन लोग सरकारी दवाखानों से दवा लेने के बजाय 
स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा यीजनाओों में शामिल होना परुच्द करते हैं 
और आज ११ करोड़ व्यक्ति इत योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं । 

अपने नियमित कामों के अलावा भेरी को हर समय किसी-त-किसी: 
तरह के संग्रह के लिए विशेष योगदान भी करते रहना पड़ता है। 
कभी किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रायोजित 'फेट' के लिए केक देना, 
कभी गिरजाघर द्वारा विदेशों के गरीबों के लिए किये जा रहे पुराने 
कपड़ों और हाई स्कूल के पुस्तकालय के लिए पुस्तकें देनी पड़ती हैं । 
इसी तरह कभी पास के कस्बे में मैच के लिए लड़कों को अपनी गाड़ी 
में मुफ्त पहुंचाना, क्रिसी सामाजिक प्रयोजन के लिए श्रायोजित नीलामी 
के पीस्टर बनाना और उन्हें दुकानों में प्रदर्शत के लिए रखना और 
महिलाओं को शअ्रपने बच्चों को दरीर-परीक्षा या चिकित्सा के लिए 
अपने बच्चे चिकित्सालय में भेजने के लिए फोन करना--ये सब कास 
. भी उसे वीच-वीच में करते रहने पड़ते हैं । 

इस प्रकार के एक भध्यवर्गीय जोड़े के नागरिक कार्यो की पुरी 
तस्वीर पेश करवा आसान नहीं है। बह शब्रसंख्य तरीकों से समाज के 
साथ बँधा होता है और यह माच कर चलता है कि उसे इस बंधन को 
निभाना ही है। यह सही है कि थे सामाजिक कार्य उनका बहुत-सा 
समय खा जाते हैं और इस प्रकार उनके आराम और अवकाश के समय 
को उत्तवा ही कम कर देते हैं, परन्तु साथ ही वे उत्तकी ग्रात्म- 
गौरव की भावता को भी उसकी संकरी सीमा से बाहुर निकाल कर 
परितृप्ति प्रदान करते हैं और पति-पत्नी अपने आपको प्रमाज का 
अंग बनाकर यह अनुभव करते हैं कि उनका व्यक्तित्व अधिक बड़ा और 
व्यापक हैँ । जो व्यक्ति इस प्रकार के सामुदायिक कार्यों में भाग लेकर 
समाज के साथ अपने आपको जोड़ लेता है, उसमें प्रथकृता और 
एकाकीपन की भावना चहीं रहती । वह अनुभव करता है कि वह सारे 
समाज के साथ भुयथा हुआ है ओर उसके साथ अनेक रूपों में उसके 


सामुदायिदा जीवन ११३ 


सम्बन्ध हैं । रॉटरी बजब का नारा है, 'सेवा पहले श्लौर बआ्ात्महित 
पीछे।” ईसाई धर्म की शिक्षा है कि अपने पड़ोसी से प्यार करो ।” 
ह एका सीधी -सादी बिचार-धारा है जिसे जॉन और उसकी पत्नी नगर 
थे सामदायिका जीवन में प्रतिदिन श्रपने अश्ननुभव से हृदयंगम करत है । 
पारस्परिम स्वैच्छिव सेघा एक ऐसा साधन है जिससे सक्रिय नागरिक 
समाज में अ्रपनी स्थिति को श्रसभव करता है, सपालता श्रौर उपलब्धि 
वी पश्रपनी श्रावध्यकता को पूरा बारता है श्रौर सुरक्षा और पारस्परिक 
प्रायर थी भावना श्रपने भीतर पैदा करता है । ऐसे लोगों में परार्भवय, 
एकाकीपन गश्रौर श्रमुरक्षा की वह भावना नहीं होती जिसे प्रन 
गगाज-विद्यान-बेला हमारी सश्यता का एवं चिछ्ठ बताते है 
एस ग्वन्छिवा रोबा की प्रणाली में एव. गस्भीर सामी यहां ही दि 
कापी) बडी संस्या में लोग रस प्रणाली के श्रन्तर्गत श्राने से रए जाते है, 
शासवार ग्रस्पन्थाय ब्ग के लोग । ये लोग एन सेवाद्यों से लाभ तो उठाते 
*. किस्मु प्रायः उसमे सहायता शोर योगदान नहीं बारते । इसका कारण 
मुठ तो यह है कि उसके पाया एसके लिए पर्याप्त श्रवकाश नहीं होता 
घोर कुछ यह कि रदये सामाज का बाम बारने वाले लोग राह्ययता झौर 
सिर्फ उन्‍्हों के पास 


के 


23| ह 


22 
् 
[2 
हक 
न 
लक 
कप 2 
। डा 
हसप। 
न 
द््य 
6 
-, 
ब्ड' 
हल 
5.2 
5 
हि । 
2484 
#१६१ 
््ग्ग्य 
हनन 
के 
>3| 
/> 
० 
प्रा 
“ग्म्-कै, 
हि । 
र्य्ने 


360 7 दि न अल मान 
एड ५. छैर। ३ थे तो फरन्सभ्रत करन या दाह वे वबटका भे भाग लेने 
हे ट < < 
बन ् के है जका की ऑजजल चर कन्कक, #: 
मे लिए ॥ ता ४ शोर से झाए सामाजनसेदा दे लिए पर्याप्त ज्ञान 
_ पा ५ ब्त ई + ०१७ हे क्क्प्ण्त जनक कब ७० >क ्ः 2. 
॥॥ ६ ].२४६५०४) ३ ३ एछाए। से रमरणा वा एयमाइ हल पह्टह्‌ 
4 54 कम शक 2०0 ० ४ सटे रत पाक ३ 4 72 
वि, दा गत २ ३र एडटा उशा उणाया जाए कि इस दिपय वा ज्ञान 
प्फणि तर मे ४ | 
को 
220 पर अप 
श्र ४. ६ हि ब क ध 
सं सकल अत पका ते पक सनम ०-०5 5: 
| हलए काया घर शबा-शत आगभने निज शान 
द 5 ए्‌ 
ढ़ ३ २ ई ्ध ०-5० ६----. अंक की फ्कनअ तय, जात न (मजा 
जा रु! झामय था छाती नग्न छझध्णयन 
ई हि हे कल नालओ ++ अतवएण क+ैौ++०»०-> ०-“४........ढ .. .......5. कसरत 
मे ई हा टू न 5 शाराः ४च्पि ! 


श्श्४ड श्रसेरिका फी संस्कृति 


स्वैच्छिक संगठन उन लोगों के लिए सर्वथा उपयुक्त साधन हैं, जो 
स्वृतन्त्र नागरिक और स्वतन्त्र व्यवित रहते हुए भी समाज के साथ 
बँधे रहना और उस पर प्रभाव डालना चाहते हैं। जैसा कि जैक बा्जन 
ने कहा है, यह नैतिक फिलासफी का क्रियात्मक रूप है। “हम ईइवर 
को अपने ऊपर बोफ और दोष नहीं लेने देते, उसे हम स्वयं श्रपने ऊपर 
ले लेते हैं ।/* 

ये स्वैच्छिक संगठन विभिन्‍न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या जातीय 
पृष्ठभूमि के लोगों के लिए परस्पर मिलने और एक-दूसरे को समभने 
के साधन हैं। क्लबों, गिरजाघरों और श्रान्दोलन के लिए श्रायोजित 
प्रीति-भोजों में एक-साथ बैठकर खाना, वाजारों और नीलामिरययों में 
सामाजिक उहं यों के लिए धन और सेवाओ्रों का आदान-प्रदान करना 
लोगों को एक-दूसरे के नजदीक लाता है और इससे लोकततन्त्र के 
उद्देश्य की सिद्धि होती है । सावंजनिक सेवा में धत और समय देने से 
व्यक्त का अपना दर्जा ऊँचा होता है। इस सेवा में भाग लेने वाले 
अ्रनुभव करते हैं कि वे अ्रपने इर्द-गिद की परिस्थितियों के दास होने के 
वजाय स्वयं उनका अपने मन के अनुकूल निर्माण करते हैं (यह सही है 
कि व्यक्ति को स्वेच्छिक समाज-सेवा में प्रेरित करने वाली शक्ततियाँ भी 
उसके इर्द-गिर्दे की परिस्थितियों में ही होती हैं)। इस प्रकार वे यह 
आत्मविश्वास अनुभव करने लगते हैं कि वे जो कुछ-हैं और जैसी 
परिस्थिति में हैं उसका चुनाव उन्होंने स॒ व्यं किया है। यह विश्वास 
अमेरिकनों को वहुत सनन्‍्तोप प्रदान करता है, क्योंकि वे विचार-विमर्श 
के वजाय कर्म को और कल्पनाझं के वजाय उनके परिणामों को अ्रधिक 

महत्त्व देते हैं । 

स्वेच्छया समाज-सेवा के लिए संगठन वनाने की यह आदत, जो 
सारे समाज में व्याप्त है, राप्ट्र की तानाशाही के विरुद्ध रक्षक ढाल 
हैं। इससे समाज किसी भी वर्ग या समुदाय के अत्याचारों से अपनी 

*गांड्स कंट्री एएड माइन, पृष्ठ 2५ | 


सामूदायिक जीवन ११५ 
स्ला बार सकता है। व्यवित श्रपने आ्राप [में नितान्त शक्तिहीन है 
ब्रिस्तु एक संगठन का सदस्य बनवार वह शवितिशाली हो जाता है। ये 
संगठन संरया की दृष्टि से इतने श्रधिक हैं शौर उद्देश्यों के लिहाज से 
इतने विविधतापूर्ण है कि थे एक-दूसरे को नियन्त्रित और सन्तुलित 
यारते रहते है । यदि यू बलवस वर्लन जैसा एक हास्यास्पद श्लौर खतर- 
नावा संगठन है तो उसके मुकाबले में रचनात्मक काम बारने वाले सो या 
एजार संगठन भी है । 

वुछ संगठन काम के श्राधार पर बने है, जैसे मजदूर सूनियने 
धर कुछ पेय के प्राघार पर, जैसे मैंडिकल सोसाइटियाँ श्लौर किसान 
सघ। एसी तरह रोग-निवारण या शिक्षा-्सुधार के लिए बने समाज- 
सेद। श्थवा समाज-सुधारक संगठन, धामियवा समुदाय श्र प्रपने या भपने 
पुदंजों के पुराने देशों के साथ रम्बन्धों के श्राधार पर निर्मित विभिर 
शप्यीय समाज भी यहाँ विद्यमान है'। शौर भी नाना प्रदार के संगठन 
यहां, जिनमे से शॉटर्स श्रॉफ दी अमेरिकन रेवोल्यूणन, पुराने कालेज 
दादी ये संघ, या शूतएं सेनिक संप श्रादि कुछ संगठन ऐसे है, जो एक 
उसे धगुशय याजे लोगो मे रधापित दिगे ६ । पुराने झ्ादिवासियों दारा 
प्रषदाए नए परशुन्पछ्तियों था उमरप्रत्ियों के प्रतीकों के! नामों पर 
रणपित छात्त था भेशसन शाद प्रतीकात्मदा समृह, शथवा मनोरंजन दया 
शाजजति के धाधार पर दद संगठन दा महिला मंहल नी छ्मेरिक्ा में 


दा गर्ण मे रे । 


क- 


० ९४ 
व दिस रे मिध्ार गोगाव्टी पेज 
|. ४ (३९३२ घप्छ्राु र घ्द्‌ च् प्त्टा एए 
न प 
पं चद न ८ 
४5% हे राव हाएतज सिछ्िस हप कान हा 5 पट 
2 5 $ छब्र होप बहाएं निर्शिंय हुवे गरनेदा प्रगार वे घजीदो- 
अर 5० (जगदा ऊन की पल पिया दिन 5 पा मर 
3१7७७ 3७३ शो आया रा न्‍] का कल का *ारदया 
६ नर ६७५० ॥।$ 
हि ४५ के के नल पचपाअर वी टन सर इतनी उधम डे म+ पे उरडासन 5 53... 
* है ३६ तक जज 0 आह ६३४ ५ ४ ४-०. शे क्त्‌ 
5 छत फाह हअू+ इऑकणड़न ४४55 4ीक्‍- >-..-6, /2 
9० पद ट्र्ज 
4 ॥ ९ कै रे ६ प सर ४ ४ ६॥६ एालशाल 
१ है 
हक के +.. 5 उाचची+:क >> असलल्‍क्‍त २० काय्ोप- > “२ >->> 
30%: आर 5६१९४ 450 कु पद रा का हच 
न ई ञ सु ॥ ० पक * काल >_ | 
पड हे «एप एछफिल्‍त्त शनिज+ २०० ० :..---. -.० 5. -._- 
5 पु डे बज नस के. हैक के हक "55 द८३ कर आ क 


श्श्दि पमेरिका की संस्कृति 


प्रतिशत व्यक्ति विभिन्‍न संगठनों के सदस्य थे । जैसा कि हमने अभी देखा 
है, एक व्यक्ति अनेक प्रकार के काम कर सकता है । इस तरह सभी 
सक्रिय व्यक्तियों के विभिन्‍न कामों के मिश्रण से समाज-संगठत का 
एक अत्यधिक जटिल जाल फेल जाता है। 

उपयोगी सामाजिक संगठतों के त्िर्माण का वक्‍त आने पर स्त्रियाँ 
वास्तव में ही पुरुषों से आगे होती हैं, क्योंकि कस्बे या नगर के सामु- 
दायिक कोश ग्रथवा सामाजिक सेवाओं में काम करने के साथ-साथ उन्तका 
अपना भी एक पुरा का पूरा संगठन होता है। पुरुष मतदाताओं का 
कहीं कोई संगठन नहीं है, किन्तु स्‍त्री मतदाताओं के संगठन मौजूद हैं 
और वे स्थानीय स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनावों के 
भौके पर महत्त्वपूर्ण प्रदतों को उठाते और स्त्री मतदाताओं में उनके 
बारे में तथ्यों का प्रचार करते हैं। महिला वलबों के महासंघ (जनरल 
फेडरेशन आफ विमेन्‍्स वलब्स) ने निःशुल्क पुस्तकालयों और वबाल- 
न्यायालयों की स्थापत्ता, महत्त्वपूर्ण साधन-सख्रोतों की रक्षा, प्रौह़-शिक्षा भर 
इसी प्रकार के अन्य जन-कल्याण एवं सुधार के कामों में महत्त्वपूर्ण योग 
दिया है (देश भर में ऐसी १५,००० बलवें, हैं जिनकी सदस्य संख्या 
१,१०,००,००७ है) । इसके अलावा कृषि विभाग की सहायता से गाँवों 
में कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो लोगों को घरों में जाकर खान-पान, मकानों 
को साफ-सुथरा रखने और घरेलू कामों के तरीके सिखाने या कृषि अथवा 
ग्रन्य विपयों की नई जानकारियाँ देने के लिए क्रियात्मक प्रदर्शन कर 
के दिखाते हैं। एक फ्रेंच युवती को एक गाँव में इस प्रदर्शनकारी दल के 
साथ ग्रामीण महिलाझों को शारीरिक पोपण, विदेशी मामलों और 
राष्ट्रीय नीति श्रादि पर बहस करते देखकर बहुत आइचयें हुआ । 
स्वेच्छिक सेवा का आरम्भ 

इस समूची स्वेच्छिक और स्वयंसेवी गतिविधि को अमेरिका में स्पष्ट 


देखा जा सकता है और यहाँ के समाज के लिए वह महत्त्वपूर्ण भी बहुद 
। परन्तु यह प्रवृत्ति आई कहाँ से ? 


सामृदायिया जीवन ११७ 


जद १६०७ में उन स्त्री-पुरुषों ने, जिन्हें हम 'तीर्थ-बात्रियों' के नाम 
मे जानते हैं, इग्गैंड से हॉलेड के लिए प्रस्थान किया था, तभी उन्होंने 
झपने झापकों एक समझौते में बंध लिया था श्रौर उसका नाम रखा था 
“भगवान्‌ के साथ करार ।” उसका बिश्वास था कि सच्चा इसाई सम्प्र- 
टाय थाएा है जिसमें सम्रान विचार के लोग एक स्वेचब्छिक संगठन में 
धावद्य हो । शरीर यह उस जमाने की बात है, जब श्रेंग्रेजों से उसी 
को झपगाने के लिए कहा जाता था जिसका पालन उनका राजा कारता 
था शोर उन्हे यह घमकी दी,जातीथी कि यदि थे नियमएूवेंका उस 
गर्म था गिर्जाघरों में प्रार्थना के लिए नहीं जाएगे तो उन्हें दण्ड दिया 
जाएगा । 


व 


! या 
हज 


जब ये थोग पिर हॉर्लप्ड से ग्रमरिका के लिए चले शोर स्पू एंस्नेंट 


के $ 


॥ हट के; निया पहुंचे तो उन्होंने सह झगुभव किया कि श्रव उनये। उपर 


से दंग गरकार ह शोर ने कोई शपधिकारों। उन्होंने फिर घात्म- 
घासन के लिए रवेब्टिक सघ-विर्माण का शी तरी नाया । झटदला- 


टिया मा सागर के पार झमेरिदा में छाने दाडे जहाज भेपदावर' पर ही 


एचतोत शावस में एवा समभोता बार लिया भौर यह रृघोवार किया कि वे 


छाग शपत्े लिए जो को काननना 


पदे दसाएंगे, उनका सब लोग निष्ण- 





७5 ० 4 हि हे हर 
ऐ+ ० के हि कक ८ डबल 
अप 00 । के मर गा द्य 
हक ६.४ को. न्‍ 
+ अप का ३ व, + का ककलक ८ बार के... "करने व्चज+ स्क्के नह 
ह के 8 कक न 52 ३: हि ढ चर 5 मद आन काल (६:---+ लक >0 
5 0 कर हि: 
का 2 ह * कक घन है पा मकर, ९) 
: ७२७० क०$नकाक 24% थे के क0 5 ६ कक >> 
५ पर * “5 40 5 2 आशा लक पर जि ज ता सफर हिट टारशा तर 
शक * 3 ४ 
गए एक बरे हद शशात शा न िल शत गजापाशिसा रन रहिए २-२२ 
्‌ ग्ु 4; बढ »४ $ मे ४,.।,। ४०४ इूनबज्सत 


श्श्८ अमेरिका की संस्कृति 


लोगों की जरूरतें बढ़ती जाएं, वसे-वेसे उनकी पूति के लिए नए संगठन भी 
बनते जाएं। सबसे पहले गिरजाधर बने, क्योंकि अक्सर अमेरिका में 
आने वाले या अमेरिका के ही एक स्थात से जाकर दूसरे स्थान में वसने 
वाले लोग धर्म के आधार पर संगठित दलों के रूप में थे, जैसे ठामस 
हुकर का प्रसिद्ध दल, जो मैसाचुसेट्स से कनैक्टिकट में जा बसा था। 

प्रोटेस्टेंट लोगों का कहना था कि उनका स्थानीय शासन उनके 
अपने हाथ में रहना चाहिए। दूसरे, सीमावर्त्ती गैर-आवबाद इलाकों का 
खतरे से भरा जीवन भी उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा और समृद्धि के 
लिए परस्पर संगठन में श्राचद्ध होने के लिए मजबूर करता था । इसलिए 
स्वभावतः उनमें परस्पर मिलकर स्वेच्छा से समाज-सेवा के लिए संगठन 
बनाने की प्रवृत्ति उभरी जिसका आज तक अमेरिका के जीवन में एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । अमेरिका में स्वैच्छिक संगठन बनाने की इस प्रवृत्ति 
के कारण ही लोग नगर या कस्बे की विशालता को पसन्द नहीं करते 
प्रौर आसानी से एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और 
तुरन्त ही वहाँ नये सम्पक और सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। 

स्पू इंग्लैंड में या न्यू इंग्लेंड के ढंग पर ॒ निरमित कोई भी छोटा 
कस्वा आज भी बाकायदा एक प्रशासनिक संगठन नहीं है, बल्कि एक 
स्वेच्छिक संगठन है। उसमें कोई राजनीति नहीं है, जिसका लाभ 
उठाने के लिए पारस्परिक प्रतिस्पर्धा हो। लोग वारी-बारी से वहाँ 
पद पर नियुक्त होते हैं और हालाँकि वे अधिकत्तर बिना किसी वेतन 
के ही कस्बे का काम-काज चलाते हैं, फिर भी उन्हें धन्यवाद के बजाय 
आलोचना का ही पात्र बनना पड़ता है। चाहे वे व्यापारी हों या 
किसान, राजनीति में वे नौसिखिये होते हैं और कत्तंब्य की भावना से 
या अपना स्तर ऊँचा उठाने के लिए ही नागरिक प्रशासन का पद 
प्रहण करते हैं । 

इस प्रकार शासन का काम स्थानीय स्तर से प्रारम्भ हुआ | यह 
एक ऐसा महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय तथ्य है जिसे भुलाया नहीं जाना चाहिए 


सामुदापिदा जीदन श्र 


3 
_-+ 


पयोंकि बह प्रमेरिकनों के व्यवहार की श्रनेक पहेलियों और ग्रुत्पियों के 
सुलभासा है । 

प्रमरिकन एसिहास के हर संबाट में स्वेच्छिवा संगठन बनाने को 
प्रधनि ही मिर्णायक सिद्ध 55। जब १७६४ में ब्रिटेन ने स्टाम्प ऐक्ट 
छा गारगे बा प्रयत्न किया तो सभी कालोनियों में उसका विरोध करने 
के शिए संगठन बस गये । ये संगठन अपने आपको सन्‍्स श्रॉफ लिदर्टो 
(स्वतन्त्रता के पुत्र) बहले थे । उन्होंने ब्विटिण पार्लमैंट में प्रतिनिधित्व 
दंगे बिना कालोनियों से टैबस बसूल बारने का तीश विशोेध विया। 
उ्कोने प्रमुग भ्रधिकारियों के पुतल जलाये, रथाननपधान पर स्यतन्यता- 
ग्बे धनाएं श्रीर सर्वतस्त्रता के नाम पर वक्ष श्रपित विये, संटाग्पो थे 
दी जणाई शोर गसटाग्प विभाग ने; शधिकारियों बी दपतरों में पद 
शरण सार से से रोबा । विशिन्‍्न काजोनियों के एन धान्दीडसवर्सादों 
को एम गूत् भें बधिने और संगठित बारने के लिए पंषर-ध्यपत्तार समि- 
तियां बनाई गई । इन समितियों मे इस शाब्योलन भें जो प्रनभव प्राप्त 


पिया, या ग्रन्ति बे गमय राद कालोनियों को एक सूद 


जज 
- 


न्न्नक्ो 


मे 
लिए दएत बगग छाया । जोन एश्रा से रन समितियों वे बारे में बहा 


था दि “मे समितियों पी सारी क्रान्ति को झपने सीतर समेदे हुए थो । दस 


एप तब, रण सपतन्बता वे: एसी ने स्वतस्त्रता के पक्ष में जनमन बनाने 
३ 

मे लिए शव एच्फिस विया। थे लोग सवतन्दता वे पछ्ठ मे जो बातें 

पा; थे, गए बार में न"तगधदा थो। शोपणा में झिपिधए वी गई । इन 

सा ते के सपगहदा मी दान्दोलन यो। बह भावनात्मदा 


१२० अमेरिका की संस्कृति 


करने की पक्षपाती सोसाइटियाँ यह चाहती थीं कि इसके लिए कुछ 
ठोस काम किया जाए । इसके लिए श्रण्डर ग्रॉउड रेल रोड नामक 
संगठन का निर्माण हुआ । यह अमेरिका के सबसे अधिक रोमांटिक 
और असाधारण संगठनों में से एक था। उसने बहुत जबर्दस्त काम 
किया । उसने गरह-युद्ध प्रारम्भ होने से काफी पहले ही गुप्त और गैर- 
कानूनी तरीकों से हजारों गुलामों को उनके मालिकों के पास से भागने 
और स्वतन्त्र होने में सहायता दी । 

स्त्रियों ने कानूनी हक और मताधिकार पाने के लिए अपनी लम्बी 
लड़ाई भी इसी साधन से लड़ी । मद्यपान के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई में 
भी स्वेच्छिक संगठन महत्त्वपूर्ण साथन थे । प्रौढ़-शिक्षा का अद्भुत काय- 
क्रम भी, जो लाइसियम आन्दोलन के नाम से अमेरिका में चलाया गया, 
इन स्वैच्छिक स्वयंसेवी संगठनों के वल पर ही चला। इस आन्दोलन 
ते अमेरिका की समृची सार्वजनिक शिक्षा-प्रणाली को बदल डाला। 
इसी साधन से श्रमिक आन्दोलन और राष्ट्र की समृद्धि में स्यायपूर्ण 
समुचित हिस्से की माँग का किसानों का आन्दोलन भी चलाया गया ।. 

इन सब परीक्षाझ्रों और कसौटियों में, जो राजनीति और सामु- 
दायिक सेवा के क्षेत्र में प्राजमायी गई, स्वैच्छिक संगठव का साधन सफल 
रहा और अ्धिकाधिक मजबूत होता गया। हर नये क्षेत्र में इसके 
उपयोग और विस्तार ने उसे अमेरिका की जटिल श्रौद्योगिक सभ्यता 
में अपनाने के योग्य बनाया । 

इस स्वेच्छिक संगठन-निर्माण का आधार नैतिक और धामिक था, 
यह वात उसकी प्रगत्ति में बहुत महत्त्वपूर्ण रही । जब स्त्रियों ने समाना- 
धिकार पाने, शराव के खत्म करने या अच्छे घर और बगीचे बनाने के 
लिए आन्दोलन किये तो वे यह भली-भाँति अनुभव करती थीं कि उनके 
इन आान्दोलनों में आधारभूत प्रयोजन नेतिक है। किसान और मजदूर 
भी यह अनुभव करते थे कि उन्हें राष्ट्र की दौलत में अधिक हिस्सा 
पाने का नेतिक अधिकार है। 


सामृदाधिदा जीवन १२१ 


प्रमरिकान लोग नेंतिकता के स्वीकृत सिद्धान्तों श्र ईसाई धर्म 
वो एक ही मानते थे, इसलिए उनकी दृष्टि में शासन और सरक्रार भी 
धसाई धर्म के टी उवोत्पाइन थे। स्वतन्त्रता की थोषणा में कहा 
गया था कि सभी भानवों की उनके झआप्या ने छुछ ऐस अधिकारों से 
युवत पैदा दिया है, जिनका अपहरण नहीं किया जा सकता । ब्रभरिक्रल 
लोग ईश्यर को श्रपनी श्रश्चिक्ारों का मूलोइगम मानते थे, इसलिए इत 
प्रधिकारों की रक्षा को श्रपना राजनीतिक, श्लरीर साथ ही धामिक, 
यारद्य सानना उनके लिए स्वभाविक ही था। इसके अलावा शर्मा 
भ्रपन छोटी इसिहाग गे भी यह देख चुके थे कि घामिदा श्लौर राज- 
सीतिया चताएँं एक-एूसरी के साथ मिली हुई 4. । इस दोनों प्रसार 
सी सखतस्भताओं थी शविज्िसिन्तता के कारण ही उन्हें प्रपयी धामिया 


जज 


बतस्चता घोर इच्छदातसार पूजा के अधिकार वी पाने के दिए छल 
सितियां बसावोी परी थी झीौर उस अधिकार के शाधार पर की उटोंने 
उनमे [ने कायम किया था । 

उगदे, लिए पूजा वो स्वतन्धता या श्रर्थ दा शासन की रंबतन्दता 
शोर घारन की उदतस्घदा का धर्च था पूजा की रवतस्भता । जो व्यक्ति 


शापत सागरिया बहुग्यी का एलन सती बच्दा था 


न 
पदों मे 57 समभा एाता भा। इस विष डो ब्यदित झपने 


ल्न्ह हर ध्द जि प ए; ६ ६ ६०४५१ ६: ->क ८ डोज कन्‍्क कन्कक न्जुडन्कू 2० 
४6&80॥54 ६६१०७) एफ. बच्तछ्घा पा 55 दा पाह्ू रुमादा जाता 
३ ६१८० ब 5 पर 7 पेड्या७  कलकन ८टक>-5 ५२ 00 70 077 डक हक न ८: पक चर है 
3 ॥ «5 दर £ 0७ ४,३४४ 5 थे *बाा! यह 5 न्क। ६455५ ५ नस्ल ४६ 
कक + हक के के 8, शुज 0० ओ ० ८ आल शा मा 

2 आम 72:57: 207 20 0370 | 


६ 
श्२२ श्रमेरिका की संस्कृति 


चलता है--किन्तु हम यह भी चाहते हैं कि वे चर्च और राज्य के मामलों 
को एक-दूसरे से अलग-अलग रखें । इसी कारण हममें विभागीकरण 
की, यानी हर काम या आवश्यकता के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ संगठन बनाने 
की आदत पड़ी है। जब भी हमारे सामने कोई नई समस्या पैदा होती 
है, (चाहे वह शिशु पक्षाघात की हो, या प्राकृतिक सम्पदाओं के श्रपव्यय 
की, या समाज में अच्छे संगीत के प्रचार की) हम उसके हल के लिए 
एक नया संगठन बनाते हैं। हम में से हर आदमी का व्यक्तित्व मिश्रित 
है; एक ओर हम किसी संगठन के सदस्य हैं, तो दूसरी ओर किसी 
समिति या कोश से भी हमारा सम्बन्ध है। इस प्रकार इस अत्यन्त 
जटिल और पेचीदा संसार में हम अनेक छोटे-बड़े संगठनों के सदस्य 
बनकर और उस सदस्यता के द्वारा रूब-रू एक-दूसरे के सम्पर्क में आ 
कर एक समाज की भावना और अनुभूति को बनाये रखते हैं । 


हा 


घम 

संसार में श्लोर कहीं भी धर्म इतना उर्वर श्र स्वतःस्फूर्त नहीं पाया 
गया और न ही किसी अन्य आ्राधुनिक राज्य में उसने इतना सक्रिय भाग 
अदा किया है, जितना अमेरिका में । यहाँ २४० से अधिक धर्म और 
मतमतान्‍्तर हैं । इनमें से कुछ के भ्रनुयायी लाखों में हैं श्ौर कुछ के 
मुद्रीभर | युनिटेरियत भ्रादि कुछ घामिक सम्प्रदाय बुद्धिवादी हैं और 
वाकी महज शोर-गुल मचा कर और शारीरिक कसरत कर के ही अपने 
धामिक विश्वास का प्रमाण देते हैं । 

सभी धार्मिक विश्वासों के चर्चों की सदस्य संख्या दस करोड़ के 
लगभग है | हमारे समूचे इतिहास में कुल आ्रावादी की तुलना में चर्च 
के सदस्यों का अनुपात हमेशा बढ़ता रहा है और भ्रभी हाल के वर्षों 
में यह अनुपात पहले की अपेक्षा भी अधिक तेजी से वढ़ा है। सन्‌ १६५० 
झौर १६५४ के वीच चर्च की प्रार्थनाओ्रों में भाग लेने वालों की संख्या 
में ६० लाख की वृद्धि हुई है। मजदूरों की अपेक्षा दफ्तरों में काम करने 


सामुदाशिय जीवन १२३ 


दाले बाबू प्रौर कालेजों में न जाने बालों की श्रपेक्षा कालेजों में जाने 
दावे गिरजापरों में श्रधिक नियमित रूप से जाते हैं । 

वाछ, उग्रतम धामिया विध्चास, जँ॑से मॉर्मन (चर्च श्रॉफ जीसस कऋ्राइस्ट 
बेटर हे सेट्स) और क्रिव्चियन साइंटिस्ट, विशुद्ध श्रमेरिका को उपज 
है | काठ श्र्य धर्म, जैसे बैप्टिस्ट और नईग्रिगेणनलिस्ट अमेदिका की 
उपज से होने पर भी यहाँ एक विधेष ढंग से बिकसित हुए हैं | रोमन 
मंधलिक, लघरग, एपिरकोपेलियन श्रौर यह टी धर्म यूरोप से ही बने- 
धगाये गव में शगरिका में श्राये है, विगत उनके श्राप्यों बी व्यार्याद्रों 
क श्रग़गार उसमे प्रचणित स्वैज्छिया संगठनों के श्रनुवृत्ण परियर्तत गोला 


“0+॥। 


तर 


पमि्ः विष्यासों और भ्राचरणों को विधिधता से सामादिया जीयन 
में विविधता शरीर वचिष्य शाताईए झभौर साथ ही झरानसे परामिक 
सतिशता की भावना भी पद होती सी । या एवं दिचिप्न बात है कि 
जाय घगां से रृतनी विविधता होती ह, वहाँ घामिदा दिश्दासों के तक 


धार बर्गेकाशी का महत्व शपिक नही रहता । यही कारण है कि हर 
छग बे राय-णाता दादी की बार तरा-त्तरर के; गडाक घोर घटबुले 


००8 ; न्ड़ क्ज ४5 गोता रूगा ल्ट े 
हु ६ णछचद प्टिर्ए। थे. सिर तक पानी में गोत लग्न, दे पलिदो 


॥_ भाती-भणण दाल शपदार घोर यादियों के रतने दो लेबर गनका 
गजाद प्रथतिय ह। रस शामिव मदाकोी वा नहीजा रह है वि घामिदा 
मेष घा विवाद मे; इृद बार शपदा शहत्य दो देहे ह। धक्गर दी मतभेद 
है हदाएय परावाएई शी | / । दे शशिया विशारों वो फिन्‍नता के 


) 


१२४ श्रमेरिका की संस्कृति 


वे उनसे अलग हो गये । वहुत-से लोग बड़े शहरों में रहते हैं, इसलिए 
उनके अपने अलग छोटे समाज नहीं वन पाते, और इसका परिणाम 
यह होता है कि उनके सम्बन्धों में वेयक्तिकता नहीं हो पाती । कुछ 
व्यक्ति चर्चों की शिक्षाओं और कर्मकाँडों के विरोधी हैं और उनकी बहुत 
सी बातों को पाखण्ड समभते हैं। कुछ का यह विश्वास है कि धर्म का 
विज्ञान के साथ किसी भी तरह तालमेल नहीं हो सकता | कुछ यह 
कहते हैँ कि जब मुक्ति के इतने अधिक मार्ग हैं तो यह चुनाव कैसे किया 
जा सकता है कि अमुक मार्ग ही सही है। कुछ लोग व्यक्तिवादिता को 
इतनी दूर तक खींच ले जाते हैं कि वे किसी भी घर्मं या किसी भी 
संगठन में शामिल नहीं होति--उनका यह विचार अमेरिकन लोकतस्त्र 
की श्रत्यन्त दुखद और गलत व्याख्या है। श्रधिकतर लोग इस मामले 
मे बिल्कुल उदासीन और तटस्थ हैं । उनका न धर्म से विरोध है और न 
शर्म के प्रति आस्था; वे उससे सिफे इसलिए अलग रहते हैं कि भीभट 
में पड़ना उनके बस का नहीं है । 

हमने इस बात को बहुत अधिक महत्त्व दिया है कि धर्म हमारी 
राष्ट्रीय एकता में दखल न दे | इसीलिए हमने धर्मों की विविधता के 
विभेदक और विभाजक परिणामों पर बल न देकर धर्म की एक्य-स्थापक 
अकृति पर ही वल दिया है । सब मनुष्य भाई-साई हैं और ईश्वर सब 
का पिता है, यह विश्वास धर्मों में समान रूप से विद्यमान है। हम धर्म 
का वह उदार व्यापक रूप पसन्द करते हैं जो सबको स्वीकार हो, हमें 
वमिक तरको के वे विविध और परस्पर-विरोधी रूप पसन्द नहीं हैं, 
जो अन्त में हमें छोटे-छोटे टुकड़ों में वाँट देंगे। अपने इतिहास के 
परिणामस्वरूप हमारी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हो गई है | पहले हमारे 
देश में तेरह कालोनियाँ थीं, जो सब अलग-श्रलग थीं और वाद में उन 
के एक हो जाने के उपरान्त भी हमारे यहां मृह-युद्ध छिड़ गया, जिससे 
देश के दो हिस्सों में बँटने की आशंका पैदा हो गई। यही कारण है 


सामुदाधिफ जीवन श्र 
कि अब आपसी भगड़ों झ्ौर विवादों की उपेक्षा कर मतेक्य स्थापित 
करने की प्रवृत्ति हममें पैदा हो गई है । 

इसका परिणाम यह है कि अन्य देशों से आने वाले लोग यह 
प्रनुभव करते हैं कि शायद हमारे पास अपने निज के कोई पृथक्‌ विचार 
नहों हैं श्रीर न हममें चिन्तन की दौद्धिक क्षमता है। परन्तु वास्तविकता 
यह है कि हमारे इस निरन्तर प्रयत्न ने कि सभी विचारों, सभी धर्मो 
सहिष्णु बना दिया है। श्रव हम छोटे-छोटे कंगड़ों और विवादों को 
वर्दाप्त नहीं कर पाते और प्रधिक व्यापक सौहाद श्ौर स्ौमनस्य के 
लिए उत्सुक रहते हैं। हमारे लिए झाखिर कौन-सी चौज़ अधिक 
महत्त्वपूर्ण है ? वया यह मान्यता कि प्रार्थना करते समय शराब खून 
बन गई या यह कि एक भगवान्‌ की सब सन्‍्तानें भाई-भाई हैं ? दर- 


द्क्जतज न5ा 


प्रसल चर्च जब ह्वास वी ओर जाता है तो उसकी प्रार्थनाम्रों और 
सभाझों में णामिल होना भी धामिकता का एक प्रदर्शन और आाडम्वर 
मात्र रह जाता है-लोग तब सच्ची घामिक प्रेरणा पाने के बजाय 


सामाजिद ददावों के बगरण समाज में लाभ प्राप्त करने के लिए हो 


प्रमेरिफन लोग श्न्य सब चीज़ों दी भांति धर्म को भी उसके 
परिणामों से नापते है। यदि धर्म इन्सानों को अधिक अच्छे इन्सान 
दनाता ऐ, यदि धर्म की प्रेरणा से वे अच्छे कर्म. अच्छे विचार और 
सदायरण में प्रवृत्त होते हैं, तो वह समर्पनीय धर्म होता है। धर्म को 


नी कुछ बारदा दिखाना है। यह ऊरूरी है कि उससे समाज में नैतिकता, 
शाहिद छोर ब्ययरण वायमस हो धोर वेयवितक दृष्टि से नी लोग जीवन 
में प्रथिव सफद हों। छोर वह धघपने इस लक्ष्य को पूरा करता भी है । 

सर्देज्षिणों से मानूम ह॒प्ा है कि छो दिदाहित दम्पति गिरणाघर में 
नियमित रुष से जाते है, उनवग दाम्पत्य-जीवन झधिदा सखी झौर 
सपद होने वो झाण रफप्े है । जो लोग विसो धर्म से सम्दन्ध नहीं 


जब 


१२६ झमेरिका की संस्कृति 


रखते, उनमें घामिक प्रकृति के लोगों की अपेक्षा ग्रहस्थ-जीवंत की 
असफलता और तलाक की घटनाएँ तीन गुनी अधिक होती हैं । 

सामाजिक सुधार की प्रेरणा भी चर्चों से ही प्राप्त होती है। नई 
आवबाद वस्तियों में सामाजिक सर्वेक्षण और समाज-सेवा को पेशा बनाते 
की प्रवृत्ति मुख्यतः धामिक प्रेरणा का ही परिणाम थी, हालाँकि उसके 
मूल में कुछ अन्य कारण भी थे। यह सम्भव है कि ऊपर-ऊपर से 
सरसरी तौर पर देखने वाले व्यक्ति को किसी बड़े स्वास्थ्य केद्ध में, 
जैसा कि ईस्ट हालेंम (न्यूयार्क) में है, कोई धामिक तत्त्व या पृष्ठभूमि 
नज़र न आये, परन्तु यह केन्द्र एक लाख से अधिक व्यक्तियों को शिक्षा, 
रोग-निदान, रोग-निवारण, स्वास्थ्य की देखभाल आदि की सुविधाएँ 
प्रदान करता है और तेईस विभिन्‍न घपंगठनों की प्रवृत्तियों का समन्वय 
करता है । रोग श्रौर ताप को दूर करना और लोगों को स्वस्थ और 
समाज के योग्य बनाना अपने झ्राप में नैतिक दृष्टि से एक मूल्यवान 
और महत्त्वपूर्ण कार्य है। संयुक्त राज्य में, जहाँ धर्में भी फल और 
परिणामों की कसौटी पर कसा जाता है, सच्चा धर्म वह नहीं होगा, 
जिसमें दार्शनिक तक बहुत ऊँचे और सबल हैं, वल्कि सच्चा घम्म वह 
होगा जो लोगों में नैतिकता और सदाचरण पैदा करता है। 

कर्म का सिद्धान्त यह मानता है कि मनुष्य स्वयं प्रयत्त करके अपनी 
परिस्थितियों और भाग्य को सुधार सकता है और ऐसा करना नैतिकता 
के विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार धर्म अपने प्रभाव से अमेरिकन श्राशा- 
वादिता और पूर्णतावाद को दुृढ़तर बनाता है। यद्यपि कैल्विनवादी 
दृष्टिकोण में एक प्रकार की निराशावादिता है और राइनहोल्ड नीवूर 
जैसे धर्मशास्त्रकारों ने मानवीय परिस्थितियों को पापपूर्ण और दुःखमय 
बताने का प्रयत्त किया है, तो भी चर्चों ने हमेशा यह स्वीकार किया 
है कि मनुष्य में पुर्णत्व प्राप्त करने की क्षमता है और इसीलिए उन्होंने 
सामाजिक और वेयव्तिक जनकल्याण के कार्यक्रमों पर बल दिया है । 


सामुदायिक जीदन १२७ 


क्या संयुक्त राज्यमें वर्ग-भेद है ? 

हर समाजशास्त्री इस प्रइन का अपने-अपने ढंग से उत्तर देता है। 
मार्गरेट मीड का कहना है कि श्रमेरिकन प्रणाली का वर्णन बिना वर्गों 
के भी किया जा सकता है, व्योंकि यहाँ वास्तव में वर्ग-प्रणाली नहीं 
। लॉयड वानर और पॉल लुट ने यांकी नगर का विस्तृत वर्णन करते 
हुए उसमें ऊँच-तनीच के क्रम से छः वर्ग बताये हैं । इसी प्रकार परिवार, 
ठ, संघ, प्राथिक स्थिति, स्कूल, चर्च और राजनीतिक दलीय निष्ठा, 
[न सात भेदों की दृष्टि से उन्होंने श्रमेरिका में व्यवित की ८९ स्थितियों 
या वर्णन किया है। विन्तु ऊपर जिन छः वर्गो का उल्लेख किया गया 
है. वे अपने साथ के वर्ग से ऐसे मिले और गुथे हुए हैं कि उनके बीच 
में कोर्ई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सवाती श्रौर एक वर्ग का 
ध्यचित कभी ऊपर के वर्ग में भोर कभी नीचे के वर्ग में चला जाता है । 
इसलिए यह कहना श्रधिक बेहतर होगा कि श्रमेरिकन समाज 
एक तरह की सविल सीढ़ी है जिसमें बहुत-से सोपान हैं श्लोर इन सोपानों 
पर हर ववत स्परी-पुरुष ऊपर-नीचे ब्ा-जा रहे हैं श्रौर एक-दूसरे में घुल- 
मिल रहे है । 


60! /3% 


त्म्ट्ा 


च्ट 


प्रमेरिका के भश्रधिकतर नागरिक झौर सक्तिय सामाजिक नेता उच्च- 
मध्य वर्ग में ध्ाते हैं । यही वर्ग अमेरिकन समाज का असली मध्यवर्त्तो 
सेरण्ट है । इस वर्ग से ऊपर कुछ घनी लोग हैं, जिन्होंने विरासत में 
या रपये परिश्रम से उपार्जन बार धन प्राप्त किया है। ये लोग अच्छे 


पार्यों बे लिए घपना धन या झपना नाम देते हैं, किन्तु समाज में 
टिक गमिलउे-जजते नही है। उच्च-मध्य दर्ग से नीचे के समाज में ग्रनेक 
दंगे शाठ है। सबसे सीखे बा दर्ग वह है जिसवे सदस्य समाज के जीवन 
हर हनी ५ हि हि 
में योर एससा नर छेड़े, झवसर वेरोहगार झौर कानून की पकड़ में 
गाए रे, गरदे मगनों में झपने दिन दादते है, शनप्रठ और घगशिश्षित 
है कौर जियय प्रारिदारिय जझोवन दहत झसम्पिर र 


बडे ए्‌ प 

हे आन जप 5 

क्रात *४ * कप + कक कर. 

शयान्यदाएं 5छार घ्लनपहाएं रगय पगा के प्रति उस में चिद्र झा भाव 


श्य्प अमेरिका की संस्कृति 


पैदा करती हैं और इनसे उत्पन्न भेद-भाव उसे अन्य वर्गों से और भी 
दूर और पृथक करता है। जो वर्ग समाज के इस क्रम में ऊंचा है, 
वह नीचे के वर्ग के लोगों को अपने भीतर नहीं आने देता | यहाँ तक 
कि गिरजाघर और स्कूल में भी समानता नाममात्र की है। गरीब और 
निम्न वर्गों के बच्चों को स्कूल में जल्दी ही यह मालूम हो जाता है 
कि उनके परिवार नीचे समझे जाते हैं, इसलिए वे स्वयं भी तीचे हैं । 
इस स्थिति के प्रति उन्कके मन में बहुत तीखी और कड़वी प्रतिक्रिया 
होती है और वह उनमें अपराधी बृत्ति पैदा कर देती है । 

किसी भी सामाजिक प्रणाली के बारे में एक विशिष्ट तथ्य यह हैं 
कि उसके लिए सब व्यक्तियों की समानता भी जरूरी है और हर व्यक्ति 
का अलग-अलग दर्जा होना भी आवश्यक है, लेकिन आवश्यक होने पर 
भी ये दोनों चीज़ें प्रकृत्या परस्पर-विरोधी हैं। हमारे आदर्श उन सब 
साधनों में अ्रन्तनिहित हैं जो समाज में समानता लाते हैं। किन्तु इसके 
बावजूद यदि समाज में व्यक्तियों के ऊँचे दर्ज न हों तो लोगों को प्रयत्त 
और उन्नत्ति करने की प्रेरणा कभी मिले ही नहीं । अमेरिका का भविष्य 
का स्वप्न समानता और ऊंचे-नीचे दर्ज के आदझ्नों में समन्वय स्थापित 
करता है। इस समन्वय से ही उसने हमें लिकन जैसा व्यक्त दिया, 
जिसका जन्म बहुत साधारण घर में हुआ, किन्तु जो अपने परिश्रम से 
राष्ट्र के उच्चत्तम पद पर पहुँच गया । 

यद्यपि विचाह लोग अपनी समान स्थित्ति के लोगों में करते हैं, परन्तु 
कुछ लोग अपने वर्ग से बाहर भी शादी करते हैं जिससे समाज के 
विभिन्‍न वर्गों में सचलता बनती रहती है। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया 
कि जितने लोगों से पूछताछ की गई, उनमें से आधे छोटे व्यवसायी 
थे, जिन्होंने उच्च-आय वर्गो में शादियां की थीं, किन्तु चालीस प्रतिशत 
व्यक्ति ऐसे भी पाये गये, जिन्होंने वेततन-भोगी लोगों की लड़कियों से 
विवाह किये थे। नवयुवक भ्राम तौर पर समाज में बहुत उठत्ते-बैठते और 


सामुदायिक जीदन १२६ 


मिलते-जुलते हैं, इसलिए जो युवक-युवतियाँ एक-दूसरे के प्रणय में बंध 
दर विवाह का वचन दे देते हैं, उनके परिवार सहज में यह अनुमान 
नहीं लगा सकते कि उनके दामाद या पुत्र-वधू के परिवार सामाजिक 
स्थिति की दृष्टि से किस दर्जे में श्राते हैं। 

इसके पलावा कुछ अन्य बातें भी हैं जो इस वर्ग-भेद को मिटाने या 
वाम बारने में सहायता देती हैं। 

हो सकता है कि एक व्यवित व्यवसाय या धन्धे की दृष्टि से निचले 
दर्जे में प्राता हो, विन्तु उसकी यह कमी नगर या समाज के मामलों में 
उनके महत्त्वपूर्ण भाग लेने के कारण पूरी हो सकती है । 

मगरों के बड़े होने श्ौर लोगों के मिरनन्‍्तर सचल रहने से यह 
ठीक-ठीकवा हिसाव लगाना श्रसम्भव है कि किसी व्यक्ति का दर्जा 

पाए 

वेसबाल के खिलाड़ियों, श्रमिक नेताश्रों, पुरस्कार के लिए प्रति 
योगिताग्रों में भाग लेने वालों और जनता वा मनोरंजन करने वाले 
गायकों, बादवों एवं नतंकों को बड़े-बड़े वेतन देना यह स्पष्ट कर देता है 
दि समाज सिर्फ उन्हीं लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो ऊँचे घरानों में 
पंरा एए है या उच्च शिक्षा-प्राप्त हैँ । 

पहराच्रा, तौर-तरीके, बोलचाल का ढंग और मनोरंजन सारे देश 
भें भ्रौर सब दर्गो में एक जैसे होते जा रहे है । 

सावंजनिवा शिक्षा, मनोरंजन की सुविधाएँ, मतदान, सैनिक सेवा, 
झूरो बाग कर्ंब्य, सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव, पुलिस का संरक्षण 
घोर बागन, एस सनो महत््वएण क्षेत्रों में सब लोगों को समान झधिकार 


स््त्प * 
[ छए। 
जज जक एक लत - कटने आचचर 7. का उलको ० 5-> प्राय 
एन गंद झगरणों से संशबत राज्यमें दँसा दर्ग-मेद प्रायः नहीं है 
शक 
८ न दि है ५ 0 
"शव मायने समन घा। यहां प्रमियों दो प्रदनन्‍्धकों झौर उच्च 


अंक है १%७+ को। «२० है ६ डर 
है 0 0 ४ 5 दि 


5 क्र स 

रद: ८छ८5 अपाट बरन दा शाॉवथदार ह। 
"पर सा 5 मनन 5 कि पक आम  0 55 
८४ एन लिए शोर शाये उन्नति दे द्वार रूह ने हो ता द 


१३० अ्सेरिका की संस्कृति 


निराशा की भावना श्रनुभव कर विरोध प्रकट कर सकते हैं। गरीबी, 
बेरोजगारी, अ्रप्रिय काम या अस्थिर पारिवारिक जीवन भी हमारी 
सामाजिक तस्वीर में मौजूद हैं और लोगों को प्राप्त अवसरों और 
विज्येपधिकारों में भी काफी अन्तर हैं । परन्तु इस सब के बावजूद यहाँ 
बिल्कुल स्पष्ट और कट्टर वर्गभेद नहीं है । 

किन्तु एक बात में अ्रमेरिकन समाज बहुत असफल रहा है भ्ौर वह 
यह है कि नीग्रो लोगों को वह समान अ्रवस्तर नहीं दे सका है। जिस 
समय ये नीग्रो लोग अपने ही सजातीयों द्वारा श्रफ्रीका में गुलामों के रूप 
में बेचे गये थे, उस समय से लेकर अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में उनके 
साथ स्वतन्त्र होने पर भी भेदभाव किये जाने और उन्हें दूसरे दर्ज की 
नागरिकता दिये जाने तक का सारा इतिहास दुनिया को ज्ञात्त है। 
किन्तु इस बात की ओर लोगों का उतना ध्यान नहीं गया जितना जाना 
चाहिए, कि हाल के कुछ वर्षों में इस दिशा में भी सुधार हुश्ना है। 

उदाहरण के लिए नीग्रो लोगों में निरक्षरता बहुत कम हो गई है ) 
सन्‌ १८६० में जहाँ ६७ प्रतिशत नीग्रो निरक्षर थे, वहाँ १६५२ में दस 
प्रतिशत से भी कम निरक्षर रह गये । 

संयुक्तत राज्य में १,२८,००० नीग्रो कालेजों में पढ़ते हैं । यह संख्या 
जरमनी के कालेजों में पढ़ने वाले जमंनों की कुल संख्या से भी 
श्रधिक है। 

संयुक्त राज्य में नीग्रो लोगों के पास उससे अधि क कारें हैं, जितनी 
कि २१ करोड़ ६० लाख थावादी के सारे रूस में हैं या अफ्रीका में 
रहने वाली कुल १६ करोड़ ३० लाख नीग्रो आवादी के पास हैं । 

सेना में गोरे और नीग्रो अमेरिकनों मे कोई भेदभाव नहीं 
किया जाता । 

सन्‌ १६४० के वाद नीग्रो लोगों के वेतन ४०० प्रतिशत बढ़े हैं 
जबकि गोरों के वेतन कुल २५० प्रतिशत ही बढ़ पाये हैं । 


5 225 2 टो १३१ 
साफपदापयता जादनसदड 
ष्छ 


बन 


सन : २० के बाद कालेजों में पढ़ते वाले नीग्रो लोगों की संख्या 
न्‍ : &। सन ११०० के बाद गोरे छात्रों की संख्या में हुई 

उच्चतम न्यायालय ने श्राद्ेश दिया है कि सार्वजनिक स्कूलों में 
नीग्रो लोगों की भरती में भेदभाव विल्दुल खत्म कर दिया जाय और 
सार्वजनिक बाहनों में उनके लिए श्रलग सीटों की व्यवस्था भी समाप्त 
पार दी जाए। 

लगभग दो लाख नीग्रो लोगों के पास श्रौसतन ७८ एवड़ के श्रपने 
लिज के फाम हैं । 

सन्‌ १६०० में केवल १ प्रतिशत नीग्रो उद्योगों में काम करते थे, 
परन्तु श्राज उनकी संख्या ३० प्रतिशत से भी श्रधिक (१५ लाख) है । 
देश की श्रमिवा यूनियनों की छुल सदस्य संख्या १ करोड़ ६० लाख है 
जिसमें से १२९,५०,००० नीग्रो हैं । 

एस रामय ६३ सरकारी कमीशन श्रौर ३४४ श्रर्ध-सरकारी संस्थाएं 
जातीय सम्बन्धों को सुधारने में लगी हुई हैं । 

दक्षिणी राज्यों में श्रनेक नीग्रो गोरे मतदाताझ्रों के मतों से नगर 
थरिपदों में चुने गये है। नीग्रो लोग राज्यों के विधान-मंडल और 

स 


मोशे लोगों बा भी झपने यहा पाम पर रखते है। मंरियन ऐडरसन और 


< 


्म्त दी पक ग्‌ न नही अ्दनसिकाल सदन भा 2 2] 8 

वुन झामेरजन जसे सीडी बालावगर झघोर सावंजनिक भसनोरंजनवर्म्ता 
कम 20७ * ८ के ० तक हे ेकलकक कर 7 आअ० १७२: कक बजकर व्यय कोश “की फेक घ्स्य - 
दा, भा झेजिवय को समझ वसा रह हू कार सार रुत्तार ने दिययात हर 
का 32% 6 आल ता इक न 7० इल्‍्०क ब्ट्र्क ०. 3-5० क+0 (5 कल 

गंगा मतदादाशों दी उप्रे्ा बारके घाज कार भी राजनीदिका दल सत्ता- 


टोपीर रमों के प्रति दछ्पात प्रोर देशानों दे साथ सेट: 

रद फू ए्त पछपा ४55० दयाना दः दायथ नदनाव वा 

रोग नारे शंसार में दिलमान है घोर उस छादिण शा £ 

रंगे मर गारार ने इएमान ए छोर उस शादिम दग से उजा झा ग्ह्य 
बद ; 


श्३२ झमेरिका को संस्कृति 


है, जब लोग यह समभते थे कि बाहर से आने वाले लोग अपने साथ 
रोग श्र बुराइयाँ लेकर आते हैं और सारे समाज को खराब कर 
सकते हैं । इसलिए नाना देशों, नाना जातियों और नाना संस्क्ृतियों से 
भ्मेरिका में श्राये तमाम लोगों को एक वन्धन में बाँधना एक बहुत बड़ी 
सफलता है। किन्तु दुर्भाग्य से कुछ लोगों में सफलता, सम्मान और 
मैत्री अजित करने में कामयाब न होने के कारण एक तरह की विद्वेष 
भ्ौर घुटन की भावना पैदा हो जाती है और उस दबी हुई भावना का 
गुवार वे अपने से भिन्‍न लोगों पर निकालने लगते हैं । 

संसार में सवंत्ष पायी जाने वाली यह मनोवैज्ञानिक विक्ृति अमेरिका 
में नीग्रो लोगों को गोरों का शिकार बनाती है । किन्तु अभी कुछ समय 
से नीग्रों लोग कारखानों की यन्त्र-जन्य सम्पदा और प्राकृतिक लोक- 
तन्‍्त्री समानता से लाभान्वित होने लगे हैं। दोनों विश्व युद्धों के दिनों 
में, और उनके मध्यवर्त्ती काल में भी, बड़े पैमाने पर नीग्रो लोगों के: 
उत्तर की ओर जाने से ही यह वात सम्भव हो सकी है (१६१०श्रौर 
१९४४ के बीच तीस लाख नीग्रो दक्षिण से उत्तर में गए हैं)। दक्षिण 
में यद्यपि श्रौद्योगिक विकास बहुत देरी से प्रारम्भ हुआ है, परन्तु भव 
उसकी रफ़्तार में जो तेजी आई है, वह भी अन्ततः इस भेदभाव को 
मिटाकर समानता लाने में सहायक होगी । 

आज भी दक्षिणी राज्यों में अनेक नीग्रो गोरों से आगे हैं। जातीय 
सम्बन्धों में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व आज नीग्रो लोगों के एक उच्च-मध्य 
बरगे का उदय है । यह वर्ग सम्पन्न भी है और उच्च-शिक्षित भी। इस 
वर्ग की उपस्थिति ही पुराने अ्शिक्षित, कुण्ठित श्लौर महत्त्वाकांक्षाहीन 
त्ीग्रो वर्ग को धीरे-धीरे खत्म कर देगी । और यह नया नीग्रो उच्च- 
मध्यवर्ग नीग्रो लोगों के समानाधिकार के संघपं में बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व 
भी प्रदान कर सकेगा | 
अच्छा सामुदायिक. जी वन 

नागरिक समाज सें कानून और सरकार का क्या स्थान है, इसका 
विस्तृत विवरण करने की गुजायश्ञ यहाँ नहीं है । इस बारे में हम काफी 


सामुदायिक जीवन १३३ 


संकेत दे चुके हैं कि श्नधिकतर नागरिक स्वशासन स्वेच्छिक होता है, यानी 
लोग बहुत कम वेतन लेकर या बिल्कुल वेतन लिये बिना नागरिक 
णासन चलाते हैं | ये लोग पेक्षेवर प्रशासक नहीं होते । नागरिक स्व- 
शासन सम्बन्धी निर्णयों का उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति को देने के 
बजाय श्रदसर कुछ लोगों के एक बोर्ड को दिया जाता है ओर न्यू इंग्लेंड 
में तो निर्णय सारे कस्वे की जनता के मतों से ही किया जाता है । 
प्रयत्न यह किया जाता है कि किसी व्यक्ति वो भी इस ढंग से श्रधिकार 
न सौंपा जाए कि वह बहुत शवितशाली हो जाए। साथ ही किसी भी 
पद थे; काम वो इतना बड़ा नहीं होने दिया जाता कि उसे श्रादमी श्रपने 
खाली समय में न संभाल सके। श्राम तौर पर २५ हजार तक को 
श्रावादी बा मेयर श्रंशकालिवा श्रधिकारी होता है। यदि किसी को 
उससे बगम दे घंटों भें मिलना हो तो उसे दवाश्नों वी दुकान में या 
सीमा कम्पनी के दपतर में जाना होगा, जहाँ मेयर दाम करता है। 
संगुयतत राज्य में स्थानीय स्वशासन बी १,१७,००० इकाइयाँ हैं । 
एनमें से आधी से भ्रधिक इकाइर्या शक्षणिद जिलों के रूप में है। इतनी 
बड़ी संग्पा से यह जाहिर है कि अ्मेरिदान लोग स्थानीय स्वशासन को 
वितना महत्व देते है । 
पांच एजार से बम श्रावादी के अनेक वस्वों में स्थानीय पुलिस नहीं 
2, इसकी जरूरत ही नही है । भ्रपराधों को रोकने या झपराधियों 
ये दण्टित पारने बे समस्या पंदा हो तब होती है जब कस्बा बड़ा हो 
जाता ह | छोटे पस्वों में हर झादमी एक-दूसरे को जानता है, इसलिए 


0० 
रेत ० 


१2) 


परी लागाजिदः नियन्त्रण रदयं बना रहता है। दड़े नगरों में यह बात 
भरी ऐोही । एबाबीपन एवं समाझ में घच्छी स्थिति झौर मान्यता के 
पनाद ही झबस है भावना पैदा करते हैँ । गन्‍्दे और गरीबी 


पर, झतानी झोौर घशिजक्षित माता-पिता, गनदगी झौर दीमारो 


एपबी मे ध्रपगाधी दृत्रि बा कारण होते हैं। इसलिए गरदी दस्तियों 
था झूशूदन घोर रएनसहुन के रवर दो ऊँचा इस समस्या के 


११४ | श्रमेरिका की संस्कृति 


सर्वोत्तम हल समझे जाते हैं। दूसरा हल है ऐसे सामाजिक संगठनों 
का निर्माण जो परिवारों को अच्छी सलाह दे सकें और इस तरह की 
समस्या को खतरे की सीमा तक पहुँचने से पहले ही पकड़कर नियन्त्रित 
कर सके। एक तोसरा उपाय भी है भर वह यह है कि कुछ स्वयंसेवक 
दल तैयार किये जाएँ जो मेत्रीपूर्ण तरीकों से दलित और शोपित वर्ग 
के लोगों को समभा-बुफाकर सही रास्ते पर ला सकें । 
आदमी का अपना ग्रह-वंगर (होम-टाउन) अमेरिकन जीवन का 
एक विशेष महत्त्वपूर्ण प्रतीक है। आम तौर पर आदमी जहाँ रहता 
, श्र काम करता है, व हैं उसका शृह-नगर नहीं होता, ग्ृह-नगर वह 
होता है जहाँ का कोई आदमी असली निवासी होता है। इसका 
कारण यह है कि सामान्यतः अमेरिका में लोग जिस नगर के निवासी 
होते हैं, वहाँ से कहीं वाहर बड़े नगर में जाकर काम करते हैं। ग्रह- 
नगर केवल आदमी के रहने का ही स्थान नहीं होता, वह व्यक्ति का 
परिवार होता है, उसके नेता उसके पिता की तरह होते हैं, उसके 
निवासी विभिन्‍न सभा-सोसाइटियों और स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा उसके 
साथ आतृत्व के वन्वन में बंधे होते हैं और वह नगर ही उनका पोपण 
भर रक्षा करने के कारण उनके लिए मातृ-स्थानीय होता है। वह उन 
में एक “समुदाय और समाज की भावना” और एक स्थानीय गरवं पैदा 
करता है । 
समाज, समुदाय या नगर कोई अमूत्ते वस्तु नहीं है, वह एक सजीव 
वस्तु है। वह वैयवितक और सामाजिक आवश्यकताश्रों में समन्वय स्थापित 
करता है भर व्यक्ति के व्यक्तित्व का उन समूहों में, जहाँ वह उठता- 
बैठता, मिलता-जुलता या काम करता है, विस्तार कर उसे ऊँचा और 
वड़ा वनाता है। नृतत्त्व-विशारद राल्फ लिंटन का कहना है : “अधिक- 
तर लोगों को ऐसी सामाजिक इकाई में जीवन सन्तोपजनक लगता है, जो 
न इतनी छोटी हो कि उसके पारस्परिक व्यवितगत सम्बन्धों में विविधता 


सामुदाधिया जोवन १३२५ 


नझ्ना सके श्लौर न इतनी बड़ी हो कि उसके श्रधिकतर सदस्यों के साथ 
व्यवितगत सम्पर्क और परिचय सम्भवन हो ।/* 

यही बात प्रधिकतर अमेरिकनों के बारे में है, जो श्रपने परिवार, 
चच्च, नगर, सहपाठियों, पड़ोसियों, हम-पेशा लोगों, सहकमियों, सामाजिक 
बलव, राज्य, क्षेत्र और राप्ट्र के साथ अनेक तरह से भावनात्मक सम्बन्धों 
झ्ौर वर्त्तव्य के बन्‍्यनों में बंधे रहते हैं । 

उनकी यह धारणा है कि एक लोकतन्‍्त्री समाज में सही श्रथों में 
सौहाद एकता से नहीं, बल्कि विविधता से, पारस्परिक संगठनों की 
बहलता से, और देश को अनेक स्वशासित इकाइयों में बांटकर उन्हें 
सता देने से, स्थापित हो सकता है। इस प्रवार की प्रणाली झोर व्यवस्था 
या तरह-तरह के तनावों, खिदबाबों, मतभेदों और संपर्पों से भरो 
रहना स्वाभाविक है। किन्तु ऐसा लोकतन्‍्पो समाज गतिशील होता 
६ । निरग्तर गति के कारण बह शवितशाली होता है, सब तरह के 
दवावों श्रौर बिचादों के प्रति संवेदनशील, और परिवंतन की झाव 
पाता ये प्रति सजग रहता है। वह झात्म-नियमन प्रौर झ्ात्म-नियन्त्रण 
घरता है श्रौर जब किसी सगठन को भविष्य के लिए शअ्रनावश्यक 
समभता है, तो उस्ते खत्म भी कर देता है । 


न 


ए शामाजिक ज्यवरण सरकार की प्रतीक्षा नहीं करती, वल्कि 
धपने ऐ भीतर से दशवित पदा वरती है झगर यह दिखाई दिया कि 
दिसी घमरिदान नगर में गरदी बस्तियाँ 


ल्‍्चु ल्‍ः 


या उठ खड़ी हुईं है श्लौर सामाजिक 
स्येग्य बी खतरा १, सा रही है तो तरनन्‍्त हो उनके उन्मूलन या सधार 


सम के 4८ कक 5 अन्दर उसके पक श्य जप लि 

पके लिए मारे पहन दो गया रने थे लिए क्ष 
ज+ गा पः >> "क ७॑ल्‍ नर हक ब््ड्र सनक पराः जि समस्या 

॥ एश्ण सयध्य रशपिद हो बदा। झगर बाल झपराथ की समर 


35 “03 श 
"राग रद शारण पपयी दिला: दी हो नगर में 5 मा: 
दिषराग रद शारण परे दिशाएई दी हो दगर ने उसहे समाधान के 
2 पा 25% इक नल लिया 247 पल आम: 

* भ््प्ड बध 8५ ४७७ (६७. (शत. जद को 5 थे, 7३ ब्च्च्दरा छार त्णिका 


यू ४ «8, भर र!हठ८; 


१३६ भ्रमेरिका की संस्कृति 


साधनों को एकत्र किया, अपने विविध संगठनों के प्रतिनिधियों को 
बुलाया और एक कार्यक्रम तैयार कर डाला । 

समाज और समुदाय की भावना, एक सानवीय समूह के सम्बद्ध 
होने की अनुभूति श्रभेरिकन व्यक्तित्व में बहुत गहरी बैठी हुई है भौर 
उसकी जड़ अमेरिका के इतिहास और सनोवृत्ति में निहित है । संयुक्त 
राज्य को तब तक पूरी तरह नहीं समभा जा सकता, जब तक उसके 
स्थानीय समाज--नगर या ग्राम के समाज--कौ जठिल रचना को 
भली-भाँति न समक लिया जाए । 


अध्याय : सात 


शिक्षा 


प्रमेरिकन जीवन में श्रन्‍्य वहुत-सी श्रभिव॒ृत्तियों और संस्थाश्रों को 
मांति शिक्षा संस्थाग्रों का जन्म भी धर्म से हुप्ना है। यद्यपि गवर्नर वर्कले 
रुजहवीं शताब्दी में यह गव कर सकता था कि उसके राज्य वर्जीनिया 
में वोई सार्वजनिक स्कूल नहीं है, इसलिए यहाँ के युवक गें का मन 
खतरमावा शिक्षा से पअ्रष्ट होने को कोई श्राशंका नहीं है, तथापि 
न्यू इग्लैड ने १६४७ में ही स्वूलों में पढ़ना बच्चों के लिए श्रनिवार्य 
मार दिया था जिसका उद्देश्य पुराने दिमागी शैतान के कुचच्रीं को 
रोबामा श्रौर गिरजाघरीं के लिए विद्वान पादरी तेयार करना था। 
जब समूचे ग्यू इंग्लैंड में श्रौर उरासे परे के पश्चिमी क्षेत्र मे नई वस्तियाँ 
बसाने के लिए प्रनुदान के रूप में जमीने दी गई तब उनवग कुछ भाग 
रकूनों का खर्च निकालने के लिए अलग कार लिया गया। शुरू-शुरू 


2? 


रल बहत साधारण विर॒म के थे, उनमें सिर्फ भापा शरीर गणित की 
शनियादरी बाते ही सिखाए जाती थी ओर वे साल में कुछ ही महीने 
पद रत थे। दिख उसने इस सिद्धान्त की स्थापना श्वध्य की कि 

प्यवित को शिक्षा प्राप्त फरने का अधिकार है। इन स्कूलों ने ही 
दिश्य वा सावंभोग दावंजनिद | निद्धास्त देकर नेतृत्व प्रदान 


पा 
विदा । (सार्यडनिक पररतकालयों धौर रित्रयों के लिए उच्च शिक्षा का 
हि | (सावजझावक प्रतवाालया शोर रिया व लिए उच्च शिक्षा क 


१३८ द श्रमेरिका की संस्कृति 


अभिजात व ग का संस्कृति से बिल्कुल भिन्‍न लोक-संस्क्ृति के कुछ नये 
लक्षण पैदा हुए, जिन्हें आज के अभिजातवर्गीय यूरोपीय लोग ,नापसन्द 
करते हैं । 

संयुक्त राज्य में शिक्षा एक निश्चित प्रणाली के रूप में नहीं है 
और न संघीय सरकार का उस पर कोई नियन्त्रण है। यद्यपि यह 
हमारे लोकतस्त्र का सबसे शवितशाली साधन है, फिर भी इसमें न कोई 
नियन्त्रण करने वाली उच्च सत्ता है, न मार्ग-दर्शन के लिए शिक्षा- 
शास्त्रियों की कोई परिषद्‌; न कोई सावंदेशी य पाठ्यक्रम है, न अ्रध्यापकों 
को प्रशिक्षण के प्रमाण-पत्र देने की कोई विधि; न ग्रेजुएटों के लिए 
शिक्षा का कोई सामान्य स्तर निर्धारित है श्र न ही कोई निश्चित 
पट्य-पुस्तकें । अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में विविधता को बहुत मृल्य- 
वान समझा जाता है। हर स्थानीय स्कूल, हर छोटे से छोटे कालेज 
और हर बड़े विश्वविद्यालय को अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने का 
श्रधिकार है। 

अमेरिकन प्रणाली का केच्र-विन्दु इसका यह विश्वास है कि शिक्षा 
ऐक महत्त्वपूर्ण और प्रभावकारी साधन है। आ्राज अमेरिका में शिक्षा 
तीन वर्ष की आयु में या इससे भी पहले प्रारम्भ हो जाती है और प्रौढ़- 
शिक्षा के रूप में जीवन के श्रेन्त तक चलती है । जो लोग अपने जीवन 
के अन्तिम दर्शकों में होते हैं उनके लिए शिक्षा के और भी नये-नये 
कार्यक्रम बनाये जाते हैं । 
स्कूल और घर 

शिक्षा का झ्राज सबसे स्वस्थ और अच्छा लक्षण यह है कि लोग 
स्कूलों में ग्धिकाधिक दिलचस्पी लेने लगे हैं। यह दिलचस्पी अवसर 
स्कूलों की शिक्षा-प्रणालरी की उग्र आलोचना का रूप धारण कर लेती है 
आर उससे जबर्दस्त विवाद उठ खडे होते हैं। एक पक्ष का कहना हैं 
कि स्कूलों में हमारे बच्चों को यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि लोकतन्त्र 
में इन्सान को कैसे रहना चाहिए। दूसरा पक्ष इसे बेहूदगी बताता है । 


पका ९२६७५ 


उसका मत है कि बच्चों को सि्फ बुनियादी चीज़ों की शिक्षा दी जानी 
चाहिए--यानी पढ़ना श्लौर सोचना । वस इतना ही काफी 

माता-पिता सोचते हैं कि स्कूलों की शिक्षा में ज़रूर कोई खराबी 
है भौर प्रध्यापक भी समाज के अ्सन्तोप को जानकर वेचन हैं । इसलिए 
प्रमेरिका में निरन्तर परीक्षण चलते रहते कुछ मूर्खतापूर्ण और 
तुझ समभादारी के-पश्रीर इन परीक्षणों से हम अपनी शिक्षा-प्रणाली 
या निर्माण झौर पुनन्िर्माण करते रहते हैं । परन्तु यह प्रणाली हमारे 
गतिशील समाज की प्रावश्यवाताशों को अवियाल रूप में पूरा नहीं 
पार पाती । 

शिक्षा के बारे में दाछ परस्पर-बिरोधी विचार श्ौर दृष्टिकोण 
विशझ रूप से टैयानीवाल ै--मसलन यह कि बच्चों को पढ़ना सिसाने 
बाग साबगे प्रक्णा तरीका बया है । विचारों श्लौर दृष्टिकोणों का दूसरा 
संपर्ष ठनियादी सांस्कृतिदा संघर्षो के कारण होता है, चर्योकि व्यवसायी 
दगे, ध्मिवा संस्थाएँ, चर्वे, रित्रयों की बलवे, भूतपूर्व सेनिकों के संगठन 
धोौर नागरिक श्रधिकारों के लिए लड़ने वाली संरधाएँ झपने-अपने 
विचारों को, जो भ्रवगर एक-दूसरे से मेल नहीं खाते, स्कूलों के पाठय- 
प्रमों पर धोपने का प्रयत्व बारती हैं। लोकतन्‍्त्री श्र बहुत्ववादी 
प्रणाली में एस तरह की स्ीच-तान अनिवाय है। शिक्षा को एक ऐसा 
शायन माना जाता ई, जो प्रनपढ़ पश्दोध बच्चो के मन को इस टढंगसे 
गददा ह कि ये समाज में शपता उचित दात्तु त्व निना सकें । इसलिए 


हब 


दंगे रहल द। शपने विचार के झगसार परिर्दात्तत बारने और मोड 


ए 
द् 


रच कक नकल चलाई कह 22७ ८5 -- १ कह है ० इ के टइपर छऐ्दा ः जज का ४०-5 
॥004 «3०४६३ ४ ५ ११३६ ॥ ऋ£झा दाल मर हा एदा द न्यय दर 
४ है 


१४० अमेरिका की संस्कृति 


अनुभव पाने के लिए थोड़े-थोड़े पैसे डालकर आर ० सी० ए० के एक 
शेयर का आर्डर दिया था । 

शिक्षक लोग स्वभावतः स्कूल पर चारों ओर से प्रभाव डालने वाली 
सामाजिक ताकतों की अपेक्षा अधिक उदार होते हैं, इसलिए स्कूल और 
शेष समाज के बीच खिंचाव रहना अनिवाय है। शिक्षा शास्त्री और 
शिक्षक लोग अपने कत्तंव्य को बहुत गम्भीर भाव से ग्रहण करते हैं, 
थे अपने साममे क्षितिज को निरन्तर विस्तृत होता देखते हैं और बच्चों 
को एक ऐसे युग के लिए तैयार करना अपना कर्तव्य समभते हैं, जिसमें 
भनुष्य की ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं श्रौर उसका श्रवकाश का खाली 
समय भी पहले से बढ़ रहा है, इसलिए स्वभावतः यथास्थिति कायम 
रखने के पक्षपाती अभिभावकों के साथ उचका संघर्ष और टक्कर 
अनिवार्य है । 

उन्हें दो वातों में समन्वय करके चलना पड़ता है । वे जानते हैं कि 
एक ओर प्रमेरिकत लोगों का शिक्षा की शक्ति में गहरा विश्वास है 
और दूसरों ओर वे बौद्धिक जीवन का, यानी बवेतरतीब लम्बे वाल 
बढ़ाए और हर समय अन्यमतस्क रहने वाले प्रोफेसर का मज़ाक भी 
उड़ाते हैं। यह आदर और उपहास दोनों साथ-साथ कैसे चल सकते 
हैं! शिक्षा के प्रति श्रादर की भावना हमारी शुद्धाचारवादी और 
श्राप्रवासकालीन परम्पराओों का परिणाम है और उपहास की भावना 
परिचम की ओर बढ़ने और नये-नये क्षेत्रों को आवाद करने के प्रारम्भिक 
ज़माने की स्वावलम्बन और केवल व्यवहायं और क्रियात्मक वस्तु को 
ही मृुल्यवान्‌ समझने की प्रवृत्ति का अवशेष है । 

अमेरिकन लोग किसी भी वर्ग की श्रेष्ठा की भावना का सहन 
नहीं करते श्लौर जहाँ किसी वर्ग में ऐसे चिक्त नज़र आये, कि वे उसका 
वरोध करने लगते हैं। जो लोग विद्वान का उसकी विद्गवत्ता के कारण 
आदर करते हैं वे इस वात से डरते भी हैं कि कहीं वह उच्चशिक्षित 
लोग का एक अलग और दूसरों से ऊँचा वर्ग न बना दे, या उच्चशिक्षा 


द्िक्षा १४१ 


ध्रौर विद्वत्ता वहीं श्रल्पशिक्षित वर्ग द्वारा कठिनाई से प्रजित श्रधिकारों 
श्रीर सामाजिक स्थिति को खतरे में न डाल दे या उसके नये-नये श्ौर 
यारीकियों से भरे पेचीदा विचारों और कल्पनाश्रों के कारण टेक्‍्सों में 
बुद्धि भ्रथवा किसी श्रन्य रूप में नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। माता- 
पिता प्रध्यापक-पअ्रध्यापिका के प्रभाव को इसलिए नापसन्द करते हैं कि 
जब वे घर में बच्चों पर भ्रनुशासन कायम करने का या उनके तौर- 
तरीकों श्रथवा व्यावारण को सुधारने का प्रयत्न करते हैं तो बच्चे 
प्रध्यापक-्ग्रध्यापिका का हवाला देकर उसका विरोध करते हैं । माँ जब 
बच्चे को पहले-पहल शिक्षा के लिए श्रध्यापवा या भ्रध्यापिका को सौपती 
है, तो एवा भ्रोर वह सनन्‍्तोष और चैन की सांस लेती है श्रौर दूसरी 
श्रोर उसवे मन में यह भय भी रहता है कि बच्चा भ्रध्यापवा-श्रध्यापिका 
हे उसकी श्रपेक्षा श्रधिक शिक्षित श्लौर रामभादार पाएगा। प्रवसर होता 
यही है कि बच्चे को घर में जो कुछ नहीं मिलता, उसे वह भ्रध्यापक 
मे मिल जाता है श्लौर इस प्रवार माँ के इस भय को पृष्टि हो जाती 
। एससे भी बुरी बात यह है कि लड़का स्कूल के दिलों में नहीं, तो 
भामनरो-वाम बालेज दे दिमों में प्रवश्य ही गिरजाघर में जाना छोड़ 
देता $,, रिगरेंट और शराब पीने लगता हैं भौर बहुत-बहुत देर तक 
घर से दाएर रहने लगता है--प्रौर वयस्कता के इन सब लक्षणों के 
लिए दोपी ध्ष्यापया वो ठहराया जाता हैं । 


माता-पिता ध्पने दच्चों को रकूल में इसलिए #जते हैं कि उन्हें 


॥ ्‌ 
उस भविष्य थे काया बनाया जा राके जिसकी और प्रमेरिवान जीवन 
उषा हरशिशण रहत से रिदते 


“शिए्ए रए॥ ऐ। एसलिए रइली शिक्षा से बच्चे में परिदततेन 


व कल शलरअ अल 2 5 नदी यम उप 
शत ४ । जि 2 6। दा विभाजित करने 
न व मय की कम आर पल 202. पक अमल अमल  र अ जम 
७०८) £+ ७ + मार 9 5८ ६ ) धदान्त्ेंघध मे उन्भतात झौर सचलतना 
४ ७) से. ७३ पारा गरशलि हे गत 


9 5. कह कक हु 


१४२ अमेरिका की संस्कृति 


तरीकों का ज्ञान तथा नरसरी द्वेनिग आदि काम, जो साधारणत; परिवार 
को स्वयं करने चाहिएँ, स्कूल को सौंपे जाते हैं, तो माता-पिता इस बात 
के लिए अपने आपको अपराधी अ्रनभव करते हैं कि उन्होंने अपने ये 
काम और अधिकार सिर्फ त्यागे ही नहीं, वल्कि उन्हें त्याग कर वेफिक्री 
और चैन भी महूयूस किया । इसलिए अपने इस अपराध का सारा गुबार 
वे अध्यापक पर निकालते हैं और उसी को हर बात के लिए दोषी 
ठहराते हैं । 
समाज में अ्रध्यापक-अ्रध्यापिका का जो स्थान है, उसे भी वे सन्देह की 
दृष्टि से देखने लगते हैं| भ्रध्यापिका स्वयं माता-पिता की अपेक्षा कहीं 
अधिक नियंत्रित और नियमित जीवन व्यतीत करती है, फिर भी उसे . 
समाज में इसके अनुरूप ऊँचा दर्जा नहीं मिलता । उससे यह आशा की जाती 
है कि वह स्कूल में सब बच्चों के साथ समान व्यवहार करेगी, फिर भी 
उच्च वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों के साथ विश्येष पक्षपात 
का व्यवहार किया जाए (और उसमें वे अवसर सफल भी हो जाते हैं), 
जिसका परिणाम यह होता है कि निम्न वर्ग के लोगों के बच्चे अपने 
आपको अवांच्छनीय श्रौर उपेक्षित समभने लगते हैं। किन्तु अध्यापकों की 
सफाई में यह कहा जा सकता है कि उनमें से बहुतों ने इस भेदभाव * 
को रोकने के लिए विशेष रूप से कोशिश की है और जिन लोगों को 
होने आशा और प्रेरणा प्रदान की है वे उत्हें जीवन भर याद 
रखते हैं । 
स्कूल में सभी:तरह की स्थितियों के और दोनों लियों के बच्चों का एक 
साथ पढ़ना समाज में लोकतन्च्र लाने वाली सबसे वड़ी ताकत है। बच्चे 
स्कूलों में एक-दूसरे के सम्पर्क के अभ्यस्त हो जाते हैं और कभी-कभी 
एक-दूसरे की सामाजिक-प्राथिक स्थिति का ख्याल किये बिना परस्पर 
मेत्री स्थापित कर एक-दूसरे के साथ निभाव करने की आदत डाल लेते 
हैं, जो बड़े होने पर उनके प्रौढ़ जीवन को चुनियाद वन जाती है । खेल 
और अव्ययच समावता स्थापित करने के सबसे बड़े साधन हैं। स्कूल 
* 


श्र 
जिस दिन बच्चा पहले-पहढल एवा ननन्‍हें शिक्षु के रूप में अपनी नीली 
जीन था ताज एसपी किये हुए कपड़े पहनकार नसेरी स्कूल में प्रवेश 
परता है, उस दिन से उस समय तक, जबकि १८ वर्ष बाद वह सभामंच 
पर खड़ा टोवार संबा्रों व्यवितियों के मध्य प्रपना कालेज का डिप्लोमा 
प्राप्त पारता है, सफल ही उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य होता है 
श्रौर महत्व वी दृष्टि से परिवार के बाद उसी का सबसे प्रमख स्पान 
होता ३ । श्रपने श्रध्यापकों का व्यवितत्व उसके मन पर इतना 
गहरा भ्रकित हो जाता है कि वर्षो बाद भी उसे उनके चहरे, तौर-तरीके 
उनपी दयाणुता श्लौर श्षपीरता वो याद ज्यों वे त्यो रहती 


व 


१४४ श्रमेरिका की संस्कृति 


जाए झौर इस प्रकार स्त्री के रूप में श्रपने यौवन भौर प्रजनन सम्बन्धी 
कत्तेव्य और दायित्व पूरे करने के अवसर से वंचित हो जाए। 

आ्राज अधिकाधिक स्कूल बच्चों को सामूहिक रूप में काम करना भर 
खिलाना सिखा रहे हैं। काम, अ्रध्ययत भौर खेल में प्रतिस्पर्धा का तत्त्व 
भ्रव पहले से कम किया जा रहा है। पहले बच्चे मनोरंजन के लिए 
मिल कर खेलते थे, अब वे मिलकर रचनात्मक काम करते हैं। बच्चों 
से मिलकर किसी एक विषय पर काम करने को कहा जाता है। उदा- 
हरण के लिए यदि उनसे अफ्रीका के बारे भें काम करने को कहा जाए 
तो वे मिलकर उसके चित्र संग्रह करेंगे, नक्शे बनाएंगे, उसके बारे में 
कहानियां सुनाएंगे और उसके विषय में खेल खेलेंगे। अध्यापक श्रव छड़ी 
से उन पर शासन नहीं करता । वह उन्हें हाँंकने के बजाय रास्ता दिखाता 
है । यही शिक्षा का असली प्रथे है । अध्यापक या श्रध्यापिका बच्चों 
का पथ-प्रदशन करते हैं, और बच्चे उनसे मिलकर श्रध्ययन की योजना 
बनाते हैं, उस पर उनसे बहस करते हैं और इस सम्बन्ध में सामूहिक 
निश्चय करते हैं कि क्या पढ़ा जाए और कंसे पढ़ा जाएं 

जैसा कि हर श्रादमी आज जानता है, प्रगतिशील विकासोस्मुख 
शिक्षा की दाशंनिक विचारधारा जॉन ड्यूई (१८५६-१६५२) ने दी थी, 
जिनका जन्म वरमौंद में हुआ था। वे ग्रामों के सहकारितापूर्ण 
सामूहिक जीवन से और काम को हाथ से स्वयं करके सीखने की पद्धति से 
खूब परिचित थे । इस पद्धति को उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी आज- 
माया और उसके जो परिणाम हुए उनसे संसार चकित हो गया। ड्यूई 
की मान्यता यह थी कि स्कूल जीवन की तैयारी ही नहीं है, वह जीवन 
का एक महत्त्वपूर्ण अविच्छिन्न अंग है | स्कूल एक तरह से समाज का ही 
एक लवबु रूप है। बच्चों को उसमें अपना पाठ सुनाने के बजाय कुछ 
काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्हें अध्ययन की 
प्रक्रिया में स्वयं सक्रिय भाग लेना चाहिए। उससे वे अनुभव के द्वारा 
जीवन की शिक्षा ले सकेंगे, स्वयं काम करके कुछ सीख सकेंगे । 


द्विक्षा (४५ 


स्कूल प्रव केवल छाक्षा भवन तक ही सीमित नहीं रहा है। छात्रों 
को फायर स्टेशन था दावाखाने का काम-काज का तरीका दिखाना, 
प्राकृतिक स्थानों का श्रमण कराना और जिस संसार में वे रहते हैं, 
उसका प्रनभव्र कराने ते लिए उन्हें यात्राओ्रों पर ले जाता ब्याज चिक्षां 
का ही। एव भाग दन गया । सबसे बडी बात यह है कि शिक्षक के 
लिए रिस्ता का बेन्‍्द्र बच्चा होता है न कि भ्रध्ययन का विधय । उसकी 
ध्रायध्यकताएं पूरी और उसे लोवातम्त्र में अपना करंब्य पालन 
हार ने मे मोग्य बनागा ही सपल छा मस्य काग है । सवाल का छाम उसे 
साठ घ प्रतिदित पदसा-लिखना या गणित सिखाना हो गहीं है । 

स्समे गसग्या! नहों वि काठ, मिक्षवों ने, जिनका स्तर प्लौर गगकक 
दभ जोन रण थे बराबर नहीं थे, पाठ्यपत्राम के बजाय वध्चे थे पियास 
पर शिया बल देने दी इस प्रवृत्ति को वुछ विद्वाग वर दिया श्र 
एगलियील घोर विकासोस्मस शिक्षा के नाम पर गड केहदा काग किये। 
विगत यदि शमई को गिद्धास्तीं से इन बेहदगियों को झ्ललग कर दिया जाए 
तो हएए झर्मान्एग्श रूप से सतत प्रगतिशील लोवातन्त्र को साकार करने 
ये दिशा में एक बड़ी मुवितदाता शवित रहा है । 


4 


यहा सभ्य छआद सिद् 7 गया है कि यदि बालकों और रवबकों दे 
शाधघ सही ध्रों भें जावातन्दी दंग का 


षट्‌ 


हि | 


मे रखा जाए तो उनभ 
शपराए, गेशजिग्मदारों, भधमण्ण, शेरो और पझर्नेतिक प्रतिस्पर्धा को 


प्रदत्तिया पैदा शो जाती है | इसलिए यदि सकल में लोकतस्तरीकरण दे 
६-३८ ४८ सामान्यतः लोव त के की 

६७ प्रद: (( तशालर) तन्‍द के ६१., का सामान्य तल तन्न्नाकरण बा; 
एशआशउग सघहथ सामुशधिया छोर साशज्य जीदन बता दिकास ही 


र « >> ८; 
न इक ५ गत इाच्ताएहएा धा८ क्त्ज >पत्ा मं 5 
५०” के छह) बेर ग ८ न्द प तर फैट्रल्ल्ल हुक न्ज््का 
पर कक. हि 3 दादा १5 ६ (५०५। ८), उनन से एवं. 
७ ६३ ईछी ईच्ीका इॉीडतलइ तय उतजबक्‍ित मे 3, 2. 
६ 7 $8] हक उात टक द्द न्ज्ग जज 
ण्ः | 48 07] रुूग्ग्याए सुलभानय व | ण्त्न्‌ फ्र्च्रि दाह उऊर्ाए कवि 
न जक ७. हं।, इसका 9 7िनसपननकभक- लुणन क ० ये >क-+>जमक 
ए।, शा उा विश, द्छयार शाएः बिन्तन तत्तत: एया रामन्‍ग्या दा ;ह झादा- 


१४६ श्रमेरिका की संस्कृति 


धच्चों को उन समस्यात्रों के हल के लिए, जो उनके लिए, कुछ भर्थ 
रखती हैं, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि 
धच्चे यह प्र उठाएँ कि उनके नगर को पानी कैसे मुहैया किया 
जाता है तो प्रगतिशील अध्यापक कुछ शब्दों में उसका उत्तर देने के 
वजाय सारी कक्षा से पूछेंगा कि क्या वे जलोपलब्धि के बारे में एक 
झ्रष्ययत परियोजना पसन्द करेंगे ? यदि वे इसके लिए राज़ी हो जाएँ 
तो बाकायदा एक परियोजना तैयार कर उसके अन्तर्गत उन्हें शहर के 
जलोपलब्धि संयन्त्र और जलाशय की यात्रा कराई जाएगी, उन्हें नमी' 
श्र जल-वाष्पों के संधनन के परीक्षण कराए जाएँगे, मौसम और वर्पा 
की प्रक्रिया समझाई जाएगी, पानी के उपयोग और संग्रह का हिसाव- 
किताब समझाया जाएगा, वर्षा, नदी और फक्रील विषयक कविताएँ 
पढ़ाई जाएँगी और विश्व की प्रमुख नदी-अणालियों का ज्ञान कराया 
जाएगा। इसके लिए दृश्य साधनों--मूवी फिल्‍म, चित्रमय पुस्तकें, 
स्लाइड और नक्शे आदि--का भी यथोचित उपयोग किया जाएगा । 

इस तरह बच्चा समस्याओ्रों के समाधान का तरीका सीखेगा। वह 
यह जानेगा कि कैसे समुचित प्रश्न पूछे जाने चाहिएँ और कैसे स्वयं 
उनका उत्तर खोजना चाहिए पुरानी पद्धति में यह माना जाता था 
कि अध्यापक द्वारा पूछे जाने वाले हर प्रश्न का एक सही उत्तर है। 
किन्तु नई पद्धति यह मानकर चलती है कि कुछ प्रइत ऐसे भी हो 
सकते हैं जिनका एक नपा-तुला सही उत्तर न हो, और जिनके उत्तर 
को खोजने के लिए हमें स्वयं समस्याश्रों के बीच रहना और ज्वार पर 
विजय पाने की सवआशाओं का त्यागकर लहरों और उनके उफान 
के साथ संघर्ष करना पड़े । हमारे युग के लिए यह निःसन्देह एक अच्छी 
और उपयोगी शिक्षा-प्रणाली हैं । 

. सार्वजनिक स्कूल निम्न बातों का भी प्रयत्न करता है : 


०० बिक 


' » वच्चेकी मनोरंजन और सृजनात्मक प्रवृत्तियों में दिलचस्पी ले 
लिए प्रोत्साहन देना । 


ब्ब 
चर 


शिक्षा श्ड७ 


उसे श्रपनी क्षमता और योग्यता के श्रनुसार प्रगति करने देना । 

बच्चे के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना, उसकी सब आवश्यकताओं 
प्रौर कमजोरियों की ओर माता-पिता का ध्यान खींचना श्रौर यदि 
माता-पिता में बच्चे वी उन श्रावश्यकताग्रों को पूरा करने की सामथ्ये 
न हो तो उसके लिए बाहर से सहायता प्राप्त करना । 
सेल-पाद ओर व्यायाम से श्रीर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की उचित 
पिक्षा देवार बच्चे था णशरीर का विदास करना | 

ब्रत्च में प्रपने रुदे-गिदे की भोतिवा और सामाजिक परिस्थितियों 
के। धान संत विवारित बारना । 

उसे लोकतन्त का, सादराकर अमेरिकन लोकतर्प्र का, ज्ञान देना श्र 
उसके लिए उत्साह पैदा करना । 

उसमे ऐसी सामाजिक चेतगा पंदा करना, जो वयस्क होने के बाद 
भी उसमे रे झौर जिसरे वह समाज के कामों में निशत्वार्थ श्लौर टोस 
शा ने शोर उसवी सेवा के लिए रवेच्छया कार्य करे । 

उद्यागय और क्पि के जिए ब्वावर्यक तबानीकी दक्षता प्रदान 
सर्या | 


(२ छात्र श्र उसवोी ग्रायश्यवातादंों पर व्यक्षितगत रूप से ध्यान 


न 
द्याव। 
४ ;न वो नगर के रामाज वा एक धदिस्िर जा 
स्झूल को दगर के रामाज वा एव शादचक्टनन धग झार सामाजिक 
जोेदव वा ८ €्रनकूए दनाना । 
ते $ है| हित फ्िपया मा पंाजहाओ हो इनन्‍जनजओ ता 
गम पडा पते नि ४ किये के एहुु्पा दा समन न सहायत 
ड 
घ्दा 
स्दा। 
५ 7 ० गाए था पाभ रच चे दो पदा-फिफना, एक 
मं ४ |] $+ पे र ते: 5७ ४8३ 05% ३६ ला, गम्ाणत, ्य्ः ध्ड 
फीता ५-५३: ! डर लत सन 4५ 7 री न रत 42 2 थक 2 द्द्ा व्नोज 5५ -। 
८४ कह ५३० 5९.७४ $ ६ ९ है इ,३ ४७ «5 दे | <5“छ८ा दवा ता त्‌ हरा || 
एव 3.3 ६ हे ज्ञानी जाए पदुतो हॉ। एरता सपपे से ल्‍+-- ->-«> >+ 
23% $ ई)4 ह.. ४ + 8 कि त ॥ 5 ॥ ६ थे भर * ४5६० जाएलता 
दर ५, अंक टेक ई] का 
हि है न 77% ४६६ ा। व 


श्ध्८ अमेरिका की संस्कृति 


स्कूल का संचालक कौन ? 

संसार का कोई भी अन्य समाज शिक्षा के लिए अमेरिका के बराबर 
धत और शक्ति व्यय नहीं करता । यहाँ की आवादी का एक-चौथाई भाग 
शिक्षा की प्रक्रिया में सीधा लगा हुआ है । अमेरिका में १,६५,००० से 
ज्यादा स्कूल हैं जिनमें ३,७०,००,००० से अ्रधिक छात्र शिक्षा ग्रहण 
करते हैं। शिक्षकों की संख्या दस लाख से अधिक है और स्कूलों पर कुल 
वाधिक खर्च नौ अरब डालर से भी ज्यादा होता है। स्कूलों में छात्रों 
की संख्या बढ़ने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ की श्रावादी बढ़ 
रही है, वल्कि इसका कारण यह भी है कि अब अ्रधिकाधिक छात्र हाई- 
स्कूर्लों, कालेजों और ग्रेजुएट स्कूलों में जाने लगे हैं । संयुक्त राज्य में 
श्राज १४ और १७ वर्ष के बीच की आयु के ७५ प्रतिशत से अधिक 
लड़के-लड़ कियां हाई स्कूलों में हैं । इतनी बड़ी संख्या त किसी अन्य देश 
में कहीं है भर न स्वयं संयुक्त राज्य में ही इससे पहले कभी रही है। 
हाई स्कूल पास करने वाले छात्र-छात्राओं में से ४० प्रतिशत कालेजों में 
उच्च-शिक्षा के लिए भरती होते हैं। शिक्षा ग्राम तौर पर १६ वर्ष 
की आयु तक अनिवार्य और निःशुल्क है । 

प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के १२ प्रतिशत के लगभग छात्र 
प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं जिनमें से बहुत से चर्चो द्वारा संचालित हैं । 
फिर भी अ्रमेरिका में हाई स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था प्रधानतः 
और बहुत बड़े पैमाने पर सार्वजनिक (सरकारी) है। इस शिक्षा का 
नियन्त्रण और प्रवन्ध कैसे किया जाता है ? . 

यह नियन्त्रण और प्रबन्ध संघीय सरकार नहीं करती । इस विशाल 
काय का समन्वय करने के लिए कोई राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय नहीं है । 
संयुक्त राज्य का शिक्षा विभाग स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याण विभाग 
का एक अंग मात्र है। वह राज्यों को शिक्षा के लिए संघीय अनुदान 
देता है ओर शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यक्रमों का संचालन करता 


दाछ्ला १४६ 


है । सार्वजनिक शिक्षा पर व्यय की जाने वाली धन राशि का चार 
प्रतिघत से भी कम श्रंश संघीय सरकार देती है । 

संगवत राज्य में दिक्षा की एक प्रणाली नहीं है, बल्कि पचास 
विभिन्‍न प्रणालियाँ है (और यदि कोलम्बिया के जिले को भी शामिल 
बार लिया जाए तो ५६ प्रणालियाँ है), क्योंकि संविधान ने शिक्षा 
राज्यों के, “था जनता के” हाथों में सौंप दी है । वल्कि यह वाहना श्रधिक 
उपयुवत होगा कि संयुवत राज्य में ६०,००० शिक्षा-प्रणानियाँ है, 
बयोंकि यहां ५०,००० दिक्षा-जिले है । कारण यह है कि यद्यपि राज्य 
सरवारे दिक्षा पर विभिन्‍न मात्राओरों में निमस्द्ण रखती है, परन्तु 
श्रधिकतर सत्ता श्रौर श्रधिदार वे माता-पिता पर, (भौर प्रन्य स्थानीय 
मत-दातान्नो पर) छोट्ट देती है, जो स्कूलों के प्रवन्धवा मंडलों बत चुनाव 
बरते | वे रकूलों के संचालन वे लिए कर भी लगाते है। वे श्भि- 
भावव-भा्यापयः संघ चलाते है जो घर ध्ोर स्कूल के दीच संघर्ष भौर 
गतभेयों को दूर बारते £ झीर स्कूलों बेः लिए झ्तिरिवत धन-सम्रह करते 
ह। राब मिलाबार धोसतन ६० प्रतिशत धन रथानीय बरारों से प्राप्त 


कर, सयन्त 


२, पट़ो ल-कर झादि ये जरिये घनन्संग्रह करती है । 


५७षएण 
यह दालोनग प्रतिशद योगदान राज्य के शिक्षा विन्ञाग के हाथ में 
लगाम एमा दा ह घोर उस लगाम से वे रथानीय दोर्डा दा नियन्त्रण 


परते । शिर भी प्रधपिवातर हि 


राज्यों की दिक्षा व्यवस्था ग्मर्त्या 


पर 
ह। ० (६ ल्प है| र झट प्र सार८ न्तच्ए पार ६&॑ स्ह््क शझ्फ्त ५ सझावतव्य दाता ड््च्ो 
३५३१५ है * 3६:६३ है य दर रथ या रगर दा ९5७०२ पतला प्रावणश्यदता दा 
शत दि रण गझरले शा उतसरएा प्लस पे (दिया बाप मे घ्धानं रक्त इेंवारर 
४ ०ण इरव शा उत्तरायत्द द दिया ऊ दा खि | सछोदाय सगवए 
ही 
कक कर धआ > स्का जप] 
जज के च कर ढः न जब न्क, न की न 5, अं मकक हम 
छोटे था गयणय स्शारोय जनहा दा प्रद्धेदिशि होते है। देहाती 
डध्आए रे 5 553 २5 | न्‍ ५ ७००२३ 53०४ 
गरणो ५ याह। मे रग्भारहः विमान छोर शहरो सालों के बोटों में 
ए 
ल्‍ः ्श ५ ड 5 
कप क कब ६५४०८-७ उऊ माय जनक | $<4 2७ डक नाक 4 आज नर ०० अप 5 
आफ ७८:5६: अेक $ रण ८४८ 75:82 पशु ६२ श्ना र्‌ स्ण्स है 2 स्नभाय से 
२०७६९ ६०५८ २९६५४ २६ ६४६०० ए+ क्त्न८ी>-र--4६- -:६ ८ संत अं कड़ी ई 
एच 87० ५०६६३ के शश्व३ दे प्रटिगिदि थी उनसे जाने छग ६॥६नहर्यो 
हि डे ८ 
35 है कर - बसे चका टास्क बन कु ह फ चल * हक टला नक 5 किक शक टूट 
दी अर ट्््व कसम परत ऑअयापशीकल्कफक ओव्ांका फल जनता 
३ ६ ४२६४, $ ५ ६ ४०,७४३  ८,.दा के राटस्ण सपानाए उतना दः 


१५७० अमेरिका की संस्कृति 


विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए वे स्कूलों में सुधार, करने के 
लिए नया टैक्स लगाने में या स्कूल बनाने के लिए धाँड जारी करने में 
हिचकिचाएँगे । किन्तु उन्हें स्थानीय जनता के हितों का भी ध्यान रखना 
है, इसलिए वे स्वेच्छया लोगों के पास जा-जाकर स्कूल की नई इमारत- 
बनाने या शअ्रध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिए धन-संग्रह को अपील 
करते हैं । ' 

राज्य का शिक्षा कमिश्नर बोर्ड को किसी काम के लिए प्रादेश 
देने के वजाय उसे सलाह-मशविरा देने या समभाने-बुकाने का तरीका 
प्रपवाता है। किन्तु दैनन्दिद कामों में और अध्यापकों के प्रशिक्षण भौर 
पथ-प्रदशेन आरादि के विशिष्ट कार्यों में आम तौर पर वोड्डे राज्य के 
किसी अधीक्षक की देखरेख में काम करने के लिए खुशी से तैयार हो' 
जाता है। ह 

यह कहा जा सकता है कि स्थानीय बोर्ड को इतने अधिक अ्रधिकार 
दे देने से शिक्षा को पूर्णतः आधुनिक और नवीनतम स्तर पर नहीं लाया 
जा सकता । किन्तु स्थानीय स्कूल की प्रणाली उस जप्ताने से चली भरा 
रही है, जबकि हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में नहीं था, वल्कि राज्य 
भी नहीं थे । यही नहीं, श्रमेरिकन लोग भी अपने बच्चों के लिए शिक्षा- 
प्रणाली निर्धारित करने का अभ्रधिकार स्थानीय समाज के हाथ में ही 
रखने के लक्ष्य के समर्थक हैं । आखिर शिक्षा की कौन-सी प्रणाली अच्छी 
है ?--व्या वह, जो उस अध्यापक-कालेज में विकसित की गई है जिस 
में शिक्षा कमिइनर ने अध्ययन किया था, या वह, जिसे स्थानीय समाज 
अपनी और अपने वच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
उपयुक्त समभता है ? 

आजकल माता-पिताओों को उन समितियों में सम्मिलित होने के 
लिए प्रोत्साहन दिया जाता है जो पाठ्यक्रमों और पाठय-पुस्तकों पर एवं 
स्कूलों की अन्य समस्याओ्रों पर विचार करती हैं और उनसे अन्तिम निर्णयों 
में सहायता देने के लिए कहा जाता है। हर स्थानीय समाज का इन 


द्चिदा 


न >> सर 


समस्याग्रों के बारे में अयना अलग-अलग उत्ते5 होगे स्ला 
(स्यूयाकक) में. जहाँ अधिवातर लड़के स्कूल की पढ़ाई खत्म कर कालेजों 
3 जाने है, स्थलों का कायक्रम श्लौर पढ़ाई एसी होनी चाहिए कि छात्र 
कालेज के लिए तैयार हो सके । देहाती इलाकों में जहाँ अधिकतर लड़कों 
को रकल की पद्ाई खत्म बार कृषि में लगना होता है, यह ब्ावब्यक 
ढोगा कि उन्हें दज्ञानिया कृषि की मोटी-मोटी बातें सिखाई जाएं और 
साथ ही जिस इनिया में व रहते है, उसका ज्ञान कराया जाए। घउसी 
पर्दा खदकियों को घरीर-पोपण, थिशु-परिचर्या श्रौर परेलू कामों बे 
शिला देना जरूरी है । 
स्यावसायिदा प्रशिष्रण |: 
परम रिकिन लोग घबसर व्यावहारिक ऐसे है, इसलिए ये प्याव-' 
सायिक प्रशिक्षण पर हमेशा बल देते रट्टे है । पहले जर्त हाई रण पेज 
एार्मों को दारेज के निए देयार करत थे, व्ए श्रव वे लकड़ी झोर धातु 
मत लग, सटेसोग्राफी और मुनीमी, पत्रदारिता और गह-पर्षशास्त्र एवं 
छापि के पाट्यक्रम भी चलाते ६ । संघीय सरकार 
जरिये (४ वर्ष से धथिक श्रायु के गुवकों भ्रौर युवत्ति 
शात शरद में लगे * था उगना याएदे ए, प्यादसाधिक 


७ १७ कूल भी हें. 
पाददपम शबजाण ६ । 


थ्र 7 

हु 
रत 
54 
नये 
5 
त्पूः 


श्श्र ्रमेरिका की संस्कृति 


मी काम प्रारम्भ किये। श्रन्त में उसते अपनी निज की जमीन खरीदी 
और अपने पिता के साथ साभा कर लिया । 

इस प्रकार व्यावसायिक कृषि की शिक्षा पाने वाले छात्रों का पयूचर 
फार्मस ऑफ़ अमेरिका' के नाम से एक राष्ट्रीय संगठन बनाया गया 
है जिसमें वे मितव्ययिता और सावेजनिक सेवा की आदतें भी सीखते 
हैं। ये आदतें उन्हें देहाती समाज के नेतृत्व के योग्य बनाती हैं । 

व्यावसाधिक प्रशिक्षण छात्रों की बीच में ही शिक्षा को छोड़ कर अलग 
हो जाने की समस्या का आंशिक समाधान है। यद्यपि संयुक्त राज्य में 
हाई स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति सबसे अधिक है, तो भी उनके एक 
चौथाई छात्र उपस्थिति के नियमों में शिथिलता और घटिया मनोवृत्ति के 
कारण स्कूलों से भ्रनुपस्थित रहते हैं । बहुत-से छात्र पढ़ाई से ऊब जाते 
हैं श्र उनके मन में यह प्रलोभन रहता है कि यदि वे कोई नौकरी 
करने लग जाएं तो उन्हें हर सप्ताह वेतव का चैक मिलेगा और वे 
आजादी से जीवन बिता सगे, नये कपड़े खरीद सकेंगे और अपनी कार . 
रख सकेंगे । इसलिए वे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं । 

सफलता के मार्गों को खुला रखने के लिए अनेक उपाय किये जा 
रहे हैं | इसके लिए अनेक पथ-प्रदर्शन कार्यक्रम चलाये जाते हैं जो कम 
हैसियत वाले, किन्तु प्रतिभाशाली बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जारी रखने 
के लिए प्रोत्साहन देते हैं । इसके अलावा कर्मचारियों को सेवा में रहते 
हुए प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं ताकि वे 
अपनी योग्यता बढ़ा सकें । जिस कम्पनी में इस तरह के प्रशिक्षण कार्य- 
क्रम की व्यवस्था रहती है, उसके कर्मचारी को यह भरोसा रहता है कि 
श्राथिक प्रणाली उसकी आर्काक्षाओं की प्राप्ति के अनुकूल है। 
उच्च-शिक्षा 

सद्यपि सार्वजनिक स्कूल बहुत हद तक अपना नियन्त्रण और संचा- 
लगन स्वयं करते हैं, तो भी वे राज्यों के शिक्षा विभागों, अध्यापन- 
कालेजों भर स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक होने वाले विविध 


प्विक्षा श्ध्रे 


पमिक्षा सम्मेलनों के जरिये एक बंची हुई सुब्यवस्थित प्रणाली का शअ्रेंग 
बन जाते है | विन्‍त उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में हर बड़ा विश्वविद्यालय और 
है॑ए येह्ाली कालेज श्रपने लिए पाठ्यक्रम श्र सिद्धान्त स्वयं निर्वारित 
बारता है श्लौर उनका संचालन भी स्वयं करता है। इन विच्चरविद्या- 
लयो झर दालेजों में अच्छे-ग्रच्छे छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा चलती है, 
इसलिए वे समय-समय पर अपने कार्यक्रम बदलते रहते हैं, शिक्षा का 
गेई नया सिद्धान्त निकालते है, था कोई नई प्रतिरिवत सेवा प्रारम्भ 
बारते है या वो नई विधिप्टता श्रपनाते है जो उन्हें उनके प्रतिस्प्षियों में 
विशिष्ट स्थान दिला सके । एक कालेज यह मानता है कि ज्ञान-प्राप्ति 
का सबसे प्रच्छा मार्ग एक निश्चित प्राचीन साहित्य वा प्रध्ययन है । 
दूसरा यहा समभाता है वि पढ़ाई के बीच-बीच में मुझ समय वा लिए 
द्ापो को बाड़ी राजगार भी दिया जाना चाहिए। बछ संस्धाएँ एसी है 
जो शपनी प्रसिद्धि बे: लिए यह दावा बारती है जि उनकी फदबाल की 
शेमे बात ब्रच्टी ६ 


१५४ ग्रमेरिका की संस्कृति 


विद्यालयों के पाठ्यक्रमों से बेहतर हैं । संयुक्य राज्य एक विज्ञाल देश है, 
अनेक राज्यों और प्रदेशों में बेटा हुआ है और विविधता में विश्वास रखता 
है, इसलिए उसमें विद्या के अनेक बड़े केन्द्र हैं। ऐसा भी होता है कि शहर 
से बहुत दूर किसी देहाती कालेज में शिक्षा अधिक अ्रच्छी हो। हाल 
के सर्वेक्षणों से मालूम हुआ है कि वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने वाली पचास 
चोटी की संस्थाओं में से ३६ छोटे कालेज हैं । सर्वेक्षण से यह भी शञात 
हुआ है कि देश के उच्चपदस्थ व्यक्तियों में से प८ प्रतिशत कालेजों के 
ग्रेजुएट हैं और उनमें से भी ७१ प्रतिशत छोटे कालेजों में पढ़े हैं। 
अनेक सुधारवादी स्कूल, प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं।' 
उदाहरण के लिए जॉन हॉपकिन्स स्कूल, जिसने ग्रेजुएट के स्तर तक 
अध्ययन की यूरोप की प्रणाली को सबसे पहले अ्रमेरिका में लागू किया, 
था स्वार्थमोर स्कूल, जिसने इंग्लैंड की ऑनसे की प्रणाली को कुछ परि- 
वत्तित रूप में प्रारम्भ किया, या ऐण्टियोक स्कूल, जिसमें छात्रों को 
पढ़ाने के साथ उनसे काम भी कराया जाता है और उसका पारिश्रमिक 
उन्हें दिया जाता है। इसी तरह वेनिगटन और सारा लॉरेन्स स्कूल भी 
जहाँ कालेज स्तर तक जॉन ड्यूई की शिक्षा सम्बन्धी विचारधारा को. 
अमल में लाया गया, प्राइवेट हैं । 
दो-तिहाई के लगभग शिक्षा-संस्थाएँ प्राइवेट हैं, जो दान या द्ुस्ठों 
के धन से चलती हैं। बाकी संस्थाएँ राज्य सरकारों या नागरिक प्रशा- 
सनों द्वारा चलाई जाती हैं। इनके लिए घव अधिकतर कर लगाकर 
संग्रह किया जाता है, इसलिये ये संस्थाएँ अपने कम फीस के 
आकर्षण से अधिक बच्चों को आराक्ृष्ट करती हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों 
की फीसे खर्च में वृद्धि के कारण निरन्तर बढ़ रही हैं | साइराक्यूज या 
कॉर्नेल जैसी कुछ संस्थाएँ अ्रंशतः राजकीय और अंशत; प्राइवेट हैं । 
बचद्चति कुछ संस्थाएं कुछ खास विपय ही पढ़ाती हैं, किन्तु अधिकतर 
संस्थाओं में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है | अमेरिकी विश्वविद्या- 
 लयों को दर्शन, चिकित्सा के शास्त्र और प्राचोन साहित्य की. शिक्षा 
टी है 


५ 


शिक्षा प्र 


के साथ-साथ पशु-चिकित्सा ओर नसे-प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम भी अपने यहाँ 
खने में कोई अजीव बात नहीं लगती । अमेरिकन शिक्षा संस्थाएँ सभी 
पेशों त्रौर व्यवसायों की शिक्षा को एक ही जंँसा सर्वे-सामान्य परिवेश 
प्रदान करती हैं, ताकि समाज में उन्‍नति करने के लिए एक सर्वे-सामान्य 
सामाजिक सोपान दन जाए, जिस पर चढ़ने का सभी अ्मेरिकनों को 
समान श्रश्रिकार है । 
किसी भी अन्य देश या समाज की तरह अमेरिका में भी कालेजों 
श्रौर विध्वविद्यालयों पर श्राम तौर पर सबसे प्रमुख सामाजिक ग्राथिक वर्ग 
था नियन्त्रण रहता है। दान पर निर्भर रहने वाले प्राइवेट कालेज अपने 
प्रवन्धव मंडलों में ऐसे लोगों को लेते हैं, जिनके जरिये उन्हें प्रधिदा दान 
मिलता रह सके | राजकीय संस्थाग्रों पर राजनीतिक दृष्टि से शक्ति- 
घाली वर्ग नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु प्राइवेट 
धौर सरवारी दोनों ही संस्थाएँ श्रपने भूतपूर्व छात्रों की सहायता झौर 
समर्थन पर निर्भर करती हैं, जो फ़टवाल के खेल या भश्रन्य प्रतियोगि- 
ताश्रों बेः भावनात्मवा बन्धन से इन संस्थाओं से वाघे रहते हैं। 
प्रमेरिवन वालेजों की शिक्षा-प्रणाली भ्रौर पाठ्यत्नम में मुख्य-मुख्य 

दातें ये होदी है: उनमें व्यास्यानों के वजाय व्यक्तिगत शिक्षा और 
सामूट्िय विचार-विनिमय पर बल दिया जाता है; छात्रों को पर्थ- 
प्प शासन, शोर झन्तर्गाप्ट्रीय जगत के बारे में काफी जानकार 

दी डाही कह ताकि ये इन पेचीदा शोर जटिल संसार में झपना प्रौह- 
जीदन प्रच्दू दंग से व्यतीत के; दालाग्ों पर और सन्तुलित जीवन 
भें ज्ययी समृदिद रघान पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाता है; और 


५ >- . 


न शोझगार दे लिए तैयार किया जाता है और लच्कियों को 


ब 
न्ताहार प्रा _ ४7७९५ ++औ8। जल द्य् कर लीक कक. कक 
१३०.३॥४६. ५६ चच्चदा+ 5 भसापत्त आर सनन्‍तान्‍न्पाज्द का दात्तव्या के लिए 
८ के 
पा 5 
न लक मे मर आम शक मम 
की ४ खाद ॥। 
ड जय >> एा भर का ए४* 5२ दर ध च्ड 5५ 
या 45 5504 2८7। “पछानजफास दे एददा छू ग्य मे दापन 
ध्ल . लत >न्थ ई; न ई- | हे ० उ 
र दिठ्याद प्रशिदाहकनों सटपिण + जतथो हा >5 
$६« 45५९ ५ 3३६ ०» ।तिनयादा धब्यूपत न स्द्लजा दा झपा बदन दा 


श्श्द् प्रमेरिका की संस्कृति 


प्रणाली निकाली है। प्रति सप्ताह कक्षा में एक घंटे की पढ़ाई का एक 
अंक छात्र को सत्र के अन्त में दिया जाता है। तीन घंटे की पढ़ाई वाले 
पाँच पाठ्यक्रमों के प्रति-सन्च १५ अंक होते हैं । इस प्रकार ग्रेजुएट 
बनने के लिए १२० अंक होते हैं। कितनी सरल है यह प्रणाली ! 
गणित के इस हिसाब से यह मान लिया जाता है कि हार्ड विश्वविद्या 
लय में समाज-शास्त्र का पाठयक्रम पोड्डक में ऊन-संग्रह के पाठ्यक्रम के 
बरावर है भौर छात्र इच्छानुसार इस पाठ्यक्रम से उस पाठ्यक्रम में 
आ-जा सकते हैं। 

इसमें सम्देह नहीं कि विभिन्‍न पाठ्यक्रमों में इस समानता पर कोई 
भी कभी विश्वास नहीं करता, लेकित इससे तालीमी अ्रंक-प्रणाली 
अवश्य बहुत आसान हो गई है और बहुत-से छात्रों के लिए एक पाठ्य- 
क्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में या एक संस्था से दूसरी संस्था में जाना और 
अपनी लाज बचाना बहुत आसान हो गया है । यदि कोई दूसरी संस्था 
इस अ्रंक-प्रणाली के बजाय छात्रों के मूल्यांकन के लिए दूसरी पद्धति 
अपनाए और किसी श्रन्य संस्था से आने वाले छात्रों को अपने स्टेंडड के 
अनुसार नाप कर उनके पूर्व-अ्रजित अंकों में कमी कर दे शभ्रथवा अत्यु- 
त्तम छाव को 'एं, उत्तम को वी, सामान्य को 'सी, पुनः परीक्षा 
योग्य छात्र को 'डी', और असफल छात्र को 'ई', या 'एफ' वर्ग में रखने 
की प्रणाली अपनाए तो भी छात्रों के लिए संस्था बदलना कठिन नहीं 
है। यदि. कोई छात्र बार-बार 'डी' या 'ई' या एफ वर्ग में आए तो 
उसे छुट्टी के दिनों में ग्रीष्मकालीन विद्यालय में पढ़ने की भी अनुमति 
दे दी जाती है, ताकि वह अपनी कमी पूरी कर सके । ऐसे छात्रों के 
लिए ही नहीं, वल्कि एक ही वर्ष में दो कक्षाएं पास करने के या कालेज 
की शिक्षा को चार वर्ष के बजाय तीन बे में पूरा करने के इच्छुक 
छात्रों के लाभ के लिए भी अनेक विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के 
औष्मकालीन स्कूल चलते हैं । 


घिक्षा ४ १५७ 


छात्र को शिक्षा देने और मार्ग-प्रदर्शत करने के लिए अध्यापक तो 
होते हो हैं, साथ हो वहुत-से ऐसे विशेषज्ञ भी होते हैं, जो उसके हित 
और कल्याण का ध्यान रखते हैं । भ्रमेरिका में एक मामूली कालेज छात्र 
पर जितना ध्यान दिया जाता है, उतना मध्ययुग में किसी राजकुमार पर 
नी नहीं दिया जाता था । सबसे पहले कालेज का डीन होता है जो एक 
तरह से सारी संस्था का पिता होता है और उसे उसकी सख्ती झौर 
नर्मी के लिए आदर्श वदाया जाता है । जब लड़के शहर के लोगों के 


(छोटे शहरों में कालेज छात्रों और शहरी लोगों में कुछ न रु 
झगड़ा होता ही रहता है) । लेकिन इस सजा से अपराधी छात्रों को खूब 
डराकर भी वह दंड को अन्त में बहुत कठोर प्रतीत नहीं होने देता, 
बल्कि कभी-कनी उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए भी विनोद से यह कह 
कर उसकी कठोरता को कम कर देता है कि वह स्वयं भी किसी समय 
कालेज का शैतान लड़का था, और उस जमाने से वह स्वयं बदल कर 
काफी गम्भीर हो गया है, किन्तु शहर के लोग अ्रव भी नहीं बदले और 
बड़े होने पर छात्र जीवन की इन शरारतों को याद कर छात्रों को खूब 
हँसी झाती है । चेतावनी के साथ इस हल्के विनोद का असर यह होता 
हैँ कि छात्र अपने डीन को प्यार करते हैं और उन्हें यह पता नहीं 
चलता कि जिस शआदर्ण पिता को वे खोजते रहे हैं उसे शरारत करके 
ही उन्होंने पाया हैं और झपना पौरुष अजित ओर सिद्ध करने के लिए 
उन्हें उसी के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ता है । 
उद्योगों में जंसे एक प्रवन्ध-क्रान्ति श्लाई है भ्ौर प्रबन्धकों के एक 
नये दर्ग ने उन पर नियन्द्रण स्थापित कर लिया है, उसी तरह विश्व 
विद्यालयों में नी एव प्रवन्धकीय कऋान्ति आई है। उद्योगों में उत्पादक 
झौर उपनोवता के बीच में श्लौर विश्वविद्यालयों में प्रोफेतर और छात्र 
के दीच में विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग ब्रा गया है जो छात्र की मक्ति 
लिए झावदर्यक समक्ती जाने वाली सेवाएं प्रदान करता है । थे सेवाएं 


श्श्प े प्रमेरिका की संस्कृति 


शायद श्रावरयक है भी, किस्तु इन सेवाओ्रों ने उनके काये को एक विशिष्ट 
कार्य में परिणत कर दिया है, जबकि पहले यह कार्य कहीं अधिक सरल 
और सीधा-सादा था, भले ही वह उतना कौशलपूर्ण नहीं था । 

श्रमेरिकन जीवन के भश्रन्य सभी क्षेत्रों और विभागों को भांति 
शिक्षा के मामले में भी एक बड़ी कठिनाई है श्ौर वह यह है कि 
कालजों ने बहुत अधिक कार्य करने का प्रयत्न किया हैं। कालेज के 
श्रादर्श बहुत अ्रच्छे हैँ, परन्तु उन्हें जिस मानवीय मिट्टी को लेकर 
गढ़ता पड़ता है वह अ्रसानी से काबू में नहीं आ्राती और सरलता से 
गढ़ी नहीं जा सकती। दसियों वर्षों तक शिक्षा-शास्त्री इस पुराते 
आदर्श को दोहराते रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह 
सकता है', और इसके आधार पर ही वे छात्रों के लिए खेल-कूद के 
कार्यक्रमों का औचित्य सिद्ध करते रहे हैं। किन्तु आज स्वस्थ और 
सबल शरीर के लिए खेल-कूद के अलावा और भी बहुत-सी चीजों 
की आवश्यकता है, जैसे एक अच्छा और मंहगा अस्पताल, जिसमें 
सुयोग्य डावटर और ने हों और दुबंल छात्रों के लिए एक आवास-गृह, 
जिसमें बचपन में उत्पन्न रोगों के लिए उनकी चिकित्सा और 
परिचर्या की जा सके । अब मन और शरीर को स्त्री और पुरुष या 
रात और दिन की भाँति एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। 
इसीलिए एक मानसिक चिकित्सा विश्लेपज्ञ की भी आवश्यकता होती 
है। कुछ सामाजिक गति विधियों और समारोहों की भी श्रावश्यकता 
होती है। कालेजों में लड़के और लड़कियों की सहुशिक्षा के कारण 
यह्‌ स्वाभाविक है कि उनमें कुछ यौन सम्बन्ध हों लेकिन यह आशा 
की जाती है कि उनसे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस 
लिए इन सम्बन्धों में संभावित विस्फोटक परिस्थितियों को रोकने 
की भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है । इस मामले में परीक्षण और 
अनुभव से सीखने का सिद्धान्त खतरनाक सिद्ध हो सकता है। 


शिक्षा १२६ 


यह धारणा प्राम तौर पर लो१। में हमेशा रही है कि हर आदमी 
हर चीज सीख सकता है शौर यदि हर चीज में सन्तुलन रखा जाए, 
चाहे वह भोजन, काम और खेल हो; व्यक्ति और समाज हो; गांव 
आर शहर हो; यौन सम्बन्ध और धर्म हो; तीन्र गति और आराम हो; 
गम्भीरता और हास्य-विनोद हो श्रौर चाहे मन श्रोर शरीर हो; तो 
. मनुष्य सुख भौर सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए कालेज के 
जीवन में भ्रनेक चीज़ों का मिश्रण और सन्तुलन करने का प्रयत्न किया 
जाता है--जिसमें कुछ पढ़ाई होती है, कुछ खेल-कूद, कुछ सपारिश्रमिक 
काम, कुछ प्रोफेसरों के साथ मिलना-जुलना, कुछ भिन्‍न लिंग के छात्र- 
छात्राओं का परस्पर मिलना, कुछ अपने ही समान लिग के सहपाठियों 
के साथ उठना-बैठना और कुछ अपना पौरुष सिद्ध करने के लिए 
लड़कों का शरारतें करना | इसके अलावा “छात्नीय गति विधियाँ” तो 
काफो मात्रा में उसमें होती ही हैं। छात्रीय गति विधियों में समाचार-पत्र 
(देनिक या साप्ताहिक) का सम्पादन, स्कूल की वापिक या शअ्रन्य 
पत्रिकाएं निकालना, वाद-विवाद, दर्जन भर खेलों के लिए बाहर जाना, 
टीमें बवाना और उनका प्रवन्ध करना, कक्षा अधिकारियों के रूप 
में काम करना, नाच या अन्य सामाजिक समारोहों की योजना बनाना, 
नाटकों में प्नभिनय करना या नेपथ्य में कार्य करना, वलवों में गाना, 
वेंड या वाद्य-बुन्द में वाजा बजाना, साहित्यिक, वैज्ञानिक या शौकिया 
बलवों में हिस्सा लेना, फ्रेंच या जमंन या स्पेनिश क्लबों आदि में शामिल 
होना, किसी अ्रातृसंघ में सम्मिलित होना और फिर एक अ्रफसर के 
रूप में काम करना या छात्रावास को ठीक ढंग से चलाना आदि काम 
घामिल है । 

थे सव विदिध प्रकार की गति विधियाँ और उनमें प्रदर्शित 
उत्साह देखकर हमारे देश में बाहर से ग्राने वाले चकित रह जाते हैं । 
विन्तु जद हम कालेज से बाहर के जीवन के साथ उसका तालमेल 
वेंठाते ६ तो उसका प्ौौचित्य स्पष्ट हो जाता है । जो छात्र अपने साथी 


१६० अमेरिका की संस्कृति 


से यह कहता है कि तुम अपने भ्रातृसंघ से छात्र शासन परिपद्‌ के अध्यक्ष 
पद के लिये हमारे उम्मीदवार ल्‍यू बेकर को वोट दिलाओ और उसके 
बदले में हम तुम्हारे श्रादमी को फुटबाल टीम के मैनेजर पद के लिये 
वोट देंगे, वह एक तरह से व्यापारिक और राजनीतिक जीवन में ले- 
दे कर सबक सीखता है । ह 

सम्भवतः सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण शिक्षा लोगों के साथ व्यवहार 
की शिक्षा है, जो बहुत जरूरी समझी जाती है और जिसका फल भी 
बहुत अच्छा होता है। कालेज का छात्र यह सीखता है कि व्यवसाय के 
साथ-साथ मन को हल्का रखने का समस्वय करता एक बड़ी कला है 
--वह अपने साथियों के साथ बैठकर आराम से खाता-पीता है, उनके 
साथ छात्रावास के बिछौनों पर लेट कर गप-शप करता है, उनके साथ 
खेलता है श्लौर इस प्रकार उनकी शक्ति और कमजोरी का श्रन्दाज लगाता 
है और जब वास्तव में वह कोई लड़ाई जीत लेता है तब भी यह दिखाता 
है कि मानो उसने हार मान ली है। यह मनस्विता या इसी तरह की 

अ्रन्य चीज़ें अगर तालीमी दृष्टि से कला नहीं भी हैं, तो भी समाज 

ही कला के रूप में उन्हें मूल्यवान समझता है और कालेज का छोत्र 
ये कलाएँ भी. सीखता है । यदि विदेशी लोगों को ऐसा लगे कि अ्रमेरिकन 
छात्र वोद्धिक ज्ञान की दृष्टि से पीछे हैं तो यह झ्ाइचर्य की बात नहीं 
है। वास्तव में वे विद्ता हासिल करने के लिए कालेज में नहीं आते, 
बल्कि समन्वय और सन्‍्तुलन का जादुई मन्त्र सीखने के लिए आते हैं 
जो उन्हें भावी जीवन के योग्य बनाता है । 
स्त्रियाँ और अध्ययन 

स्त्रियाँ कालेज के जीवन का एक निरद्ित और अविच्छिन्त श्रंग 
हैं। पूर्व को छोड़कर वाकी सभी जगह कालेजों में सहशिक्षा है। लड़के- 
लड़कियाँ एक ही वक्षा में बैठते हैं, एक ही मेज पर खाना खाते हैं, एक 
ही पुस्तक पढ़ते हैं, एक ही जैसे मनोरंजन के साधनों में प्रानन्दोच्छवास 
पाते हैं, हरी घास पर लेटकर 'लाइफ' पत्रिका पर वहस करते हैं और - 


ः ट्ृ 
शक्षा १६१ 


एक-दूसरे से एकान्त में मिलते हैं। कालेज का एक महत्त्वपूर्ण काम यह 
हैं कि वह लड़के-लड़कियों को परस्पर मिलाता है जिससे वे भावी जीवन 
के लिए अपने संगियों का चुनाव कर सके श्लौर वह लड़कियों को हम 
रामान आयु की लड़कियों के और लड़कों को अपने समवयस्क लड्क 
के सम्प्क में भी लाता है जिससे दे एक-दूसरे के साथ बातचीत भौर 
विचार-विनिमय कर के प्रपने मन के मुताविक लड़के या लड़को के तारे 
में धारणा बना सकते हैं । एक ऐसे समाज में जो यह तो चाहता है कि 
लोग झ्रपनी जात-बिरादरी से वाहर विवाह करें, किन्तु इसमें उन्हें सहा- 
यता कोई नहीं देता, यह काम श्रौर भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है । 

प्राज इसीलिए गुवव-युवतियों के कालेज में छात्र के रूप में रहते 
हृए ही विवाहित हो जाने को बहुत घटनाएँ घटती रहती हूँ । मन को 
विचलित करने वाले तनावों-खिचावों से मुक्त रहकर वे वह जीवनयापन् 
कर सकते है जिसके लिए वे जीव-विज्ञान की दृष्टि से तैयार हो चुके 
है। युद्ध के परिणामस्वरूप हमारे शिक्षा-क्षेद्र में एक परिवत्तंन आया 
था झौर वह यह कि पहले जिस आयु में छात्र कालेज में भरतो होते: 
ले, उससे चार या पाँच वर्ष अधिक की प्रायु में वे भरती होने लगे ५ 
यह प्रवृत्ति श्रब भी वहुत हद तक चली झा रही है । इसी का परिणाम 
ऐ कि झ्राज हमारे कालेजों मे १६ प्रतिशत छात्र विवाहित होते हैं। 
विन्‍्तु कुछ कालेज शोर कुछ प्रभिभावक इस विचार को झ्ब भी बहुत 
नापसन्द दारते हैं । 

जहां तक लड़कियों का सम्बन्ध है, उन्हें श्रपने लिए उपयुवत विषय 
बग चुनाव स्वयं सोचकर ध्रोर श्नेक दृष्टियों से करना पड़ता है। बहुत्त 
सी लड़कियां कालेज की शिक्षा समाप्त कर विवाह करने के वाद कुछ 
गगम यार लेती हैं और इस प्रकार श्रपने पति की डावटरी या वकालत की 
पढ़ाई का खर्च उठादार उसे शिक्षा पूरी करने में सहायता देती हैं । जब 
डनवंग पति कमाने लगता है तो वे नौकरी छोड़ कर शेष जीवन पत्नी 
धर माता दा कत्तंब्य निभाने या समाज-्सेवा करने में व्यतीत करती 


१६२ अ्रमेरिका की संस्कृति 


हैं। इस प्रकार उन्हें अपने पति की आधथिक सहायता करने और अपने 
स्त्रीत्व के कत्तंव्य पूरे करने के लिए दो प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी 
पड़ती है। वे किसी पेशे या व्यवसाय की जो शिक्षा लेठी हैं वही उनका 
दहेज और वीमापालिसी होती है। कारण, अच्छी शिक्षित होने पर उन्हें 
पति अच्छा मिब्रता है और यदि दुर्भाग्य से वे पति नपा सकेंया 
श्रच्छा पति न तलाश कर सके तो इस शिक्षा के वल पर वे अभावग्रस्त 
और पराश्रित होने से बच जाती हैं क्योंकि उन्हें कोई श्रच्छा रोजगार 
मिल जाता है। 

इसलिए जब लड़की यह निश्चित कर लेती है कि उसे भावी जीवन 
में कौन-सी नौकरी या व्यवसाय अपनाना है तो वह उसके ग्रनुसार ही 
विषय का अ्रध्ययन करती है। प्रायः स्त्रियाँ अध्यापिका बनने की ट्रेनिंग 
लेती हैं, क्योंकि साव॑जनिक स्कूलों में अध्यापकों की श्रपेक्षा अध्यापि- 
काओों की संख्या तिगुनी रहती हैं । किन्तु वे और कोई व्यवसाय या 
दिशा भी चुन सकती हैं, क्योंकि स्त्रियों के लिए कोई भी मार्ग और 
दिशा बन्द नहीं है, हालाँकि उनके लिए उसमें उन्नति के शिखर पर 
पहुँचना बहुत कठिन होता है और उन्हें वेतन भी पुरुषों के वराबर नहीं 
मिलता । किन्तु लड़की को माता वनना होता है, इसलिए वह वाल मनो- 
विज्ञान और वाल-शिक्षण का पाठ्यक्रम श्रधिक लेती है शौर पारिवारिक 
अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करती है (हालाँकि कुछ अधिक वौद्धिक 
कालेज इसे अपने पाठ्य विपयों में सम्मिलित नहीं करते) । वह कालेज 
की राजनीति में भी लड़कों की भाँति हो सक्रिय भाग लेती है, क्योंकि 


उसे भी भविष्य में मित्र बनाने और चुनावों को प्रभावित करने की 
आवश्यकता पड़ सकती है । 


विश्वविद्यालय का अध्ययन ह 

अंडरग्रेजुएट कालेज से विश्वविद्यालय के किसी ग्रेजुएट स्कूल में 
जाना हाई स्कूल से कालेज में जाने की भाँति एका-एक होने वाला एक 
बड़ा परिवत्तंत है। देश के २,७८,००० ग्रेजुएट छात्र अपने आपको 


शिक्षा (हरे 


कानून, डाक्टरी, फिलासफी या प्रशासन के अत्यधिक प्रतिस्पर्धापूर्ण ज्ञान- 
क्षेत्र के लिए गम्मीरतापूर्वक तेयार कर रहे हैं। उन्हें ग्रेजुएट स्कूल में 
भरती के लिए प्रतियोगिता करनी पड़ी है और वे जानते हैं कि यदि 

ने परिश्रम नहीं किया तो वे अ्रसफल हो जाएंगे । 

ग्रेजुएट स्कूल में पहुँच जाने के बाद भ्रब उनके पास विश्वविद्यालय 
छात्र सव की राजनीति, शौकिया कलाझ्रों, खेल-कूद या रात्रिकालीन 
वाद-विवाद आदि के लिए समय नहीं रहता । एक वर्ष पूर्व उन्होंने इन 
चीजों को जितनी उत्सुकता और श्राग्रह से श्रपताया था, उतनी ही 
तत्परता से वे ग्रव उनका परित्याग कर देते हैं। ग्रेजुएट छात्र छात्रावास 
में कई साथियों वाले बड़े कमरे में रहने के बजाय अपने श्रकेले के लिए 
एक कमरा चाहता है । जब उसे किसी सेमिनार या कक्षा के व्याख्यान 
में नहीं जाना पड़ता, तव वह अ्रपना श्रधिकतर समय पुस्तकालय या 
प्रयोगशाला में व्यतीत करता हैं या अपने ही कमरे में काफी रात गये 
तक कीमती पाठ्य पुस्तकों का अ्रध्ययन करता है । बीच-बीच में वह 
सिनेमा या संगीत के लिए, झ्रथवा टेनिस के खेल के लिए या किसी 
मित्र लडकी से मिलने के लिए भी समय निकालता रहता है। लेकिन 
उसका मुख्य काम अध्ययन होता हैं । 

विदेशों से झ्ाने वाले लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि ग्रेजुएट 
स्पूलों दे प्रोपेसर छात्रों से बहुत अधिक पढ़ाई कराते हैं, उन्हे स्कूलों में 
हुव अधिझ उपस्थिति के लिए मजबूर करते हैं, उनदी बहत अधिक 
चेपताए ग्रौर टेस्ट ऊेते हैं श्लोर उनसे वहुत लम्बे और भारी भरकम 
दिवस्थ लिखाने है। वे यह देखब र भी 


£ि 23. 


कित होते है कि इन ग्रेजुएट 
सुनो के सेनिनारों का स्तर बल्त ऊँचा है । 


सन मनोयोगयूण अध्ययन वे बाद एक वर्ष भें या कभी 


थ) 
2५ 


में छात्र को मास्टर की डिट्री मिलनी है। पीएच० डी० की डिग्री 
देः लिए ऋम-से-करम तीन वर्य चाहिएं और घहन से दात्र तो इस 


न 
ड़ 


डिप्नी दे लिए ध्त्यावश्यक निवन्ध तंयार करने में कई साल लगा देते हैं । 


१५६४ झमेरिका की संस्कृति 


भेडिकल छात्रों को कई साल तक कक्षा भवनों में लेक्चर सुनने और 
श्रयोगशालाओं में क्रियात्मक प्रयोग करते के बाद फिर कई वर्ष तक 
इंटर्नक्षिप या रेजिडेंट चिकित्सक के रूप में काम करता पड़ता है । 
हु जानना बहुत दिलचस्प होगा कि अमेरिकन शिक्षा-प्रणाली इस 

ढंग से क्‍यों आयोजित की गई है कि उसमें छात्र को हाई स्कूल से एक- 
दम कालेज के और कालेज से ग्रेजुएट स्कूल के ऊँचे स्तर पर जाना पड़ता 
हैं । ऐसा लगता है, मानो हर स्तर पर हमारी शिक्षा-प्रणाली यह 
ग्नुभच करती है कि उसने छात्र को एक ही दिशा में चहुत लम्बे 
श्र्सें लक और बहुत अधिक घिसा है, इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति के 
बिए वह उसे एकदम भिन्‍न दिश्षा में उछाल कर आगे ले जाती है । 
पहली मंजिल में वह छाव को एकदम सामाजिक स्वतंबता दे देती है,” 
यहाँ तक कि परिवार के नियन्त्रण से भी मुक्त कर देती है और दूसरी 
मंजिल में उसे एकाएक बौद्धिक स्वतन्त्रता ही प्रदान नहीं करती, बल्कि 
उसके सामने डूबने या तैरने की ग्रथवा जीवित रहने या मर जाने की 
चुनौती भी फंक देती हैं यानी उसे डाविन से एकदम स्पेन्सर बना देती है । 

ग्रेजुएट स्कूल में भी कुछ कमियां हैं। उसमें एक निश्चित क्षेत्र में 
समय से पूर्व या अ्रत्यधिक विशेषीकरण कराने का प्रयत्न किया जाता है, 
मशीनी ढंग का अनुसन्धान कराया जाता है और बुद्धि और कर्पना से 
रहित निवन्च तैयार कराये जाते हैं जिनमें श्रन्तईष्टि कम और मशीन 
की भाँति मोदी-मोटी पुस्तकों से उद्धरण अ्रधिक रहते हैं। छात्र को यदि 
भविष्य में प्रोफेतर बनना हो तो उसके लिए पीएच० डी० की डिग्री 
प्राप्त करना अत्यावश्यक है, तथापि पीएच० डी० की पढ़ाई का अव्यापन 
कला से कोई सम्बन्ध नहीं है, वल्कि वह छात्र को अ्रध्ययन के व्यवसाय 
से हटा कर अनुसन्धाव की ओर अधिक आ्राकृष्ट करती है । इसलिए यदि 
पीएच० डी० करने के बाद अमेरिका में अध्यापक तैयार होते हैं तो उस 
का कारण पीएच० डी० की पढ़ाई की विशेषता नहीं है । 


शिक्षा १६५ 


लोक-शिक्षा 
राष्ट्रपति के कमीशन ने यह मत प्रकट किया है कि विश्वविद्यालय 
शिक्षा के क्षेत्र में इससे भी बड़ी भूमिका अदा करें-यानी वे ऐसे साध 
का काम करें जिससे देश की सारी जनता ही भ्पनी क्षमता के भनुसार 
शिक्षित की जा सके । 
अमेरिका के बड़े विश्वविद्यालयों ने इस लक्ष्य की शोर फदम 
बढ़ाना प्रारम्भ कर भी दिया है । वे टेलीविजन पर डाक से, या राज्य के 
विभिन्‍न भाणों में विस्तार कक्षाएं चला कर शौर भ्रपष्ययन-मंचों, वाद- 
बवादों और श्रध्ययन, मंडलों को प्रोत्साहन देकर जिक्षा का भ्रधिका- 
घिक विस्तार कर रहे हैँ । करोब श्राठ लाख प्रोढ़ों को विश्वविद्यालम 
प्रांगण से दूर रहते हुए ही शिक्षा दी जाती है प्रौर यदि टेलीविजब 
धौर डाक से शिक्षा पाने वाले भी शामिल कर लिये जाएं तो यह शिक्षा 
दाने वालों की संख्या तीन करोड़ तक पहुंच जाएगी । 
इस बीच प्रोढ़-शिक्षा व श्रान्दोलन भी सारे देश में वटवृक्ष की 
तरह फंल गया है। सन्‌ १८२६ से ही, जबकि जोसिया होलब्ूक ने 
मंसाचुसेट्स में लाइसियम ध्रान्दोलन प्रारम्भ किया था, शिक्षा फो जीवन 
भर चलती रहने वालो एक सतत प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया 
झाता रहा है। सन्‌ १८७४ में शोदोका श्रान्दोलन प्रारम्भ हुप्ला भौर 
१६६०४ में एस आन्दोलन की प्रोर से लोक-शिक्षण के लिए घुमककह 
वाम्पनियों दाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का सिलसिला शुर् 
(किया गया । ये घुमकक्‍कड़ कम्पनियाँ इस नगर से उस नगर में जातीं 
धोर रातों-रात किसी साली स्थान पर एक बड़ा शामियाना तान देतों 
घोर सप्ताह भर व्यास्यानों, संगीत बाछ्तापों 


हब १ 


धोर यात्रा के ज्ञानवर्धक 


रोचक डिस्सों से वहां के लोगों का मनोरंजन करतीं झौर उन्हें शिदा 


मी देती। 
धाज सादंजनिक स्वूलों में राजिकालीन छाक्षाएं लगा वार भार 
लोगों को 


प्रोद-शिक्षा दो जाती है । इन सान्प्य या राभिकालीन दुक्षाप्ों 


१६६ ह अमेरिका की संस्कृति 


में तीस लाख से अधिक प्रोढ़ शिक्षा पाते हैं। इनमें गरिटार बादन से 
लेकर गणित तक और धातु की नककाशी के काम से स्पेनिश भाषा 
तक सभी चीजों की शिक्षा दी जाती है। 

वाई० एम० सी० ए० और वाई० डब्ल्यू ० सी ०ए०, यूनियनें, कृषक 
दल, अथवा व्याख्यान, कथाएं या अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के वाद-विवादों 
का आयोजन करने वाले संगठन--अर्थात्‌ नाना प्रकार की संस्थाएं ये 
विशेष अध्ययन-अध्यापन कार्य क्रम चलाती हैं । कृषि विभाग की विस्तार 
सेवा के जरिये करीब ७० लाख ग्रामीण कृषि सम्बन्धी मुद्रित साहित्य 
प्राप्त करते हैं, क्रियात्मक प्रदर्शनों का लाभ उठाते हैं, सभाओं में भाग 
लेते हैं या फोर-एच क्लबों (जहाँ हाथ, हृदय, घर और स्वास्थ्य के 
विकास का प्रशिक्षण मिलता है) शामिल होते हैं । इससे ग्रामीण 
लड़के-लड़कियों को मनोरंजन के साथ-साथ क्षि और पशुपालन अ्रथवा 
अच्छे ग्रामीण जीवन की शिक्षा मिलती है। देहातों में चलतै-फिरते 
पुस्तकालय भी जाते हैं जिनसे ग्रामीणों तक आधुनिक और प्राचीव 
दोनों प्रकार के साहित्य की पुस्तकें पहुंचती हैं । 

सार्वजनिक पुस्तकालय अपने आप में एक शिक्षा संस्था है (अमेरिका 
में सात हजार सार्वजनिक पुस्तकालय हैं)। इसमें लोगों को सिर्फ घर 
ले जाकर पढ़ने के लिए पुस्तक ही नहीं मिलतीं, वल्कि पाठक को अपने 
मन के अनुकूल पुस्तक या वांछित विषय की पाठय-सामग्नी खोजने के 
लिए सलाह-मशविरा भी दिया जाता है । ये पुस्तकालय विभिन्‍न किताबों 
पर व्याख्यान कराते हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाने के लिए चौपालें 
लगाते हैं, वाद-विवाद कराते हैं, ग्रामोफोन के रिकार्डों, सिनेमा फिल्मों, 
प्रदर्शनियों और क्‍्लवों आदि के द्वारा मनोरंजन श्रौर शिक्षा प्रदान 
करते हैं। इनमें भ्रन्‍्वों के लिए ब्रेल लिपि की पुस्तक भी होती हैं । 
इनके सभा भवनों का उपयोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता 
है ओर इनमें स्थानीय इतिहास, स्थानीय व्यवितियों की वंशावलि और 


शिक्षा १६७ 


६ 


ललित कला पश्रादि विज्येप रुचि की चीजों का विशिष्ट संग्रह भी 
रहता है । 

प्रमेरिका में जब यूरोप से आप्रवासियों के आगमन की विशाल 
लहर प्रारम्भ हुई तभी से प्रोढ़-शिक्षा आन्दोलन का एक महत्त्वपूर्ण 
प्रंग अमेरिकीकरण कार्यक्रम रहा है। इसका उद्देश्य चये आप्रवासियों 
को श्रमेरिकन संस्कृति का ज्ञान प्रदान कर उन्हें अ्रमेशरिकन नागरिक 
बनने के लिए तंयार करना रहा है । ये लोग सावेजनिक स्कूलों को 
सान्ध्य वक्षाओं में जाते हैं श्नौर वहाँ अंग्रेजी भाषा, अमेरिकन इतिहास 
भूगोल और प्रशासन की शिक्षा ग्रहण करते हैं | यद्यपि ये कक्षाएं 
स्वेच्छिक हैं, तो भी इनमें बहुत-से लोगों को स्कूली शिक्षा का पहली 
वार श्रास्वादन मिला है। इससे उन्होंने यह भी अनुभव किया है कि 
लोकतन्त्र का श्रर्थ सबके लिए ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 


ह्ै। 

संयुवत राज्य शिक्षा के लाकतन्त्रीकरण में श्रसफल दो बातों में 
रहा है । पहली यह कि हर राज्य में शिक्षा की व्यवस्था और सुविधाएं 
समान नहीं हैं; कुछ में स्कूल अधिक अच्छे हैं और कुछ में कम । दूसरी 
यह कि दक्षिण में नीग्रो लोगों को शिक्षा की पूर्ण सुविधा नहीं रही है । 
सन्‌ (६५४ और १६५४५ के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से पूर्व 
दक्षिणी राज्यों में नीय्रो श्रौर गोरे लोगों के लिए स्कूल अलग-अलग 
थे। गाज यद्यपि इन निर्णयों के कारण यह पथकता कानून के विरुद्ध 
घोषित कर दी गई है तो भी इस पृथकता के पूर्ण उन्मूलन श्र निवारण 
बे; लिए धघभी वहुत अधिक परिश्रम करना होगा । 
शिक्षा और स्वतन्त्र विश्व 

हाल की एक सर्वाधिक उत्साहवर्धक घटना है द्वितीय विद्व-युद्ध 
के बाद भन्तर्राप्ट्रीय छात्रों की संस्या में भारी वृद्धि । झ्राज ६५ हजार 
ः ग्रौर १५ हजार विशेषज्ञ संयुवते राज्य में शिक्षा ग्रहण 


| 
दार रहे हैं प्रौर करो च् भ्रन्य देशों में पढ़ रहे 
हर रहे हैं प्रोर करीब दस हजार घमेरिकन छात्र देशों में पढ़ रहे 


श्ध्८ प्रमेरिका की संस्कृति 


हैं । फुलब्राइट अधिनियम, स्मिथ-मुण्ट अधिनियम, शिक्षा झादान- 
प्रदान अधिनियम और इसी तरह के श्रन्य अनेक कार्यक्रमों के फलस्वरूप 
अमेरिकन सरकार अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का एक विज्ञाल कार्यक्रम चला 
रही है । विश्व के इतिहास में इससे पहले इतना बड़ा कोई कार्यक्रम 
कभी नहीं चलाया गया । इन्स्टोट्यूट भाफ इंटरनेशनल एंजूकेशन नामक 
एक गेर-सरकारी स्वैच्छिक संस्था अ्रमेरिकन भौर विदेशी छात्रों को 
अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा की योजनाओं में सहायता देती है। कालेज या 
विश्वविद्यालय श्रवसर छात्रवृत्तियाँ दे देते हैं जिससे पढ़ाई का खर्च 
निकल ग्राता है । 

कालेजों श्रौर विश्वविद्यालयों के छात्र श्नौर प्रोफेसर ही नहीं बल्कि 
हाई स्कूलों के लड़के, श्रमिक संगठनों, उद्योगों शोर कृषि-क्षेत्र के प्रति- 
निधि और टैकनिकल विशेषज्ञ भी संस्कृतियों के इस आदान-प्रदान में 
हिस्सा लेते हैं । संघीय शिक्षा विभाग श्रध्यापकों, नेताओं और 
विशेषज्ञों के लिए विशेष कार्यक्रमों का श्रायोजन करता है जिससे करीब- 
साठ हजार व्यवित लाभान्वित होते हैं। अ्रन्य देशों के साथ अध्यापकों 
के भआादान-प्रदान के कार्यक्र से में प्रतिवर्ष तीम हजार के लगभग 
अध्यापकों का विनिमय होता है। शिक्षा विभाग श्रध्यापकों और छात्रों 
के आदान-प्रदान में सहायता देने के लिए उनकी योग्यता के मृल्याँकम 
थादि की सेवा भी प्रदान करता है। वह विदेशों की शिक्षा सम्बन्धी 
प्रवृत्तियों और रुफानों के बारे में महत्त्वपूर्ण सूचनाएं भी देता है । 

जहाँ कहीं किसी कालेज या विश्वविद्यालय में विद्देशी छात्र होते 
हैं, वहां उनके इदे-गिर्द शौर आस-पास रहने वाले नागरिक उनकी उप- 
स्थिति का लाभ उठा कर उनके देशों के बारे में श्रधिक जानकारी पाने 
का प्रयत्त करते हैं। इससे देश के अनेक नंगरों का, जो वहुत दूर अन्द- 
रूनी भागों में स्थित हैं, प्रन्य राष्ट्रों के साथ श्रप्रत्यक्ष सम्पर्क हो गया 
हैं । इस तरह इन कान्ेजों झौर विश्वविद्यालयों के छात्रों को विदेश में 
एक हुसरा आत्मीयतापूर्ण घर मिल गया है । 


शिक्षा 0 ६६६ 


विद्लेती छात्रों के लिए विशेष ब्रीप्मकालीन पाठ्यक्रम श्रायोजित 
किये जाते हैं ताकि उन्हें अपनी ब्ंग्रेजी भाषा को अमेरिका में उपयोग 
के ज्ञायक परिष्कृत करने में सहायता मिले, भ्रमेरिकद जीवन की भाँकी 
मिले और वे अमेरिकन छात्रों के साथ विचारों का प्रादान-प्रदान कर 
सके झ्ौर अपने एर्द-गिर्द के नागरिक जोवन में भाग ले सकें । 

ग्रान्तरिक मामलों की भाति श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी संयुक्त 
राज्य शिक्षा पर बहुत भरोसा करता है । वह मजुष्य की भले-बुरे.फो 
जानने और उनके प्रनुतार आचरण करने की श्राकांक्षा को बहुत महत्त्व 
देता है। वह ज्ञान की शक्ति को बहुत मूल्यवान समभता है, जिससे वह 
समस्याप्रों को जान श्र हल कर सकता है शोर उन वाधाशों पर 
विजय पा राकता है, जो उसे एक प्रच्छा श्रोर सुखी नागरिक दनने ग्रे 
रोके हुए हैं । अ्रमेरिकन स्कूल प्रणाली में निरन्तर प्रयोग चलत्ते रहते हैं 
प्रौर साथ ही उन पर बाहर के नियन्ध्रण के वजाय नगर का अपना ही 
(नियन्तण होता है, इसलिए प्रमेरिका स्वभावतः यह मानता है कि 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय छेन्र में भी हम बिना मियन्धण के सहयोग कर सदकते हैं 
झोर घनेषाता से एदता पंदा वार सदाते है | फिन्तु अनेकता और एक 
दोनों को एक साथ रखने के लिए विद्यारों का निरन्तर आदान-प्रदा 
अत्यावश्यक है । यह झ्ादान-प्रदान शिक्षा के क्षेत्र में नये अ्न्तर्राष्ट्रीयवा 
से संनव है । 

सयुवत रोज्य प्राज एक सास्कृतिझ पुनर्जाग रण के मध्य में है, भले ही 
बाहर से देखने पर इसके विपरीत दातत प्रतीत हाती हो । यह संस्क्ृतिदझ 
पुनर्जानरण इतिहास छा एक मसहस्वपूर्ण युग होता है। लेकिन अमेरिका 
दा एस सांस्कृतिदा पुनर्जागरण की यह विशेषता है कि इसमें झतीत की 
भांति सग्ठ्ृति बेवल उच्च सम्ज्नाग्त दर्गो तवः ही सीमित नही है। शभाज 
सेरठति सभी दो समान रुप से प्रदान की जा रही है । 

प्रमरिकन ला (इंटलपनुआझनल) शब्द से हमेणा भद्वदझते 
रहे है। इस शब्द दो झमाकस ने समाज को दयर्ग-संपर्ष झी रणस्थलो फ्ले 


१७० अमेरिका की संस्कृति 


रूप में प्रस्तुत करने की अपनी विकृृत और अधूरी विचारधारा में प्रयोग 
किया था । इस शब्द से यह भी प्रतीत होता है कि एक वर्ग श्रस्य वर्गों 
से श्रेष्ठ है। अमेरिकन लोग इस मान्यता को स्वीकार नहीं कर सकते । 
इसके बावजूद आज नये विचार और नई कल्पनाएँ देने वाले आदमी का 
पहले से बहुत श्रधिक सम्मान है। प्रशासन में भी नये-नये विचार आर 
नई कल्पनाएँ देने वाले मनौषी लोग, अर्ंशास्त्री, सांख्यिकी वेत्ता और 
प्माजशास्त्री वाकायदा एक राजनी ति-विज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। 
इन लोगों की वजह से भ्रव पहले की भांति सिर्फ अटकल से ही काम 
नहीं होता, वल्कि योजनाबद्ध रीति से काम होता है । इसके परिणामों 
से प्रभावित होकर भव अमेरिकत लोग, जिनमें बहुसंख्या मध्यवर्ग की 
है, अच्छे जीवन के लिए ज्ञान और वंज्ञानिक पद्धति का एक प्रावश्यक 
तत्व के रूप में सम्मान करने लगे हैं। ज्ञान ही शक्ति है, भौर आज, 
जवकि वह एक ऐसी शबवित के उच्च-स्तर पर पहुँच गया है जो 
सारी मानव-जाति का विनाश कर सकती है, उसे और भी बढ़ाकर 
मानव समाज की रक्षक शक्ति में परिवत्तित करने की आवश्यकता 
है। 

अमेरिकन लोग संसार को जिस व्यापक श्रौर विशाल दृष्टि से देखते 
रहे हैं, उसमें क्षितिज का भ्रन्त कहीं नहीं है । इस श्रन्तहीन संसार की 
श्रोर अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने द्वार खोल दिया है। आज अमेरि- 
ऊन इस वात से कुछ चकित और रोमांचित हैं कि भ्रपरिसीम संसार में 
प्रवेश का स्वप्त उनकी अपनी पीढ़ी में हो प्रा होने जा रहा है, इसलिए 
वे इस द्वार की चौखट तक फूक-फूक कर कदम रखते हुए बढ़ रहे हैं । 
इसके लिए पथ-प्रदर्शन पाने को वे शिक्षक, वेज्ञािनिक और कलाकार 
का सहारा ले रहे हैं। स्कूलों में छात्रों की बाढ़ चली था रही है 
शौर भय है कि कहीं यह वाढ़ उनकी वुनियाद को न हिला दे । किन्तु 
दस्त पक्रिया में चारा समाज ही शिक्षा के एक ऐसे अनुभव में से गुजरेगा 
जहाँ से वापत लौटने की राह नहीं है । 


अध्याय ६ आठ 


राजनीति 


श्रमेरिका की राजनीति और राजनीतिक दल विचारधाराश्रों पर 
नहीं, वल्कि हितों पर आभ्राधारित हैं। यहाँ के मुख्य राजनीतिक दलों को 
उदार या धनुदार फहना भ्रामक है। वे उदार भी हैं और पअनुदार 
भी श्लौर साथ ही न उदार है और न अनुदार । राजनीति शास्त्र की 
प्रचलित परिभाषा के भ्रनुसार वे दल नहीं हैं, बल्कि वे विभिन्‍न हितों 
वा सम्मिश्रण श्लौर गठबन्धन हैं जो निरन्तर टूटते और फिर बनते 
रहते है । यह सोचना गलत है कि “उद्योग” श्रौर “श्रम” एक-दूसरे के 
विर्द्ध हैं, वर्योंकि उद्योग संचालक श्लौर श्रमिक वर्ग, दोनों ही श्रनेक 
समूहों श्रौर वर्गों के सम्मिश्रण हैं। इसीलिए कभी-कभी किसी बड़े 
उद्योग या छोटे उद्योग के साथ संघर्ष हो जाता है। किसी उद्योग के 
लिए कम तटवार लाभकारी होता है और किसी के लिए अधिक तटठकर। 
उ्ोग भ्ौर श्रमिक दोनों ही इस बाद पर एकमत हूँ कि रोजगार और 
उत्पादन पा स्तर ऊँचा रहे, किन्तु श्रमिक कानूनों के वारे में दोनों में 
मतंवय नहीं है । 

इसका परिणाम यह है कि उद्योगपतियों और श्रमिकों को मिलाकर 
उयोगों बग जो संगठन बनता है, वह बहुत पेचीदा है शोर तरह-तरह 
के रंंपर्पो से भरा हुग्ना है। संपर्षो का निरन्तर जारी रहता हमें बहुत 
गाठार घोर उहृण्ड बना देता है--हम दाविति और गति का प्रदर्श न करने 
ध्रौर दूसरे पक्ष को ठगने में कुशल हो जाते हैं, हममें दूसरे पक्ष के साथ 
भूववार समझोता बारने, काम में विलम्व करने, हलला-गृल्ला मचाने की 
योग्यता था जाती है प्लोर जब हमारो बेहूदा मांगों में जरा भी कमी 
दर दी जाती हैं तो हम यह दिखावा करते हैं कि हमने बहुत बड़ी 


१७२ श्रमेरिफा की संस्कृति 


कुवानी की है, हालाँकि इस कटोती के बावजूद हम घाटे में नहीं होते । 
जैसा कि सेम्युश्नल ल्युवेल ने कहा है, लोकतन्च्र की शक्ति इस बात में 
निहित है कि हम संघर्ष करके परस्पर एकता के सूत्र में बंधते हैं। 
भ्रनुभव यह बताता है कि अमेरिकन प्रणाली से अधिकाधिक लोगों के 
वाभों में अधिकाधिक वृद्धि ही रही है। 
राजनीतिक नेता का काम यह है कि वह इन सब परस्पर-विरोधी 
दावों को जचि श्रौर परखे और सब हितों को मिलाकर एक ऐसा 
सस्मिश्रण ओर गठबन्धन तैयार करे जिसमें किसी को किसी दूसरे 
के सम्मुख श्रनुचित बलिदान न करना पड़े और सभी सल्तुष्ट रहें। 
विदेशी लोग यह महसूस करते हैं कि हमारी राजनीति में श्रादर्शवाद या 
विचारधारा का अ्रभाव है । इसका कारण यह है कि वे राजनीति में 
निश्चित विचारधाराशं को श्रपनाने के श्रभ्यस्त हैं--वे यह मानते हैं 
कि राजनीति की समस्‍्याएँ कुछ पूर्व-निर्धारित श्रौर पृव॑-स्वीकृत 
सिद्धान्तों और मान्यताओं के श्राधार पर ही हल की जा सकती हैं। 
इसके विपरीत अमेरिकनों का यह विश्वास है कि हर समस्या अपने भाप 
में भ्रलग है भ्लोर उसे पृथक रूप में हल किया जा सकता है। वे यह 
मानते हैं कि हर समस्या के भीतर ही उसके हल का वीज निहित है भर 
यदि उसे कौशल झोर सावधानी से हल करने का प्रयत्न किया जाए 
तो उसके परिणाम सन्‍्तोषजनक हो सकते हैं । 
श्रमेरिका की राजनीतिक प्रणाली में ऊपर से श्रवदय विचारधारा 
का श्रभाव नजर भ्राता हे, किन्तु उसकी पृष्ठ भूमि में कुछ बुनियादी 
सिद्धान्त हैं जिन्हें हर व्यक्षि मानकर चलता है।ये सिद्धान्त हैं : 
१. संयुक्त राज्य में जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासव 
। शासन को अपने अधिकार झौर सत्ता की प्राप्ति जनता से होती 
श्रोर यह सत्ता अ्रन्तत: जनता के हाथ में ही रहती है, जिससे वह 
सय-समय पर चुनावों के द्वारा उसे विभिन्‍न नेताश्रों के हाथों में 


हिपर /उफफे 


य 


राजनोदि १७२ 


सौंपती रहती है प्लौर उसके कानूनों भ्ौर नियमों को प्पने संशोधन के 
अधिकार से संशोधित भी करती रहती है। 

२. यह सत्ता श्लौर श्रधिकार किसी पुरानी भझ्परिवत्तंतीय परम्परा 
या प्रथा का परिणाम नहीं है, वह मानदीय त्कंदुद्धि पर आधृत है, जो 
किसी खास विचारधारा या बाद के साथ वंधने के दजाय नई परि- 
स्थितियों के घनुसार अपने ऋाप को ददलती रहती है। अमेरिकन लोग 

शिकाबत करते हैं कि हमारे यहां “समाजवाद चुपके-चुपके घुसा 
चला आा रहा है”, किन्तु वास्तविकता यह है कि वे हर समस्या को 
घलग-प्रदुग ढंग से निबदाते हैं, किसी समस्या के बारे में वे 'समाज- 
यादी' दृष्टिकोण शपनाते हैं, किसी के दारे में 'प्‌ू जीवादी' , किसी के बारे 
में 'लहकारितायादी, भोर किसी के बारे में 'त्ानाशाही' 

३. सा्वजनिदक्ध मामलों से सव से अधिक विश्वसनीय पथ-प्रदर्शक 
जनता हा नंतिषः विवेक है । यद्यपि यह मान्यता बआ्रादर्शवादी विचार- 
धारा दी मान्यता है, किस्तु हाल में किये गये जनमत-संण्हों ने श्रवसर 

यह सिद्ध किया है कि जनता कांग्रेस में अपने प्रतिनिधियों से भी काफी 
थ्रागे रहती है 

४. शासन एक जश्रावश्यक और अनिवार्य ब॒र 


ई है । वह हमेशा 
अपने भ्रपिकार को पीलाने का प्रयत्त करता रहता है 


यह जरूरी 
होता है कि उसका निरन्तर भुकावला किया जाता रहे और उसे अ्नि- 


यबन्त्रित न होने दिया जाए। हम जितना अधिक काम थाने स्वैक्छिक 


प्रयत्न से था स्थानीय स्तर पर करेगे सरफार उतनी हो 5-म गवितशाली 
झोौर खतरनादः होगी। टॉम पन का यह बटना सही था कि समाज 
सन्‍्सानों की भ्रच्छाइयों से पेंदा होता है ओर सरकार उनकी दराइयों 
से | इसलिए जिस दरतु के राजदीति के भंवर में पष्ट जाने दी ग्राशंक 
६, उसे समाज दे हो हाथों में बनाये रखसे के लिए यह जझूरी है छि 
ससे न्देच्छशिदा शोर रघादीय घाधार पर सम्पन्न किया जाए । 


१७४ ; झमेरिका की संस्कृति 


५ परम्पराओ्ों का पालन हमें बहुत सन्‍्तोष और आनन्द प्रदान 
करता है, किन्तु हम विद्रोह करके हमेशा नई परम्पराओ्रों को जन्म देते 
रहते हैं। सरकार की प्रायः हरेक प्रवृत्ति, जिसे अब हम अपरिहाय 
समभते हैं, किसी ते किसी समय बहुत उग्र समझी जाती थी। 
बाल क्रम निवारक कानून, किक झायकर, कम्पनी-मुट विरोधी 
कानून और बेरोजगारी बीमा आदि इसके उदाहरण हैं । राष्ट्रपति 
थियोडोर रुजवेल्ट स्ट्रीटकार (ट्राम-बस श्रादि) चालक के लिए प्रतिदिन 
श्रधिक-से-अधिक बारह घंटे के काम का कानून बनाने के प्रस्ताव 
को भी उम्र समाजवादी प्रस्ताव समझते थे । किसी विशिष्ट राजनीतिक 
विचारधारा या वाद के साथ बंधे न होने के कारण हम ऐसे हर कार्य- 
कऋरम को अपना लेते हैं जो हमें अपनी वत्तमान आवद्यकताञों के अनुकूल 
प्रतीत होता है फिर चाहे वह उद्योग, श्रमिक, कुंषि-आ्राय, काम के घंटे 
झौर मजदूरी, मुद्रा-स्फीति या अन्तर्राष्ट्रीय गठबन्धन झादि किसी भी 
वस्तु के नियमन के लिए हो । 

६. स्वतन्त्रता की धोषणा में सभी तागरिकों को जन्म से बराबर 
माना गया है और हमारे संविधान में भी इस समानता को मान्यता 
दी गई है, इसलिए अमेरिकरनों को कभी भी वर्म-संघर्ष नहीं करता पड़ा। 
उनकी दार्श निक विचारधारा में वर्गंमेद जेसी किसी चीज़ का अस्तित्व 
नहीं है । यदि वे किसी वर्ग को कुछ विज्ञेप अधिकारों का उपभोग कर 
देखते हैं तो उसे वे अपने लिए खतरा नहीं समझते, वल्कि चुनौती 
मानते हैं। किसी धनी को विज्ञाल ऐश्व्यंपूर्ण महल में रहते देखते हुँ 
तो वे सोचते हैं कि उसे ध्वस्त क्यों कियां जाये, हों सकता है कि किसी 
दिन वे स्वयं उस पर दखल कर सकें। इसलिए अमेरिकन सुधार 
आन्दोलन में शक्तिशालियों को विशेष अधिकारों और लाभों से वंचित 
करने के वजाय वे विशेष अधिकार और लाभ-सभी लोगों को दिलाने 
का प्रयत्व किया जाता है। हमने सामाजिक क्रान्ति के बजाय सामा- 
जिक उत्थान और अश्युदय को अपनाया है और यह हमारे लिएं कुछ 


राजनीति श्छ्५्‌ 


तो हमारी विशाल मानवीय और प्राकृतिक साधन-सम्पदा के कारण 
सम्भव हथ्ना है और कुछ इस कारण कि हमारी मनोवृत्ति सौभाग्य से 
उसके अनुकूल है । हममें स्वैच्छिक संगठन बनाने की प्रवृत्ति है और 
इतनी ऊर्जा और छवित है कि उसके वल पर हम वत्तमान को 
छार-क्षार करओे उसके ब्रवशेषों पर नव-निर्माण फरने के बजाय, वर्त्तमान 
को कायम रखते हुए उसके शिखर पर सामाजिक उननत्ति की नई 
मंजिल खड़ी करते हैं । 

इसलिए विग्रहों श्र तनाव-खिंचाव के बावजूद मैद्री को एक 
भावना हमारे राजनीतिक जीवन के मूल में रहती है | राज्य का गवर्नर 
हमारे कस्वे में श्राकर जब भाषण देता है और कहता है कि “हम 
श्रापके और मेरे जैसे साधारण लोगों के लिए सुख-सुविधा की व्यवस्था 
करना चाहते है”, तब उसका अ्रभिप्राय सचमुच वही होता है । और 
ऐसा हो भी क्‍यों न, जबकि यह गवनं र किसी श्रन्य देश मे उत्पन्त होकर 
श्राप्रवासी के रूप में यहाँ श्राया और श्पने अध्यवसाय से आर्थिक सोपान 
यी ऊँची सीढ़ी पर श्लौर उसके बाद राजनीति की सीढ़ी पर चढ़ 
सका ? 

एमारे संघर्पो गौर मतभेदों में भी परस्पर-विरोधी पक्षों मे कुछ वातों 
एर मसर्दबय &ैँ। दोनों ही पक्ष यह स्वीकार करते है कि हम समान हैं, 
गदाल रिफं यह रट थाता है कि यह समानता कितनी है ? यह बात 
एम पर एणंतः स्णप्ट हो गए है कि मादर्ग जिस वर्ण-सघप दी बात 
ग्ता ८, यह दिरा मानसिक दिश्वर हैं। हमारी समक में ही यह बात 
गहीं धाती कि कोर भी वियेगश्ञील व्यवित दर्ग-संघर्प की मिथ्या कल्पना 


8 4. 


दो हो समाय-प्ण्यस्था का सच्चा विवरण ईंसे मान लेता है। यह 


पमनला का एमाई लिए उत्तना हो वाटिन है कि दूसरे लोग हमारो 
प्रणाली को, डिसमें सब प्यनिद्यों को शामान माना जाता है और 
(: ईद 

हा 


र्पर संपप पोर अध्यदयाय करके विद्यमान असमानता को दूर 


१७६ ' झमेरिक्ा की संस्कृति 


करने का प्रयत्त किया जाता है, क्यों स्वीकार नहीं करते, जवकि यह 
इणाली बिल्कुल सही और तकंयुकत प्रतीत होती है । 

७. अधिकार और सत्ता खतरनाक चीज है इसलिए वह स्थानीय 
झासन, जिला प्रशासन, राज्य, संघीय सरकार, स्वैच्छिक संगठन और राज- 
मनीतिक दल आदि अनेक भागों में बाँट दी जाती है। जहाँ सम्भव और 
ब्यवहाय होता है, यह प्रयत्व किया जाता है कि अधिकारी व्यक्ति 
स्वेच्छया काम करने वाला हो और उसे उसके लिए कोई वेतन न दिया 
जाए । सरकारी प्रशासन के भीतर भी सत्ता और श्रधिक विभानित 
कर दी जाती है शोर उसे नियन्त्रित ओर सन्तुलित रखा जाता है 

शासन के सम्बन्ध में लिकन के ये शब्द सम्भवतः अ्मेरिकव जनता 
के रुख को सबसे अच्छे ढंग ते अभिव्यक्त करते हैं: “शासन का युविति- 
गुबत उद्देश्य किसी स्थात की जनता के लिए वह कार्य करता है, जिसे 
करना बह जरूरी तो समझती है, किन्तु अपनी पृथक या वैयक्तिक 
पमता से कर नहीं सकती भ्रथवा श्रच्छी तरह नहीं कर सकती ।” 

।जनीतिक दल 

संविधान में राजनीतिक दलों की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए 
उन्हें राज्यों द्वारा बनाये गये कानूनों को दृष्टि में रख कर अपने लिए 
स्वयं नियम बनाने पड़ते हैं (संघीय कातूनों का भी, जो राष्ट्रीय चुनावों 
के वितियमन के लिए बनाये गये हैं, राजनीतिक दलों प्र असर पड़ता 
हैं, हालांकि उतना नहीं)। किन्तु दलीय प्रणाली वहुत शिथिल वन्धन 
में बंबी होती है । उदाहरण के लिए दलों के सदस्यों को लीजिए बच्यपि । 
सत्तर प्रतिशत मतदाता दलों के सदस्यों के रूप में दर्ज होते हैं, परन्तु 
इनमें से अधिकतर सदस्य प्रारम्भिक चुनावों या असली आम चुनावों में 
मतदान करने के सिवाय दल के किसी भी काम में कोई हिस्सा नहीं लेते 
दा प्रधिक-से-अधिक स्थानीय पदों के उम्मीदवारों के चुनाव की बैठक 


में या राष्ट्रपति पद के चुनाव-आन्दोलन के समय राजनीतिक सभागश्रों 
झीर प्रदर्शनों में शक्ल दिखा जाते हैं । 


राजनीति 339 


सरकारी तन्त्र की भाँति राज़नोतिक दलौ-का“सगठन भा ऊपर से 
नीचे की ओर होने के वजाय नीचे से ऊपर की शोर होता है | दल की 
हर स्थानीय इकाई स्वयं अपना संगठन करती है और वही यह निश्चय 
दारती है कि उसकी समिति की सदस्य संख्या कितनी हो | वह स्थानीय 
पदों के लिए श्रपने उम्मीदवारों का चयन स्वयं करती है श्लौर उन 
घुनाव में सफल बनाने का प्रयत्न भी खुद ही करती है। 

हर स्तर पर दल ऊपर से किसी भी तरह के आदेश या निर्देश पाये 
विमा ब्रपगा काम श्लौर प्रवन्ध स्वयं चलाता है | हर राज्य की दलीय 
घाखा अपने राज्य के गवनंर पद के लिए स्वयं उम्मीदवार छांटती और 
ऋांग्रेस के लिए या प्रन्य पदों के लिए भी अपने उम्मीदवारों का चयन 
झूद ही करती है। उसके नियम भी अपने लिए स्वयं बनाये हुए होते 
है । राजनीतिक दल दी राष्ट्रीय समिति को राज्यों की दजीय शाखाश्रों 
दर श्रणधासन दारते का कोई अ्रधिकार नहीं होता । राष्ट्रपति को भी 
यह अ्रधिकार नहीं होता कि वह कांग्रेसी (संसद) में श्रपते मन के झ्नुर 
गुल उम्मीदवार चुनवा सके । राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने १६३८ से दल के 
पुद्धीकरण का जो प्रयत्न किया था, वह इसीलिए ग्रतफल हो गया था। 
गाप्ट्पति को नीतियों से मतनेद श्र विरोध रखने वाले व्यवित भी 
स्वय राष्ट्रति के दल से चुनाव में खड़ हो सकते है भ्ौर जीत भी 


टी, 


ब्प्त ए्‌ 


लक 


| 
प्रमेरिया में कोई व्यक्ति दल से निदा।ला नहीं जाता। प्मेरिकन 
राजनीदिक दलों की विशेषता यह है कि किसी नी व्यवित को दल से 
निद्गदा ने जाए प्लौर सब के साथ निभाव किया जाए। हर राजनी तिक 
दल विभिन्‍न झौर पररपर-दिरोधी हिदों-बग मिश्लण झौर गठवन्धन 
(- 


होगा है । ये टित्र झुवाद जीतने के लिए था 


नल उन हे करी 
भूमनल जात ह झार इस 


एनाय प्र/तरार्णा यंग सदसे बड़ा पुरस्यगर राष्ट्रपति पद होता है। हर 
दघटा राजनोतिक एल एर तरह के मतदातायों में से कुछ दो झब 

ए हर पदातद्चाका न दुछ द.| शवश्य 
प्ररदी तरप्र भाउप्ट दारता है टी 


ज्ज़ दफा $अॉप्कि- ्प्य ६-७ 
4₹. ५४६ जा सद हरा ॥ (देसान, 


श्छ्प प्रमेरिका की संस्कृति 


कंथलिक हो या प्रोटेस्टैंट, नीग्रो हो या किसी अन्य अल्पसंख्यक जाति का 
सदस्य, उत्तर का होया दक्षिण का, मध्यपश्चिम का हो या सुदूर 
पदिचम का, व्यापारी हो या किसी खास पेशे का, धनी हो या गरीब, 
उदार हो या अनुवार, श्रन्तर्राष्ट्रीयतावादी हो या राष्ट्रीयताबादी। 

हर दल यह वचन देता है कि वह देश को युद्ध से वचाए रखेगा, 
परन्तु लड़ाई जीतने के लिए तैयारी करता रहेगा, मतदाताओ्रों को 
अधिकाधिक लाभ पहुँचाएगा, कर घटाएगा, श्र्थ-व्यवस्था को ऊँचा उठाए 
रखेगा, किस्तु मुद्रास्फीति और मंहगाई नहीं बढ़ने देगा, खाथ-पदार्थ के 
मूल्यों को काबू में रखते हुए भी कृपकों की प्रामदती कम नहीं होने देगा, 
कम्युनिज्म और आस्तरिक पड्यत्चों को रोकेगा, किस्तु नागरिक 
भ्रधिकार और आजादी पर हाथ नहीं डालेगा और दूसरे दल से हर 
काम अवबिक अच्छा करेगा । 

किसी भी दल के बारे में यह कहना, कि वह श्रमिकों के हितों का 
समर्थक है, गलत होगा, हालाँकि अल्प आय वाले मतदाता डेमोक्रेटिक 
पार्टी की ओर अधिक ुकते- हैं । किन्तु यह भी देखा गया हैं कि जब 
श्रमिक संगठन अपने सदस्यों से किसी एक पार्टी का समर्थन करने के 
लिए कहते हैं, तव परिणाम इससे भिन्‍न स्थिति को सूचित करते हैं, 
क्योंकि श्षमिकों में अपने संगठनों के आदेश के बावजूद, सामूहिक रूप 
से मत देने की प्रवृत्ति अन्य आधथिक वर्गों से अधिक नहीं होती । इसलिए 
श्रमिकों ने यह महसूस कर लिया है कि अधिक अच्छी नीति यही है 
कि दोनों ही दलों को उनके मत जीतमे के लिए हाथ-पाँव मारने 
दिया जाए। 5 

मतदाता भ्राम तौर पर यह अनुभव करते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी 
झविक सरकारी नियन्त्रण और खर्च के पक्ष में है, जवकि रिपब्लिकन 
पार्टी कम नियस्त्रण ओर अधिक मितव्ययिता की समर्थक है । लेकिन 
हाल के वजटों ने यह सिद्ध कर दिया है कि दोनों दलों में किया जाते 
वाला यह भेद भी सही नहीं है । लेकिन इस धारणा का परिणाम यह 


राजनोति १७६ 


होता है कि जब मन्दी का भय होता है तो मतदाता डेमोक्रेटिक पार्टी 
के ग्रधिक पक्ष में हो जाते है और अच्छा जमाना रिपब्लिकन पार्टी के 
लिए अधिक प्रन॒ुकूल रहता है । यह वात हर तरह के मतदाता के बारे 
में सही है, चाहे वह श्षमिक हो या व्यवसायी, किसान “हो या किसी 
पेशे में काम करता हो । रिपब्लिकन लोग शाम तौर पर दौलत के 
उत्पादन पर बल देते हैं, जबकि डेमोक्रेट उसके वितरण पर । फिर भी 
दोनों दलों को राष्ट्रीय चुनाव जीतने के लिए मध्यवर्ग और अल्प झाय 
वर्ग दोनों की बहुसंस्या के मत पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दोनों दलों में सिद्धान्त का भेद नहीं है, भेद 
वारीकियों का है । दोनों दलों में उदार वर्ग का श्राज प्राधान्य है, इसलिए 
दोनों हो 'नई नीति' (न्यू डील) के ढंग के कानूनों के समर्थक हैं । 
प्रमेरिकन राजनीतिक दलों की स्थिरता का कारण यह है कि वहाँ 
राजनीतिक ब्राद्शवाद या विचारधारा जैसी कोई स्थायी चीज नहीं 
है। श्रौर इसी कारण से दक्षिण के प्ननुदार लोग झौर उत्तर के उदार 
लोग, दोनों एक ही डेसोक्रेडिक पार्टी के सदस्य रहते हैं श्रौर फिर भी 
प्ंग्रिस में कुछ मामलों पर मत देते समय दक्षिण के अनुदार लोग अ्रपनी 
पार्टों के उत्तरो उदारपंथियों के बजाय रिपब्लिकन पार्टी के अ्रनुदार 
लोगों के साथ मिल जाते हैं । इसके अलावा अमेरिकन पद्धति यह है कि 
घपनी पिनिन्‍नताओं में भी ऐक्य और समन्वय स्थापित किया जाए । 
प्रादर्थवादी विधारधाराएं मध्ययुग के किलों या आधुनिक यग की 
मैंजिनों लाएन हे 


ग्रएन गगे भाँति है । इनके द्वारा रणस्थल में अच्छे ठिकानों को 


ने श्लोर उन पर जमे रहने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसके 


रहदी है शौर अपने इृद-गिदं के समाज में होने वाले परिवत्तंनों के 


१८० : श्रमेरिका की संस्कृति 


अमेरिकन राजनीति में उग्र वामपक्ष या दक्षिण पक्ष क्‍यों नहीं 
हैं ? इसका सीधा-सादा उत्तर यह है कि यहाँ मतदाता भी उम्र वाम- 
पक्षी या उम्र दक्षिण पक्षी विचारों के नहीं हैं और यदि हैं भी तो उन 
को संख्या नगण्य है । दूसरी बात यह है कि सामाजिक क्षेत्र में 
प्रमेरिका ने वर्ग-भेद को खत्म या उपेक्षित करने का प्रयत्न किया है 
श्रौर तीसरी यह कि यहाँ की भ्र्थ-व्यवस्था अपने लाभ अधिकाधिक लोगों 
में बाँटने और फैलाने का प्रयत्न करती है। 
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन 

राष्ट्रपति पद के लिए दलीय उम्मीदवारों का चयन करने के लिए 
यो राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित किये जाते हैं, पहले वे रहस्य के 
आवरण में छिपे रहते थे और ग्राम जनता से दूर होते थे, परन्तु आज 
टेलीविजन के द्वारा उनका सम्बन्ध हर घर से हो गया है। इसका 
असर जनता और महासम्मेलन, दोनों पर पड़ता है। जब राजनीति 
थोगों के घरों की बैठकों में घुस जाती है और जब हर मतदाता 
सत्यक्ष या परोक्ष रूप से उम्मीदवार के चयन में भाग लेता है तब 
राजनीतिक दृष्टि से वया उचित और आवश्यक है, इस पर जनता की 
पसन्द या तापसन्द का असर पड़ना स्वाभाविक है । यदि जनता को 
राजनीतिक प्रक्रिया का अच्छा ज्ञान हो तो मतदान भी वह अधिक 
उदवुद्ध होकर करेगी | 

जिस सकंस को हम महासम्मेलन कहते हैं वहु एक श्रजीब चीज 
हैं। उसमें श्रावुनिक मशीनरी और आदिमयुगीन सामरिक नृत्य का, 
भामोद-प्रमोदमय मैत्री श्लौर कहु विवादों का, भारी भरकम लैक्चर- 
बाजी झर कूटनीतिक चालों का और उबा देने वाली नीरसता और 
भारी उत्तेजना का सम्मिश्रण होता है। क्या महासम्मेलन में होने वाले 
इस शोर-गुल और हलचल का वास्तव में कुछ ओऔचित्य है ? 

पिछले रिपव्लिकन महासस्भेलन में १३२३ प्रतिनिधियों ने और 
डेमोक्रेटिक महासम्मेलन में २७४४ प्रतिनिधियों ने (इनमें से हरेक का 


राजनीति 


वोट ब्राधा था) भाग लिया था। इसके 2 मैं वेकल्पिझ 
प्रतिनिधि भी काफी बड़ी संख्या में होते हें लोग एक-दूसरे से 
अपरिचित होते हैं और यह प्रमुभव करते हैं कि उन्हें परस्पर परिचित 
होना है । इसलिए परिचय-प्राप्ति की खातिर वे प्रजीब-प्रजीब बातें 
करते हैं और परस्पर अपरिचित वच्चों की तरह एक-दूसरे के सामने 
यूथ दिखावा करते श्लौर दूसरों का घ्यान प्राकृष्ट करते हैं। वे बेढंगे 
हैट पहनते हैं प्रौर बड़े-बड़े बिलले लगाते हैं; भ्रजीव-प्रजीव बाजों से 
तरह-तरह की थ्रावाजें निकालते हैं; बड़े-बड़े प्रदर्शन-पट उठाकर चलते 
हैं जिन पर उनके उम्मीदवारों के चित्र लगे होते हैं । वे जुलूस निकालते 
और नारे लगाते हैं ताकि प्रपने जैसे प्रन्य प्रपरिचित प्रतिनिधियों में 
से कुछ का ध्यान आ्ाइष्ट कर सकें श्रौर उनसे एकता स्थापित कर सके। 
इस एवाता ये प्राभाय प्लौर उसकी प्रावश्यवाता के कारण ही ये लोग 
दूसरों फी भावनाग्रों पो उभाड़ने की चेप्टा करते हैं ताकि उन्हें अपनी 
शोर सीच सके । 

यह उपाय काम कर जाता है श्रौर उससे एक ऐसे उम्मीदवार के 
पक्ष में जिससे दल को एदाता में बॉधपने श्र चुनाव जीतने की जञाशा 
वी जाती है, जनता वा समर्थन पाने के लिए एक प्रच्छा नाटक हो 
जाता है । गुप्त राजनीतिक सोदेवाजी के वावजूद, यह महासम्मेलन 
दनदा दो रच्छा को व्यथं नही कर सवाता | उसे ऐसा ही उम्मीदवार 
छांटना पड़ता है जिसे जनता पसन्द करती है धन्यथा उसके हार 
झाने का भय रहता है। शाम तौर पर यह उम्मीदवार किसी ऐसे 
राज्य वा होता हैं जिसकी ध्रावादी वागाफी बड़ी हो वयोंकि इससे 
प्रपते प्रतिद्न्री से धागे रहने मे उसे मदद मिलती है । प्रायः राष्ट्रपति 
पर के लिए ऐसे उम्मीदवार या चयन किया जाता है, जो किसी 


राज्य गा गदमेर एवंग हो, बयोंकि वह गवनंर के रूप में उन 
तक सामना दरने का पनुनव पा चुका होता 


से सुलक्मनी होती हैं। घद तक्क राष्ट्रपढ़ि 


्क् 
समस्यायों दा छुझ हद 
के न्त न घ गा 
कि जा 5557 » सूप 


१८२ झमेरिका की संस्कृति 


पद के चुनाव में जितने भी उम्मीदवार सफल हुए हैं; वे सभी उत्तरी 
यूरोपीय मूल के प्रोटेस्टेंट पुरुष ही रहे हैं। लेकिन अब पूर्वी और 
दक्षिणी यूरोपीय मूल के कैथलिक धर्मावलम्दी पुरुष भी गवनेर पदों 
पर पहुंचने लगे हैं और यह सम्भव है कि इन पदों से वे अन्ततः ह्ाइट 
हाउस में भी प्रवेश कर सके । 

अमेरिका में राष्ट्रपति पद पाना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है, इस 
लिए महासम्मेलन की सारी शान, भव्यता और व्याख्यानवाजी का उद्देश्य 
राष्ट्रपति पद के लिए दल के उम्मीदवार का चयन करना होता है। 
उसके साथी उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन सम्मेलन के अन्त 
में किया जाता है, जबकि सब लोग थक चुके होते हैं और घर लौटने 
की तैयारी करने लगते हैं। इसलिए उसका चंयन जल्दबाजी में किया 
जाता है, लेकिन उसमें भी यह ध्यान रखा जाता है कि दल की एकता 
को आँच नआए। यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उदार हो तो 
उप-राष्ट्रपति पद के लिए अनुदार अथवा अनुदारपंथियों द्वारा समथित 
उम्मीदवार छाँटा जा सकता है। यह इसलिए किया जाता है कि दल 
के दोनों वर्ग सन्तुष्ट रहें और जिस वर्ग का उम्मीदवार उप-राष्ट्रपति 
पद के लिए छाँटा जाता है उसे यह भी भरोसा रहता है कि यदि 
राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए तो उसका उम्मीदवार शेष अवधि 
तक राष्ट्रपति पद का वहन करने का अवसर पा जाएगा । 

महासम्मेलन चुनाव प्रचार के लिए घोषणापत्र भी स्वीकार करता 
है। यह घोपणा-पत्र सम्मेलन की प्रस्ताव समिति तैयार करती है। 
इस घोषणा-पत्र पर भो दल के विभिन्‍ल वर्गों में अच्छी टवकर होती है 
झौर परिणाम यह होता कि यह घोषणापत्र सबको सन्तुष्ठ करने की 
दृष्टि से बिल्कुल निर्दोष बनाया जाता है। 

आज के जमाने में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति होना 
चाहिए जो अच्छा परखा हुआ राजनीतिज्न हो, राजनीतिक मामलों का 
'कुशल खिलाड़ी हो और अपने दल को एकता के वन्धन में बाँवने में 


राजनीति (परे 


निपुण हो । वह आत्म-विश्वासी भी हो और नम्र भी, मधुर स्वभाव 
का हो और शानदार व्यक्तित्व वाला भी, गम्भीर हो और नी तिकुशल 
भी । लेकिन सुविज्ञ होने पर भी वह बहुत बुद्धिनीवी नहीं होता चाहिए 
* सहानुभूतिपूर्ण होने पर भी बहुत नम नहीं होना चाहिए। उसमें संसार 
के उच्चतम पद के लिए गये नहीं होना चाहिए और देश के सामान्य 
नागरिकों के बीच रहते हुए उसे हीनता भी अनुभव नहीं करनी चाहिए | 
आन्दोलन और चुनाव 
राष्ट्रपति पद का चुनाव ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक चयन है 
जिसमें सभी प्रमेरिकन हिस्सा लेते हैँ। यह चुनाव राष्ट्रीय प्रश्नों को 
सामने लाता है भौर एक नया गठबन्धन तैयार करता है, एक नया सर्व- 
सामान्य जनमत बनाता है जिससे निरन्तर संघर्व॑ औ्रौर उसके बाद 
ध्रापसी निभाव से श्रगल चार वर्ष तक देश को एवता में बाघे रखा जा 
सके । अमेरिका की चुनाव प्रणाली में यह व्यवस्था है कि जो उम्मीदवार 
दिसी राज्य के भ्रधिव लोक-मत (पॉपुलर वोट) जीत लेता है उसी को 
उस राज्य के सब्र निर्वाचक मत [इलेबटोरल वोट) मिल जाते हैं। 
एसया परिणाम यह है कि बड़े राज्य ही इस चुनाव दंगल का मुख्य 
प्रसाड्ा होते है । इसलिए हर उम्मीदवार दो कमस्से-कम बड़े शहरों में 
प्रयश्य ही मतदातामों से श्रपील करनी पड़ती है तादि वह ५३१ निर्वाचक 
मतों भें से वहसंज्यक गत प्राप्त बार सदमे । (सीनेट और प्रतिनिधि सभा 
दा हुर संश्स् पर एक निर्वाचक मत होता है। इसी से न्यूयार्क के 
निर्दाचक मत ४५ है ग्जोर नेवाड़ जैसे छोटे राज्य के कुन तीन) 
राष्ट्रपति पद के शनाद में एक से अधिक उम्मीदयार हो सकते हैं, 
इसलिए राजवीतिय दलों वो सनी स्तरों पर चुनाव झणियान में सक्तिय 
रहना पडता है और स्वयं उम्मीदवारों को नी देश का दौरा दार दोट 
के लिए प्रपोन दारनी पहती है । म्मीदवार घर-घर जाकार वोट 
ड़ [ द में उठाकर चूनते और शात्मीयता दिखाते 


श्ष४ हु अमेरिका की संस्कृति 


: हैं, स्कूलों के दीक्षान्त समा रोहों, क्‍्लबों, सभा्नों और रैलियों में भाषण 

देते हैं। 

लोग उस उम्मीदवार को देखना और उससे मिलना चाहते हैं जिसे 
वोट देने को उनसे श्राशा को जाती है। श्रगर वे मतदान के बारे में | 
भभी तक अनिश्चय की स्थिति में होते हैं तो जो उम्मीदवार उनके पास 
पहुँच कर उनसे हाथ मिलाता है, उसी को वे वोट दे डालते हैं।: लोग 
भापस में जो बातें करते है, उसका भी गहरा प्रसर पड़ता है। किन्तु 
इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण चीज़ है मतदाता की सामाजिक झौर प्राथिक 
पृष्ठभूमि । 

उत्तरी राज्यों में पुराने यूरोपीय मूल के प्रोटेस्टैंट लोग अधिकतर 
रिपब्लिकन उम्मीदवार के पक्ष में और कैथलिक एवं हाल के श्राप्रवासी 
था उनकी सन्तानें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के पक्ष में मत देते हैं (दक्षिणी 
राज्यों में स्थिति इससे उल्दो ही है) । नीग्रो मतदाता परम्परा से 
रिपब्लिकन रहे हैं, किन्तु रूजवेल्ट प्रोग्राम के फलस्वरूप वे ढेमोक्रेटिक 
पार्टी के समर्थक हो गये थे । वाद में आइजनहोवर प्रशासन में नागरिक 
अधिकार पाने के कारण कुछ हद तक वे फिर रिपब्लिकन समर्थक हो 
गये हूँ । आज दोनों वड़ी पाटियाँ लगभग बराबरी की स्थिति भें हैं और 
स्वतन्त्र या हुलमुल मतदाताओं की संख्या भी बहुत बढ़ी है, इसलिए 
नीग्रो लोगों के वोट चुनाव में काफी निणयिक सिद्ध हो सकते हैं । 

आश्रवासियों की सन्‍्तानें ज॑से-जैसे सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ती 
हैं, वेते-वसे वे गन्दी वच्तियों को छोड़कर साफ-सुथरे उपनगरों में रहने 
लगती हैं, व्यापार या विशिष्ट पेशों में जाने लगती हैं और अल्प आय 
चर्ग से मध्य वर्ग में भा जाती हैं। ये लोक माकस के इस सिद्धान्त को 
झूठला देते हैं, कि पृ'जीवादी समाज में ग्रीव और भी गरीब हो 
आाएगा। वे अच्छे घरों में रहने लगते हैं, अधिक आय का उपभोग 
फरते हैं, और अपने बच्चों को वेहतर शिक्षा दिला सकते हैं। पूर्वी 
नगरों की राजनीति पर वे अधिकाधिक हावी होने लगे हैं भर बाद 


राजनीति १८५ 


में राज्य की राजनीति में भी हिस्सा ले रहे हैं। रुज़वेल्ट के शासन में 
वे महत्त्वपूर्ण संघीय पदों पर भी पहुँचने लग गये थे । 
दक्षिणी राज्य परम्परा से डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक रहे हैं, 
परन्त अब वहा रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक भी बढ़ रहे हैं और यह 
सम्भव है कि कुछ समय बाद राजनीतिक दृष्टि से दक्षिणी राज्यों की 
स्थिति भी वही हो जाए, जो वाकी सारे देश की है। पश्चिम शौर 
उत्तर के क्ृपकों के वोट परम्परा से रिपब्लिकन पार्टी की ओर रहे हैं 
गत नई नीति डील) के जमाने में वे डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर 
मुझ गये थे | झब ये वोट दोनों में बट गये हैं श्रौर बहुत कुछ प्रनिश्चित 
स्थिति में है, हार्लाकि वे दोनों पार्टियों में सनन्‍्तुलन स्थापित करने का 
प्रयत्न बरते है । 
मजदूरों को डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन में बहुत लाभ पहुँचा है, 
एस लिए वे उसके प्रति छत्तन्न हैं, किन्तु इन लाभों से झ्राज उनकी स्थिति 
गतनी श्रच्छी हो गई है कि वे नी मध्य वर्ग के लोगों की भाँति मध्य- 
भार्ग प्रपनाने लगे है। बहुत से श्रमिक अपने नेताग्रों के निर्देशों की 
प्रव्टलना फरवे भी रिपव्निकन पार्टी के पक्ष में मत देते हैं। उनकी 
पमृद्धि ने राजनीतिक दृष्टि से उन्हें जागह क वना दिया है और बहुत- 
मेमिद्य को यह डर थी झवब लगने लगा है कि दही उनतवी यूनियनें 
राजनीति भे बहटत शवितयाली न हो जाएं। 


४४ 


एस दात के प्रमाण हर जगह भौझूद हैं कि वेतन भौर मजदरी में 


दृष्टि से श्मियों झोर उनदे माझियों के योच का प्रन्तर दम होता 
जा रएा ह। छाण अधिवर्गाः रपा मे लोग समद्ध होकर मध्य 


गे मे शामिल हो रो है। झाएगनिक राजमार्यो की भांति घाज सारा 


ढ़ हु ही 

झागम ६॥ फहर्वा मण्य्ताग ८ समान श्रचक्छा घार सनन्‍दर हा गया हे ॥ 
धघ एम गामाजिक मारे भे सन्‍दे नाले प्राय: ते ही नही रहे 

जिले रेसे शासायथदा भाग मे गन साल प्राय; दही नहो रहे, घादरयब ता 


रिफ्द एसे दात को यह गई है कि किनाईे डी नरम शिट्टी से जरा बच 


१८६६ अमेरिका की संस्कृति 


अर मतदाता अपने मत के बारे में निर्णय कैसे करता है? 

कुछ हद तक वह परम्परा के अनुसार निर्णय करता है, उसका पिता 
जिस पक्ष में वोट देता रहा है, उसे वह ध्यान में रखता है। वह जिस 
सामाजिक या जातीय वर्ग का सदस्य होता है, वह भी उसके निर्णय पर 
अभाव डालता है। उसके मित्रों और पड़ोसियों की बातें और चर्चाएं भर 
कभी-कभी स्वयं उस्मीदवारों के कथन और काम भी उसे निर्णय में 
पहायता देते हैं । वह श्रपनी श्रामदनी को देखता है और यह विचार 
फरता है कि उम्मीदवार की नीतियों से उसकी आय बढ़ेगी या घटेगी । 
जहाँ वह रहता है, वह जगह गन्दी बस्ती है या साफ उपनगर, गांव 
है या शहर, यह बात भी उसके निश्चय को प्रभावित करती है । वह यह 
देखता है कि उसके मन में नेता की जो कल्पना है, उम्मीदवार उससे 
मेल खाता है या नहों--वह उच्च वर्गों के विशेषाधिकारी और भेद- 
भाव का विरोधी है या यथास्थिति कायम रखने का समर्थक, आ्रादर्श 
पिता की भाँति वत्सल हैं या भालिक और अ्रफसर की तरह रोब गालिब 
करने वाला। मतदाता के मन में उम्मीदवार के किसी कार्यत्रम 
जैसे वन-सम्पदा की रक्षा, नागरिक अधिकार और कम्युनिज्म का 
विरोध आदि, के प्रति उत्साह या विरोध का भाव हो तो वह भी उसके 
निर्णय पर श्रसर डालता है । यदि वह बड़े व्यापारियों का, बड़े श्रमिक 
संगठनों का और ऊचे हैक्सों का विरोधी है यथा सरकारी कुप्रशासन 
ओर कौशलहीनता के प्रति श्रपना विरोध प्रकट करना चाहता है तो 
उसी को दृष्टि में रखकर उम्मीदवार का चुनाव करता है । 

भर शायद श्रन्त में सब उम्मीदवारों को टेलीविजन के पर्दे पर 
देखने श्रौर अखबारों में उनके भाषणों को पढ़ने के बाद थक कर वह्‌ 
प्रतिश्वय की दक्षा में सोचता हुआ्आा मतदान केन्द्र में घुसता है और 
हमेशा की भाँति डेमोक्रेटिक था रिपव्लिकन पार्टी में से किसी एक को 


वोट देकर यह सोचता हुआ बाहर निकलता है कि उसने वोट ठीक ही 
दिया है । 


राजनीति श्घ्छ 


दोनों राजनीतिक दल हमारे इतिहास, हमारे जातीय मूल, धामिक 
विश्वासों, काम-धन्धे श्रौर हमारी भौगोलिक स्थिति की उपज हैं श्रीर 
उन गम्भीर मूल्यों के, जो हमारे विश्वासों में वद्धयूल हो गये हैं, कंडा- 
वरदार है । हर चार वर्ष बाद होने वाली इस प्रतिस्पर्धा और संघर्ष 
का सबसे बड़ा मूल्य शायद यह है कि इससे हमें याद थ्रा जाता है कि 
हमारे बीच में चाहे कितने भी वर्गीय, जातीय या व्यावसायिक भेद हों, 
बुनियादी बातों पर हम में पूर्ण मतेवय है । इस संघ वी विशालता हमें 
यह भान दराती हैं कि हम तक फरने और दूसरों के साथ मतभेद 
रखने में स्वतंत्र हैं। संघर्ष की व्यापकता हमें यह स्मरण कराती है 
कि हम गहान्‌ हैं भ्रौर हममें भाति-र्भाति के लोग हैं । इस संघपं में जो 
गर्मी और तेजी रहती है, वह यह सिद्ध करतीं है कि हम में संघर्ष झरने 
वी शवित ग्रौर प्रतिकूल शादर्शा और विचारों को चुनौती देने और पराजित 
बरने की क्षमता है । हर पार्टी दूसरी के विरद्ध इस तरह संघर्ष करती 
हैं, मानो वह उसकी शत्रु हो श्र उससे श्रमेरिकन गणराज्य की बुनियाद 
को ही खतरा हो | इस प्रकार यह संघर्ष हमें यह भरोसा दिला जाता 
है # यदि कभी आ्रावध्यदाता पड़ी तो हम अपनी जीवन-पद्धति को दी 
जाने वानी चुनौती का युलकर मुकाबला कर सकेंगे । 

विन्दु जब ग्रान्दोनन झत्म हो जाता है और इतने मत गिन लिये 
जाते हैं कि विजेता का पत्रा लग सके, तब पराजित उम्मीदवार राष्ट्र 
दे सम्पुर घोषणा बारता है कि दहू विजयी उम्मीदवार को पूरी तरह 
सहायता शौर साथ देगा । झ्रव वह उसके लिए प्लाक्रमणकारी शत्रु नहीं 
हा, बल्कि उसी तरह एकाएक झमेरिकतन विश्वासों और मान्यताश्रों 


दंग रछफ बन जाता है, जंसे सध्ययुग वी वाहानियों का दंत्य सन्दरी 
राजयुसारी (बएमत ) के उम्दन से एक बामनीय राजवामार दन 


५ 5 नलवन्सत ने सन ६६५६ सटदाहां था; “हमें विदधाजित 


है लाने झार संयदत पारन दाल त्तत्द 


श्पप प्रमेरिफा फो संस्कृति 


अधिक गहरे हैं। झ्ाज हम रिपन्लिकन या डेमोक्रेट नहीं हैं, बल्कि 
अमेरिकन हैं।” इस प्रकार संघर्ष खत्म हो जाने के बाद हम सब एक 
हो जाते हैं, अपने घात्रों की चिकित्सा करते हैं, युद्ध के घ्वंसावशेपों को 
हंटाते हैं श्र फिर से काम में जुट जाते हैं । 
राज्य प्रौर संविधान 

संत्रीय सरकार की स्थापना से पूर्व अमेरिका में चौदह राज्य थे 
(संघ के प्रारम्भिक तेरह सदस्य राज्य और वरमौंठ) । वरमौंट, ठेक्सास 
भोर कैलिफोर्निया संघ के सदस्य बनने से पूर्व स्वतस्त्र गणराज्य थे। 
अआसम्भ के तेरह राज्यों का इतिहास संविधान बनने से १८० वर्ष पहले 
परम्भ होता है। इन १८० वर्षो में प्रान्तीय विधान सभाओं के द्वारा 
वे अपना शासन चलाते रहे थे। कभी-कभी उनका ब्रिटिश राजकुल 
शरा नियुक्त गवर्तर से जत्देस्त संबर्ष होता भोर कभी-कभी ब्रिटेन 
उतके मामलों में कोई हस्तक्षेप न करता | 

इस युग में उन्होंने शासन की कला को खूब श्रच्छी तरह सीख लिया 
था जियका प्रमाण जैफसन, पेट्रिक हेनरी, जॉन ऐडम्स और मैडिसन 
जैसे कुशल प्रशासक हैं । 

इन राज्यों ने हीं संघीय सरकार का निर्माण किया । वह इन्हीं की 
कृति थी। जिस तरह माता-पिता श्रपने बढ़ते हुए बच्चे को, जो यह 
नहीं जावत। कि उस्से अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए, 
नहै।र करते हुए देखकर घबरा उठते हैं, उसी तरह ये राज्य भी अपने 
हाथों से गड़ी इस संघीय सरकार को कुछ भय और कुछ रोप की दृष्टि 
से देखते थे । बच्चा जब देह के ग्राकार और वल में अपने माता-पिता 
से भी बढ़ जाता है; तव ऐसा लगता है, मानो वह उनका सम्मान 
नहीं करता । वह उन पर उपहारों की वर्षा कर देता है किन्तु चाहता 
यह है कि वे करें वही जो वह कहता है। " 

दाद में कुछ तो शक्तिशाली संघीय सरकार ने और कुछ बड़े नगरों 
ने राज्य का महत्त्व छीन लिया । इससे राज्य पहले जैसे महत्त्वपूर्ण नहीं 


राजनोति र८६ 


रह गधे । फिर भी संविधान में विदित ऐसे अधिकारों से, जो संघीय 
सरकार को दिये गये हैं, भिन्‍न सभी श्रधिकार ब्रभी तक राज्यों के हाथ 
में ही हैं । राज्य ही कपने नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान 
ता है, राष्ट्र (संघीय सरकार) नहीं । राज्यों के संविधान में विहित 
शासन झधिकारों का मूल उद्गम भी स्वयं राज्य ही है, राष्ट्र नहीं । 
नागरिक रो जो वफादारियाँ अनभव करने की आशा की जाती है, 
झममें मे एक यफादारी राज्य के प्रति भी है। यह वफादारी की भावना 
पर भी खधिक सबल हो सकदी है, वर्योकि व्यचित जिस राज्य में पंदा 
होता है, जहाँ से उसकी पारिवारिक्त परम्पराएँ बनती हैँ, या जिसे बह 
धपने राज्य के रूप में भपना लेता है और श्रन्य राज्यों से ज्यादा पसन्द 
7रता है या जिसके मामलों में दिलचस्पी लेता है, उसके प्रति उसके 
ण्गाव शोना स्थाभाविक 
शनेवा राज्यों भें परस्पर-विरोधी परिस्थितियाँ पायी जाती हैं। 
रदाहरण के दिए न्यूयाया राज्य में न्‍्यूयावा नंगर और शेण देहाती भाग 
एक-दुसरे से विल्ठुल भिन्‍न है । इसी तरह वाशिगटन झ्ौर झोरेगन 
राज्यों को भी पहाड़ों ने बीचों-बीच से वाट दिया है, जिससे उनका 
पश्चिमी भाग उद्योग-गग्पस्न और पूर्वी भाग कृपि-प्रधान रह गया है । 
पिर भी हर राज्य के सभी भाग आपस में एक बुनियादी भावात्मक 
स्स्खत से बधे हुए है, जो तमाम जातीय, भौगोलिक और व्यावसायिक 
 बाएणदर एकता कायम रखती है 


दा 


राज्यों के विधानमण्डलों वी बंढवों हर दो दर्ष बाद कूछ मदीनों 


कु सम र) 
हु हर 
श्र दे एइललिए स्पदाए पर सदस्प फल >> टपतज जो डे: 
५ चित 3 ते हू, हनजए स्पनाउत्त: उनदा सदर एन ब्ावत हात ह 
ब्रेक है 7९० “कुणक पाशाजक ८26 अनमणका पक हू. 3क ... कल्‍न “कक ० है. दर न 
एा झपता झ्राणदिया दूसरे दगमों के चजाते हैं शोर दिधानमण्ड्ल के 
नल स्का रक न+-न हो "5 ६. , 
गपरप दे; रुप में जग वनिर्फ उबडा है पंरा दिया जाता है कि उनका 
रुप पल स्। इसे ह्णालो से अण्टाचार दो प्रोत्माइन गिमता ह 
>क ६... ५0:--०५७००- >> >> जॉ+> बर, कक के - न 
मेयादि दि परगप्य्ल था यो| भी दब्न्य दिधानमण्टन में छोर ऐसा 
ज्टेनतए+ एक ओअआजजे अभअआनाओड नो किसी अन्न श >> >क जन 
जि शा तर साफता |, जा देसा उताग दः जए हानिद र्‌ सिद्ध 


१६० भमेरिका की संस्कृति 


हो और फिर उस उद्योग से मोदी रिश्वत लेकर उसे वापस ले सकता 
है। लेकिन राज्यों की खबरों के काफी विस्तृत प्रकाशन से और आन्त- 
रिक आय निर्देशक को आय का पूरा विवरण देने की कानूनी अनिवायंता 
से भ्रष्टाचार की ये घटनाएँ नहीं होतीं, कम-से-कम खुल्लमखुल्ला तौर 
पर तो नहीं होतीं । 

राज्य सरकारें शर भी कई महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं। वे स्कूलों 
के लिए स्टैंडर्ड निर्धारित करती हैं, सड़कें बनाती हैं, श्रदालतों, जेलों, 
अपराधी-सुधार गृहों, श्रन्धों की संस्थाओं, पागलखातों और विकलाँग 
लोगों के पालन-गृहों का संचालन करती हैं, वेरोज़गारों और बूढ़ों को 
भ्राथिक सहायता देती हैं, रोजगार के दफ्तर चलाती हैं, पुलिस और 
मार्म-रक्षक दलों की व्यवस्था करती हैं, पार्कों, विश्वविद्यालयों और 
पुस्तकालयों की स्थापना श्रौर देखभाल करती हैं, राज्य में पर्यटकों और 
नये उद्योगों को भ्राक्ृष्ट करती हैं, मूल्यों पर नियस्त्रण रखती हैं, बिजली 
वितरण आ्रादि सेवाएँ चलाती हैं प्रौर इसी तरह के ब्रन्य अनेक काम 
करती हैं। न्यूयार्क जैसे बड़े राज्य का बजट तो कई स्वतन्त्र राष्ट्रों के 
वजट से भी बड़ा होता है श्र उसकी सरकार विदेशी मामलों को छोड़ 
कर जनता की सेवा के शेष काम इन राष्ट्रों से भी कहीं बड़े पैमाने पर 
करती है । 

संविधान ने संधीय सरकार और राज्यों के बीच संघर्ष की सम्भा- 
वना को दूर करने के लिए कुछ अधिकार संघीय सरकार के लिए 
निद्िष्ट कर दिए थे और यह व्यवस्था कर दी थी कि शेष सब अधिकार 
राज्यों के या जनता के हाथों में रहेंगे । इस फार्मूले को कोई भी 
बदलना नहीं चाहता । कारण यह कि यद्यपि संविधान में जो कुछ कहा 
गया है, वह बिल्कुल साफ है, तथापि उसकी व्याख्याएँ लचकीली की 
जा सकती हैं । संविधान के निर्माताओं को इस बात की कोई कल्पना 
“ वहीं थी कि संघीय सरकार को वस्या-क्या काम करने पड़ सकते हैं, फिर 


राजनीति १६१ 


भी श्राज रेलों के नियमन से लेकर देश व्यापी पेन्शन योजना तक 
प्रायः सभी काम उसके व्यापक छत्न के नीचे आ गये हैं । 

अमेरिकन लोगों दा विश्वास है कि संविधान के निर्माताग्रों ने 
भविष्य की सभी सम्भावनाश्रों के लिए संविधान में व्यवस्था कर दी 
थी और यदि उसकी व्याख्या कुछ लचकीलेपन से की जाए तो उसमें 
संधोधन किए बिना या कभी-कभार मामूली-से संशोधन से ही हमारी 
सब शआावध्यकताएं पूरी हो सकती हैं । इस संविधान को रह कर नया 
संविधान बनाने की बात निरा पागलपन या कुफ़ समझी जाएगी। हम 
गह् मानते है कि हमारा संबिधान राजनीतिक विचक्षणता की दृष्टि से 
पूर्णतः निर्दोष है प्लरौर उसमें कोई परिवर्तत या परिवद्ध न नहीं हो 
सवाता । 

श्रपने संविधान का हम इतना ब्रादर वयों करते है ? 

सदा उसर शह है कि हमारा संविधान बिल्कुल स्पष्ट और 

लिखित हू जिसे कोई नी पढ सबाता है। वह लचबोला है भर 
रिस्थितियों में उसे देठाया जा सकता है। वह निर्विष्च 
श्र श्रवाध रुप में चल सकता है, जंसा कि पिछले १७७ वर्षो के ग्रन- 
भय मे सिद्ध किया है। उसमे अनेवादा में एकता स्थापित करने की 
दिद ६ । विशेषाधिदारों के नए लड़ने वाला टोरी इस संविधान 
गे दणा३ देता है श्रौर तोड-फोड के झभियोग में मुददमा चलाये जाने 
पर कग्यूनिरट भी एसी का ग्ाप्रय लेता है| छात्र उसे अपनी स्वत्तन्त्रता , 


दि । 
१4%895। 


मु 
< 


न 


फा मूल झात रामभा है झौर श्राप्रवासी उसे अपने लिए एक ऐसा 
शपिवार-पत्न मानता है, जो भन्ततः उसे नागरिकता के सब ब्धिकार 


८ ध्त्‌ 
पीर शिट प्रस्य प्रदेया शादनका राज्य्वाम्युनिस्द आर फ्ामिस्ट 
जन रु >क, आक + अप कक करत का ज>फक रजत ह>+ >+फक-> ०. बक+ शक ण >> #९*-- नट ५ 
जपना भा से एादतद _७८। 5४७ सावपान म ८ हूं गारुण्दा दवा गदह 


१६२ भमेरिका की संसक्षति 


है कि जब तक वह कायम है तब तक ये अ्रधिकार अपरिहाय श्र 
भ्रनिवार्य बने रहेंगे । उसमें ऐसे नियन्त्रणों की व्यवस्था कर दी गई है 
कि शासन के तीनों विभागों में परस्पर संतुलन बना रहता है भौर 
स्वतन्त्रता और कानून-व्यवस्था के बीच समन्वय की समस्या, जो भ्रन्य 
प्रनेक देशों में हमेशा उठती आई है, यहाँ पैदा ही नहीं होती और होती 
हैं तो उसका तुरन्त उचित समाधान हो जाता है । इसी तरह न्यायिक 
तिर्णयों पर पुनविचार का अ्रधिकार भी संविधान में लिपिबद्ध कर दिया 
गया है भौर उसमें यह विधान कर दिया गया हैं कि पुनविचार के समय 
न्यायाधीश कानून के वजाय संविधान के आधार पर अपना निर्णय देंगे । 
एक राजनीतिक साधन के रूप में संविधान की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि उसमें संघीय सरकार को समस्त नागरिकों पर अभ्रधिकार 
प्रदान किया गया है । यह श्रधिकार राज्यों के अधिकार के समानान्तर 
किन्तु उससे सर्वथा स्वतन्त्र है। इसके श्रलावा उसने उच्चतम न्यायालय 
के रूप में एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की है जिससे सभी प्रकार के 
मतभेदों को निबटाया और सुलभाया जा सकता है। 
न्यायालय और नागरिक अधिकार 


श्रमेरिकन प्रणाली की एक विश्येषता यह भी है कि उसने राज्यीय 
न्यायालयों से बिल्कुल स्वतन्त्र रूप में संघीय न्यायालयों की स्थापना की 
है, जो संघीय कानूव और संविधान के प्रश्नों से उत्पन्त मामलों को सुनते 
' हैं। हर व्यवित इन दोनों प्रकार के न्यायालयों के श्रधीन रहता है और 
उनका यथोचित भ्राथ्रय ले सकता है । 

संधीय न्याय-व्यवस्था में एक उच्चतम न्यायालय, दस अपीलीय 
सकिट न्यायालय और लगभग सौ जिला अदालतें हैं। संघीय उच्चतम 
न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीद् और आठ सहकारी न्यायाधीश होते 
हैं भर वह वाशिगटन में अवस्थित रहता है। यदि दो राज्यों में कोई 
मतभेद या विवाद उठ खड़ा हो या एक राज्य का कोई नागरिक किसी 
श्न्य राज्य के नागरिक के विरुद्ध डकहुसा चलाना चाहता हो तो मामला 


राजनीति १६३ 


संघीय न्यायालयों में ले जाया जा सकता है | संघीय न्यायालय संघीय 
काननों की व्याख्या करने श्रौर उन्हें लागू करने के महत्त्ववृूण सावन हैं 
झ्रौर वे यह निर्णय भी देते हैं कि शासन के विधायक पक्ष या कायपालक 
पक्ष ने क्रिसी मामले में संविधान में निहित अपनी मर्यादान्रों का 
उल्लंघन तो नहीं किया । 

उच्चतम न्यायालय का सबसे महत्त्वपूर्ण काम शायद संविधान को 
एसी लचकीली व्याख्या वारना है जिससे वह बदलते हुए जमाने की 
बदलती परिस्थितियों के साथ चल सके । इससे हम अ्रपने इस पवित्र 
गमिलेख का सम्मान करते रह सकते है, जिसकी वदोौलत हमारी सरकारे 
प्रसाधारण रूप से स्थिर रहती है और साथ ही जो अपने मूल से 
उच्िद्ग्न हुए बिना हर नई परिस्थिति की जरुरत को पूरा बारता है । 
माजदा शताब्दी मे उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं उनका 
सम्मान सरकार की श्रधिकाधिक व्यापक सामाजिक जिम्मेदारियों और 
मानबन्ध्रधिकारों के पद्ा में रहा है । 

इसका सवसे श्रच्छा प्रमाण हाल के वे निर्णय है जिनमें स्कूलों और 
सावेजनिक बाहनों में नीगो और गोरे लोगों के बीच भेद-भाव को खत्म 
करने वा श्रादेश दिया गया है। 

उच्चतम न्यायालय ने १६५४ में अ्रपने एक फँसले में कहा था 
“सावंजनिया धिक्षा के क्षेत्र मे किसी भी व्यक्त को 'अलग किन्त वरावर 
सानने बा सिद्धान्त नहीं चल सकता । झजग-अ्लग शिक्षा की व्यवस्था 


का प्रथ ही £ प्रसमानता । यद्यपि बुछ स्फूला म एव्ीदारण के प्रश्न 


। वार नंपष हुए है और उनका बहुत अधिक प्रचार हुमा है, तो भी 
सू:ज़ ऐसे है, जिन्होंने दिया किसी अ्रभ्रिय घटना या संघर्ष के 
एस रंगभेए को खत्म बार एक्ोवरण कर दिया । कुछ राज्यों द्वारा एकी- 
रण मे दचमे थे। लिए दगनुनो चालें सेली जाने ये वावजद 
एगीयारण री तरफ हो है । - 


पद व 
मर 


>> 


80 कला: कं 
भय 


१६४ / अमेरिका की संस्कृति 


पिछले दो वर्षो के सम्बन्ध में किए गये हाल के एके सर्वेक्षण से 
भालूम हुआ्ना है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में एक हज़ार से अधिक मामलों 
में जाति-मेद की बाधाओं को हटाया गया है। जिस दक्षिणवासी ने 
यह अव्ययन किया था, उसने कहा है, “अब दक्षिण को पूर्णतः जाति- 
भेद का सुदृढ़ और ठोस गढ़ नहीं कहा जा सकता" ** *** अध्ययन से यह 
ग्राम घारणा निमु ल सिद्ध हुई है कि जातीय एकी करण सफल नहीं हो 
सकता ।” है 

जाति-मेद की समाप्ति और एकीकरण के उदाहरण आवास, साव- 
जनिक स्वास्थ्य, गर-सरकारी उद्योग, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल, 
कालेज एवं होटल आदि सभी क्षेत्रों में मिलते हैं । देश के १६४ कालेजों 
और विश्वविद्यालयों ने नीग्रो लोगों के लिए अश्रपने द्वार खोले हैं और | 
बहुत-से नीग्रो उच्च सरकारी पदों पर चुने या नियुक्त किए गये हैं । 

जिमको गाड़ियाँ (रेलों में दी ग्रो लोगों के लिए पृथकः डिब्बे), जो 
बीसवीं शताब्दी में ही प्रारम्भ हुई थीं, उससे पहले नहीं, जैसा कि बहुत 
से लोग समभते हैं, अ्रव धीरे-धीरे खत्म हो रही है । दक्षिण के उदार- 
मना लोग प्रव यह अनुभव करने लगे हैं कि कोई भी समाज अपने एक . 
श्रंश को श्रलग नहीं रख सकता और यदि वह रखेगा तो उससे सारे 
समाज का ही नुकसान होगा । 

अकेले लुइसियाना राज्य में ही नीग्रो मतदाताशों की संख्या में भारी 
वृद्धि हुई है । जहाँ सन्‌ १६४८ में लुइसियाना में नोग्रो मतदाता १६७२ 
थे, वहाँ १६९५२ में उनकी संज्या १,०८,७२४ हो गई। अन्य राज्यों में 
भी इसी तरह नीग्रो मतदाताओं की संख्या बढ़ी है । 

इस दिशा में सबसे अधिक आइचयंजनक और उत्साहवर्द्धक बात 
यह है कि फ्लोरिडा राज्य के कू बलक्स क्लैन नामक नीग्रो-विरोधी 


संगठन ने भी यह घोषणा कर दी है कि नीग्रो लोगों को उसकी सदस्यता 
का अधिकार है । 


राननीति श्श५्‌ 


प्राज आखिर वह वक्‍त श्रा गया है जबकि गरीबी, शभ्रज्ञान, रोम 
आर उनन्‍नति के श्रवसर के अभाव के दुश्चक्र पर प्रहार किया जा रहा 
है। इस दुश्वक्र ने ही नीग्रो लोगों को कुचला और अवनति के गत में 
धबेला हुआ्ला था । बहुत से गोरे लोग अपने आ्रापको जान-बूककर इस 
अ्म में रखे हुए थे कि नीग्रो लोगों की श्रवनति का कारण काली 
जाति में पंदा होने से उनके रवत में ही कमजोरी होना है । वे यह नहीं 
मानते थे कि इसका कारण उन्हें श्रवसर न मिलना श्र श्रत्यन्त होन 
और प्रभाव की परिस्थितियों में उनका रहना है । इन परिस्थितियों के 
बगरण वे बीमारी श्रौर भ्रपराध-वृत्ति के शिकार हो जाते हैं । बहुत-रे 
गरीब गोरे श्रपनी गरीबी की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर डालने के लिए 
नीग्रों लोगों को वलि का बकरा बनाते थे झ्ौर उन्हें गरीव देखकर अपनी 
गरीबी पर सन्तोप कर लेते थे। अ्रनेक राजनीतिज्ञ भी उनके वोट पाने 
के लिए एन गोरों की इस भावना का लाभ उठाने की चेष्टा करते थे । 
रुसी पटनाएं भी बहुत घटती रही हैं कि पुलिस भौर श्रदालतें नीग्रो 
लोगों को डरातीं और व्यापारी उनसे श्रनुचित फायदा उठाते । समाचार- 
पत्र भी उनके देन्य श्ौर प्रभावग्रस्त परिस्थितियों पर कोई रोशनी 
नहीं डालते थे । 

फिर भी समाचार-पत्रों ने सावंजनिक रूप से और गर-कानूनी तौर 
पर लोगों को ध्रपराधी ठहराकर, झौर पीट-पीटकर या कुचल कर मार 
डालने की बर्बरता का बहुत जोरों से विरोध किया है । यह क्र प्रथा 
उस जमाने वी कठोर परिस्थितियों में शुरू हुई थी, जब भ्रमेरिकन लोग 
यष्टों श्र मुसीदतों को भेलते हुए नए-नए क्षेत्रों को ग्राधाद करने में 
सगे एए थे । एस प्रथा का शिवगर नीग्रो लोगों को हो नहीं, गोरों को 
नी हाना पए्ता था। यह प्रथा घघ १६५६१ से प्राय: सत्म हो गई है 


हु "एक 
किम्प पमग्य रपों जो 


स्पु थे ने छागो व हराने, धमकाने छर नशत यातनाएँ देने 


१६९६ प्रमेरिका की संस्कृति 


नागरिक भ्रधिकारों और आजादी के मामले का एक पहलू और भी 
है, जिसका आ्रारम्भ साम्राज्यवादी और तानाशाही कम्युनिज्म के खतरे 
के कारण हुआ । यह पहलू है तथाकथित वफादारो कार्य क्रम, इस कार्य- 
क्रम के अन्तर्गत अमेरिका में कम्युनिज्म के पडयन्त्रों के खतरे को रोकने 
के उद्देश्य से तोड़-फोड़ की कारंबाइयों के नियन्त्रण के लिए एक वोड्ड 
बनाया गया जिसे बहुत व्यापक अधिकार दिये गये । यह बोड्ड अपने 
अधिकारों का दुरुपयोग कर चाहे जिस सरकारी कर्मचारी को रोजगार 
से वंचित कर सकता था और किसी दूसरी जगह रोजगार पाने के उसके 
अवसर भी नप्ट कर सकता था। इस कानून का एक खतरा यह भी था 
कि लोग स्वैच्छिक संगठनों में शामिल होने से कतराते थे, क्योंकि 
'उन्हें डर रहता था कि बाद में कम्युनिस्ट कहकर उस संगठन की 
वफादारी पर सन्देह न किया जाने लगे और उसकी जाँच न की जाए । 
इस प्रणाली को पाँच सान तक अमल में लाने का परिणाम यह हुआ 
है कि तोड़-फोड़ और साजिश करने वाले संगठनों के विरुद्ध चालीस 
हजार पृष्ठों' से श्रधिक की गवाहियाँ और प्रमाण संग्रह हो गये हैं, 
किन्तु अन्तिम कार्रवाई कोई नहीं की गई । यदि हमारे देश की सुरक्षा 
7 संचमृच कोई खतरा है तो यह प्र णाली पूरी कोशिश्ष करके भी 
उसका पता लगाने में ग्रसफल रही है । 


'कम्युनिस्टों के ग्रान्तरिक पड्यन्त्र का खतरा और भग्य अब टल गया 
है, क्योंकि अधिकतर मागरिक 


के अब यह बात भली-भाँति जान गये हैं 

कि हमारा देश खूब संगठित है, खतरनाक कम्युनिस्टों की संख्या हमारे यहाँ 
' बहुत कम है और सजग रहते हुए भी हमें अपने नागरिक अधिकारों 
की पूर्णतः रक्षा करनी चाहिए, तभी हम संसार में भ्रपनी शवित भौर 
नेतिक नेतृत्व बनाये रख सकते हैं और अन्य देशों में तानाथाही शासनों 
के विरुद्ध संघ कर सकते हैं। इन अधिकारों को रक्षा के लिए फिर 
अमेरिकन लोग स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण करते हैं। नागरिक 


ष्‌ 
' धाजादी और अधिकारों को रक्षा के लिए बने संगठनों में सबसे अधिक 


राजनीति श्ष्छः 


प्रसिद्ध सिविल लिबटीजं यूनियन है।ये संगठन उन लोगों के विरुद्ध 
संघर्ष करते है जो अपने साथ मतभेद रखने वालों को वाणी और 
प्रभिव्यवित की स्वतन्त्रता से वंचित करते है, भ्रल्पसंस्यकों को रोजगार 
या मताधिकार देने से इन्कार करते हैं, या श्रमिकों का संगठन का 
प्रधिकार छीनते है। कानूनी सहायता समितियां सारे देश्व में फंली हैं 
शोर जो लोग कानूनी परामणश पाने के लिए पंसा नहीं खर्च कर सकते, 
उन्हें गुपतत सलाह देती है। इसका परिणाम यह है कि श्राज कोई भी 
व्यतित कानूनी सलाह न मिलने के कारण मुकहमा नहीं हारता । , 
पमेरिवनन लोकतन्त्र 

तब सयुकत राज्य में लोकतन्त्री प्रशासन की विशेपताएँ और 
छउश्तण बया है) ? 

सबसे पहली विशेषता यह कि उसमें नागरिकों को अपना स्थानीय 
प्रशासन स्वय चलाने का अधिकार दिया जाना है। जहां तक जनता 
को अपना शासन श्रपने ही हाथ मे रखने का श्रवसर देने का सम्बन्ध 


है. यह बहुत श्रच्छी बात हैं, तु भ्न्तर्राप्ट्रीय संकट के समय वह 
एक रातरा भी बन सकती है, क्योंकि यह श्ाशका रहती है कि काही- 
स्थानीय मामले इन्‍्तर्राप्ट्रीय मामलों पर ह्‌ हो जाए । 


२ विशेषता यट कि इसमे रवच्छिक संगठनों को बहत महत्त्व 
4-५ 


दिया जादा हैं झौर थे प्रथासनिदा प्रछिया मे प्रेरक शोर पथ-प्रदर्शक 
या बाग करते है। थे संगठन दालनों और कानून-निर्माताओ्ों पर 


प्रणाप टादा है. सरकारी विनागो वे; साध मिलकर काम करते है और 
ऐसे अ्ेवा वागम करते है जो दूसरे देशों में सामान्यतः सरकारें 


र्ती 
। एशएब, ऐस यंग भे, जहों राजनीतिक निग्बच झऔनसत गादमी की क्षमता 


हर 


नेदा निशचया वा दायित्व राजनीतिक 


| 


सन था सौंप दिया यया है, ये स्वेच्छिक संगठन 


एप सग्जुबन दवा काम बचच्त ह। 4 


न नोकरणाहोी वो हावी होने. 


'श्श्द श्रमेरिका की संस्कृति 


देते हैं और न सरकार को श्रपती विशालता और पेचीदा जटिल जाल 
के कारण जनता से दूर हटने देते हैं । 

तीसरी विश्येषता यह कि समाचार-पत्र, प्रमुख व्यक्ति, श्राम जनता, 
कांग्रेस (संसद) के सदस्य, स्वेच्छिक संगठन और अन्य देशों से भ्ाने वाले 
न्यक्ति भी सरकार की और उसके कार्यों की निरन्तर कहु श्रालोचना' 
करते रहते हैं । 

संयुक्त राज्य संसार का पहला राष्ट्र था जिसमें समस्त वयस्कों 
को (केवल पुरुषों को और इनमें भी गुलाम शामिल नहीं) मताधिकार 
दिया गया। संयुक्त राज्य ही समाचार-पत्रों को स्वतस्त्रता देने, चर्च 
को राज्य से अलग करने, क्र दंड को खत्म करने, मुफ्त सार्वजनिक 
शिक्षा व्यवस्था करने, जेलों में सुधार करने और मुफ्त पुस्तकालय सेवा 
जारम्भ करने में अग्रणी था । 

चौथी विशेषता यंह कि संग्रुवत्त राज्य का शासन किसी विशिष्ट 
श्रधिकार प्राप्त वर्ग के लिए नहीं, बल्कि प्रधानतः श्राम जनता के लिए 
है। जेसा कि डि टोकविल ने कहा है, इससे अमेरिका में जिस समाज 
का निर्माण हुआ है, वह शायद बहुत ऊँची किस्म का न हो, परन्तु अधिक 
न्याययुक्त अ्रवव्य है । 

पाँचवीं वात यह कि संयुक्त राज्य का शासन जनता की आर्काक्षाश्रों 
को पूर्ण करने की श्रपनी क्षमता पर आधारित है। यद्यपि उसकी प्रक्रिया 
कभी-कभी कुछ धीमी रहती है क्‍योंकि जनता की आार्काक्षा अनेक 
घूथक्‌ और परस्पर, विरोधी श्रार्कॉक्षाओं का मिश्रण होती है तो भी 
अन्ततः वह अपना उद्देश्य पुरा कर लेती हैं। अमेरिकन लोग एक साथ 
बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं नहीं बनाते, क्योंकि वे उन्हें सन्देह की दृष्टि 
से देखते हैं ओर यह मानते हैं कि उनमें कठोर नियन्त्रण और ताना- 
शाही की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए वे अपना विकास धीरे-धीरे 


आवश्यकता के श्रनुसार उपयोगिता को दृष्टि में रखकर योजनाएं बनाते 
इुए करते हैं । 


राजनीति ५६६ 


प्रौर छठी वात यह कि अमेरिका का शासन व्यवसाथ और 
वाणिज्य पर श्राधारित है| श्राम तौर पर यह वात इस ढंग से कह 
जाती है, मानों संयुवत राज्य की यह कोई विशिष्ट बुराई हो | किन्तु 
यास्तबिदता यह है कि यहाँ हर बड़ा नागरिक एक ठोस ब्राथिक आधार 
पर आत्म-निर्माण करके खड़ा है । और (लूट के सिवाय) आरात्म-निर्माण 
नाता श्लौर उपाय भी व्या हो सकता है ? तानाशाही प्रणालियाँ किसी - 
न-किसी किस्म दी लूट पर श्राधारित है । वे शुलामों से बेगार कराती 
£, विजित देशों से पूर के पूरे कारखाने उखाड़ कर ले जाती हैं शरीर 
जिस वर्ग को बलि वा बकरा बनाना चाहती है, उसकी सारी सम्पत्ति छीन 
लेती है। लोयातन्न्री प्रणाली में सम्पत्ति को एक रक्षणीय शभ्रधिकार 
माना जाता है। इस प्रणाली में ऊंची श्रामदनियों श्र मुनाफों पर भारी 
टैवमस श्रवम्य जगाए जाते है, परन्तु पुजीगत मूल श्राधार को नप्ट नहीं 
किया जाता जिस पर इन मुनाफों का भवन खड़ा होता है। कारण, 
लोकतन्त्री प्रणाली पन-दोलत को दुरी चीज नहीं समझती, वल्कि वह 
उसे एसी शवित का योत समभती है, जिससे श्रन्य सभी लाभ प्राप्त 
विग्ने जा सकते है । एक समृद्ध झ्लौर उत्पादक देश ही अपने नागरिकोंको 
ये सब लाभ प्रदान बार सवाता है, जो लोकतनन्‍त्री प्रणाली मे अनिवार्य 


सगने जाते ६ । 
एस तरह मंयुवत राज्य में श्रर्थ-व्यवस्पा और राजनीति एक-दसरे 
में गु प-हुए है । हर बड़ा झाधिक दर्ग सरकार द्वारा नियन्धण या भारी 
टेब्स लाश किये झामे पर रद शोर-गुल मचाता है, किन्तु साथ ही 
एपए एर पबदा सरकार से सेवाद्रों छोर सरकण की माँग दारता रहता है। 
तब प्रश्न यह उदठदा है शिसंशुदत राज्य वी यह अप्प-व्यवस्था चलनी 
जिस दंग से ९: 


अध्याय : नो 


प्राचुयेमय जीवन 


झ्ाज हम कान्ति के युग में रह रहे हैं। इस युग पर व्यापक 
दृष्टिपात किया जाए तो हम देखेंगे कि आज हम उत्पादक और उपभोग 
के एक नये दौर में प्रविष्ट हुए हैं और आशिक लोकतन्‍्त्र के सिद्धान्त 
आज उसी तरह गहरे और बद्धमूल हो गए हैं, जैसे कि हमारी पहली 
क्रान्ति से राजनीतिक लोकतस्त्र सुराक्षत हो गया था (हालांकि वह 
पूर्णतः स्थापित नहीं हो सका था) । 

संयुक्त राज्य की आबादी संसार की झाबादी का कुल ७ प्रतिशत 
है, फिर भी वह संसार की कुल सेवाओं और सामग्री का ४० प्रतिशत 
उत्पादन करता है । यदि उसके राष्ट्रीय उत्पादन को आबादी से 
विभकत किया जाए तो प्रति व्यवित उत्पादन यूरोप के अनेक अत्यधिक 
उत्पादक राप्ट्रों से दुगुना होगा और इंडोनेशिया से तो वह दस गुना 
बैठता है । सन्‌ १८६० की अपेक्षा १६४० में संयुक्त राज्य का वास्तविक 
कुल राष्ट्रीय उत्पादन पाँच गुना था और वृद्धि की यह गति अब भी 
जारी है जिससे देश में सेवाओं और वस्तुओ्रों की उपलब्धि और उनको 
खरीदने की शक्ति दोनों में निरस्तर वृद्धि हो रही है। पिछले अस्ती 
वर्षों से उत्पादन प्रति श्रम इकाई पर दो प्रतिशत वापिक की दर से 
बढ़ रहा है । 

सन्‌ १८२० और १६३० के बीच देश में दक्ति (विजली) की 
प्रति व्यक्ति उपलब्धि चालीस गुती बढ़ गई। सन्‌ १६१० में देश की 
कुल श्रम-शक्ति में मजदूरों की संख्या २१ प्रत्तिशत थी, किन्तु १६४० 
में उनकी संख्या ११ प्रतिशत हो*रह गई । इसका अर्थ यह है कि आने 


प्राचुयंमय जोवन १०१ 


वाम-से-कम मानवीय श्रम को खर्च करके अ्धिक-से-अधिक वस्तुम्नों और 
सबराग्म का उत्पादन किया जा रहा है । 

युद्ध के बाद भी देश के निर्माण उद्योगों को क्षमता दुगुनी हो गई 
है । इन उद्योगों में २३३ भ्ररव डालर की पू जी लगी हुई है। इस्पात 
प्रौर बिजली के उत्पादक जनता की निरन्तर बढ़ रहा आवश्यकताए 
पूरी करने के लिए अपना उत्पादन बराबर बढ़ा रहे हैं । कृषि में भी 
उत्पादवाता में ग्राश्वयंजनक वृद्धि हुई है। सन्‌ १८२० में देश के ७२ 
प्रतिशत लोग सेती में लगे हुए थ और तब वाही वे देश का पेट भर सकते 
थआ। बक्िन्त १६४० भें कुल ११ प्रतिशत ब्यवित ही खेती में रह गये, जा 
अपना और शेप सारे दशवासियां वा पेट बखूबी भर सकते थ । 

ठ्द्ों  (दंकनोलॉजी) में हुई क्रान्ति ने भूमि, श्रम और पूजी 
की उत्पादवाता बढ़ा कर और नसन्तति-निरोध वे सरण झोर प्रमाण- 
कारी उपाय निकाल कर मात्यस की निराशापूर्ण भविष्यवाणियों को 
गलत सिद्ध कर दिया है । इतिहास में श्राज पहला मौका है, जबकि 
भुख्मरी ओर बीगारी पर विजय पाने के उपाय मानव व पकड़ मे 
आग गये है । 

विसी भी देश का झपन-ब्यवस्पा तीन चीजो पर निर्भर है - प्राकृतिक 
साधने, प्रम झोर पू जो। शाम तोर पर यह माना जाता है कि सयुक्त 
राज्य पी समद्ि वा कारण उनके प्राशति् साधनों दी प्रचरता है । 


“८5 ०३४० ्तापजता कप > स््च्क: >> 0 आई >> त्र्ल्चकजचक 27 
'पर्तु दारत दिकता यह है कि दादादा। की दप्टि से यदि लगना की जाए 


नहीं है और पश्चिमी 


ल 5 %*+५८४६ ल्‍ोए'दर हानि डक #ी धाज: 

ने १६६० मे दशवा वो झपया झऋधषिवः नहीं है, फिर भी दाज हम 

कक कक त++ जज जाई, ड् दा ऋरतचज+ जूफ१ ७४+ यो कल थ्ड हे 

9: हैं नम «» 4 ७, ५ पे + छह घ7्०्प द्प्य 7 ह्म दा पत्पादतन सार नयथवार 
ले -७ 2 वन श््म ही ] 

जदापए एप राय 5 वाह थे ) 


२०२ अमेरिका की संस्कृति 


इसलिए आज हमारा जो ऊँचा स्तर है उसका कारण सिर्फ हमारे 
पास प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता ही नहीं है। चयू इंग्लैंड आक्ृतिक 
साथनों की दृष्टि से हमारे देश का सबसे दरिद्र प्रदेश था, फिर भी 
उन्‍नीसवीं शताब्दी में उद्योगों का विकास करके वह राष्ट्र का सबसे समृद्ध 
भाग हो गया, जबकि प्राकृतिक साधनों से भरपूर होने पर भी दक्षिणी 
प्रदेश सिर्फ गुलाम मजदूरों से कच्चे माल का उत्पादन कराता रहा 
और गरीब वना रहा । स्पेनिश लोगों का एक तरह से सारे पश्चिमी 
गोलाड़ें में बोलबाला था फिर भी वे एक जीवन्त और उत्पादक अ्थे- 
व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सके । संयुक्त राज्य को गति शौर शक्ति 
श्रदात करने में प्राकृतिक साधनों के समान ही उसके मानवीय उद्यम 
और साहसी वृत्ति ने भी योग दिया। अमेरिकन लोगों ने टैकोनाइट 
जैसे घटिया किस्म के खनिज के उपयोग से भी धातु का सफलतापूर्वक 
उत्पादन किया, जो यह सिद्ध करता है कि मानवीय बुद्धि भौर उद्यम से 
सभी कुछ किया जा सकता है । 

यद्यपि अन्य देशों से आप्रवासियों के आगमन से अ्रमेरिका को जन- 
शबित उपलब्ध होती रही, किन्तु तो भी यहाँ अपेक्षाकृत उसकी कमी 
ही रही | यही बात पूजी के बारे में थी। पूंजी भी बाहर से आयात 
करनी पड़ती थी । मज़दूरों की उपलब्धि कम और मजदूरी की दर 
ऊची होने के कारण उद्योगों में श्रधिक पूजी लगा कर यान्त्रिकीकरण 
की प्रवृत्ति बढ़ी । उद्योगों में जो मुनाफा होता, उसे यान्त्रिकीकरण को 
बढ़ाने के लिए फिर वापस उद्योगों में ही लगा दिया जाता और अधिका- 
धिक कार्यक्षम और कम श्रम से अधिक उत्पादन करते वाली मशीनरी 
की झाविष्कार किया जाने लगा | अब हम अपनी पूजी में जितनी वृद्धि 
करते हैं, उतनी ही हमारी मानव श्रम की बचत हो जाती है। 

हमारी श्र्थ-व्यवस्था को विशिष्टता है वृद्धि--कुल उत्पादन में वृद्धि 
उत्पादित बस्तुप्रों को संख्या और विविधता में वृद्धि, उत्पादन की 


प्राचुपंभय जोवन र०्दे 


प्‌ 


विधियों और 
दालों की ऋय दद्धित में भी वृद्धि । 


/ौ हे 
ग्रे 
59 
४ 
-44 
ट। 
ट्र 
जप 
-। 
#। 
54 
9७९ ॥ 64 
न | 
दी 
ञ्य 
का । 
/ 
£2| 
तन 
22 
6 
१844 
न 
ब्म्न्न्पी 
है $| 
हि ॥ 
दी 
डॉ 
कि 4 24 


ते 


६.2४ श 
प्राचयपूरा अ्रथ-व्यवस्था 
हि <- नी>_बा+ः 
संगयवत राज्य ने भी यूरोप की भांति उन्नति को दिशा में धीरे-धीर 
दादम बदाए, विन्तु वह शेष संसार से वहुत जल्दी ब्ागे बढ़ गया | इस 


दंग एक कारण यह था कि उसकी राजनीति ही प्रभाव आर बल्पता 
को बनाये रखने के बजाय प्रचुर उत्पादन की श्लोर अभिमुर्ख थी । उसके 
नागरिकों ने परिश्रम से, बल्कि कभी-कभी बहुत ऋरता से देश के 
प्राहतिक साधन-सम्पदा का दोहन किया । यह दोहन उन्होंने किस्ली एक 
विधभिष्ट वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सारी जनता के उपयोग के लिए 
ढिया (हार्लाकि उस समय उद्योगपतियों का वर्ग अन्य लोगों से श्धिक 
प्रन्‍्दी स्थिति में था और देश में श्समानता भी वाफी दिद्यमान थो)। 
सयुवत राज्य की उत्पादन वृद्धि श्रोर भी अनेक महत्त्वपूर्ण बातों पर 
घाप्रित घी। यद्यपि उत्पादन वा बागम हजारों पृथक झोद्योगिक संस्थानों 
के हापों में छोड़ दिया गया था, और वे दाजार में माँग की स्थिति 
यो देखवार उत्पादन बारते थे, तो नी सरदगर की यह जिम्मेदारी थी 
दिः यह एन उद्योगों पर नजर रखे झोर जद जेसी आावश्यवःता हो. उन 


पर लगाम बने या दोली छोटे । यद्यपि सरदार को टेदस लगाने का 


छूतधिदा जन जी जआशो दांत अआज्ातओी ईि>-े+ >>अन्‍नप-- >«- ->>£...... 
छछाजवार था, ता ना उस दादा वात उनदाीं दा सम्पात्त से वंचित 
बल टी एके व्टक्दियों चौर क्यों को वम्तगों उपर 
कूरय बा ह'ः नहा था। व्यादतया जार व ब्यादया दा हन्दशाऊकऋर 
प्दायों था लिए सके घौर दरार करे तीर सनकी न पद ननस्र 
सदाया व छए >क शोर दरार कारण बन पूना टृट ८छा। यह ना माना 
जज १5 (६ झा जा नकक्‍्तआनत अज्यालः, १ ह्प्दा झ्ल्प 2० व्यू, है 
उछाता छा वकघझपन-प्यदरपा दा रुण्प दत्तदा (शामदा, छपक झार दम्परिया) 
50 का 2 मा दा >> जम 2 2 5 2203 8. 
में सपा झून रणा जाना चाहिए तादईः शअप्प-च्यवस्था स्वस्थ दनी रहे । 
ञ्> टः रन 
जि ड 
2 दे कक जा ०० न्य नि निकप07 : के >ननर कफ जद लत बीए वी पर 770 
पद से धाधवा भततत्तर॒त हाद नन्भदत: यह पा (६ झमेनिदिन रू गा 
प्गेता नी आजम दो एव कप रपििशा किया स्‍थक्‍नओ अकजजण>- >>» >> दे| न जम 5६ 
१5६ ५ ४६७ १६ "तू ०७०८० ४; फभाच चा.5 पल हे < 5७ «४4, 
5 हु 
शहद राई है दि दौलत वो उत्पादन में लगा धार कर रारि-रझा “२-०८ 
रान्यय रा ६ दलत वा उत्पादन ने ऊया बार छझार दादा दो दा 
रे काका पाए्ाएद पृदार रक>त ५३ दिएा नजात्लच स्च्कजि्त्ति न आर यूथ ७ अत की ओ,... कलर थम जि 
$ ७३ ६ ५१4 3 5 हा (में 54 ०४,१०६, 4३३९५ की, दिए श्र हार जा इडइाड 
है हज 


२०४ प्रमेरिका- को संस्कृति 


नहीं रखना चाहिए । अनुभव ने उन्हें सिखा दिया है कि पूृजीपति और 
श्रमिक आपस में लड़ने के बजाय यदि मिलकर सहयोग से काम करें तो 
अपनी परिस्थितियों से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। हमने जब जैसी 
आवश्यकता हुई अर्थ-व्यवस्था को ठीक रखने के लिए कानून बताये। 
शकाधिका< को निरुत्साहित करने के लिए शरमन कानून पास किया, 
मूल्यों में भयंकर गिरावट को रोकने के लिए कमाडिटी क्रेडिट कार्पोरेशन 
कानून बनाया, श्रमिकों को संगठित होने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य 
से वैगनर कानून बनाया और श्रमिकों की ताकत पर अंकुश लगाने: 
के लिए टैफ्ट-हार्टले कानून भी पास किया । हमने ठेनेसी घाटी परि- 
योजना का सरकारी प्रशासन के अन्तर्गत निर्माण किया और डाकखानों 
के संचालन का काम भी सरकार को ही सौंपा, किन्तु दूसरी ओर लाखों 
एकड़ जमीन प्राइवेट उद्योगों को रेलों का जाल विछाने के लिए दे डाली । 
एकाधिकार के विरोधी होने के कारण हमने टेलीफोन और टेलीग्राफ 
सेवाओं का विकास प्राइवेट कम्पनियों के हाथों में सौंप दिया, किन्‍्तु' 
साथ ही सावंजनिक हित को दृष्टि में रखकर उनके नियमन का उत्तर- 
दायित्व सरकार को दे दिया । इसी तरह रेल कम्पनियों और हवाई 
यातायात कम्पनियों का सियमन भी सरकार के हाथों में दे दिया 
गया । 

आज अमेरिकन श्रथ॑-व्यवस्था को ऐडम स्मिथ और रिकार्डों के 
जमाने की पुराने ढरें की ग्र्थ-व्यवस्था बताना एक फैशन हो गया है । 
परन्तु फ्रेडरिक लुई ऐलन का कहना है कि हमारी अर्थे-व्यवस्था श्र 
समाजवाद से भी बढ़कर एक ऐसी प्रणाली में परिणत हो गई है जिसमें 
सरकारी नियन्त्रण और निजी व्यवित्गत उद्यम, दोनों का समच्वय है । 
यह समन्वय इन दोनों की प्रथक-पृथक्‌ लाभकारिता से कहीं ज्यादा 
लाभकारी है। हमने पूजी का सामाजिकीकरण करने के वजाय मणज-' 
दूरियां और वेतन वढ़ाकर और ऊँची आमदनियों पर भारी टेंक्स लगा 
कर वितरण का सामाजिकीकरण किया है। हमारा समाजवाद यह 


प्राचुयंभय जीवन २०४५ 


देने वालो मर्गी को मारकर खा जाओ, 
भी अधिक अंडे देने के लिए पुष्ट और 


झमेरिका वी व्यापार-व्यवसाय की प्रणाली ने व्यापार का एक नया 
सिद्धान्त निकाला है और वह है प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग का | एक ही 
छेत्र दे; उत्पादक और निर्माता परस्पर मिलत्रर मूल्यवान विचारों 
व्यापारिक रहस्यों और झ्ाविष्कारों का आादान-प्रदान करते हैं। इसके 
बाद वे ग्राहकों कोखींचने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। किन्तु इस 
प्रणाली ने अनेक छोटे और स्वतन्त्र उत्पादकों को उत्पादन-क्षेत्र से बाहर 
निकाल दिया 

हम यह मानकर चलते हैं कि अर्थ॑-व्यवस्था को अच्छी तरह सफलता 
से चलाने के लिए कुछ चीजे झनिवायं हैं । उदाहरण के लिए नागरिकों 
का कानून-पालक होना और सरकार का कानूनों का परिपालन करना 
अत्यावध्यक है, वर्योंकि इनके विना यह झाशंका रहती है कि कहीं लोग 
व्यापार-व्यवस्ताय में किये गये करारों से मुकर न जाएँ; मुद्रा और 
दंकिंग की सुदृड प्रणाली भी आवश्यक है ताकि धन को हस्तान्तरित 
करने या उधार ग्ादि लेने में कठिनाई न हो; श्रमिकों में श्रनुशासन 
धोौर नियम-्पालन दो प्रवृत्ति का होना भी अत्यावश्यक है। ये सब 
वन्तुएं हमे उपलब्ध हैं, किन्तु संसार के अन्य भागों में भी इनकी 
उपलब्धि हो ही, यह आवशध्यक नहा है । 

एली ब्हिटने ने जिस समय ऐसी मणीन का पहले पहल आविष्कार 


दिया था, जिसके पूर्जे ओर हिस्से ददले जा सकते थे, उसी समय से 





थे हूं। उसने इस प्रणाली को एक पूर्ण 
रि न. वाया पी हा जो पर ही 
/सित किय डे पमान पर वस्तग्नों का 
अन्‍ण७-०> कनक-क 728 पलक धकर: पक, सार पड्ती ञ्नं नल न्वाः हा 2 
उत्पादन दःरन नस ॥ छागत कम पडत हू कार लागत कम हान 


| 


२०६ अमेरिका को संस्कृति 


उनकी बिक्री खूब होती है; विक्नी श्रधिक होने से मुनाफा बढ़ता और 
मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि होती है और इस वृद्धि से उनकी क्रय- 
शवित बढ़ने पर उनकी किक्की में फिर वृद्धि होती है---इस प्रकार 
श्राथिक प्राचुर्य का चक्र चलता जाता है । 

लेकिन इस प्रणाली का एक अनिवार्य परिणाम था विशाल कम्प- 
नियों का निर्माण । इससे मूल्यों की प्रतिस्पर्धा के बजाय वस्तु की किस्म 
को अतिस्पर्धा होती। फोडे, शैवरोलेट ओर प्लाइमाउथ मोटरों की 
कीमतों में बहुत मामूली अन्तर है । ग्राहक इनमें से किसी एक का चुनाव 
करते हुए सिर्फ उनकी याम्त्रिक विशेषताओं को मा अपनी पत्नी को 
रंग और ऊपरी सजावट की पसन्द को ध्यान में रखता है| विश्ञात 
उद्योगों में आपस में खूब प्रतिदृन्द्तिता चलती है । ऐल्युमीनियम उद्योग 
स्टेनलेस स्टील के उद्योग से प्रतिस्पर्धा करता है; जनरल मोटर्स कम्पनी 
धमकी देती है कि यदि स्टेनलेस स्टील की कीमतों को बढ़ने से रोका 

हीं गया तो वह स्वर स्टील का उत्पादन प्रारम्भ कर देगी; और 

बड़े शव खला भंडार यह घमकी देते है कि यदि डिब्बाबन्द खाद्य-पदार्थो 
का मूल्य स्थिर नहीं रखा गया तो वे स्वमं उनका उत्पादन ' 
करने लगेंगे । द ह 

प्रश्न यह है कि क्या इस प्रतिस्पर्धा का शअ्रन्त एकाधिकार के रूप 
में होगा ? 

इतिहास इसका उत्तर देता है--नहीं । एकाधिकार की कल्पना 
ओर विचार ही संयुक्त राज्य के लोगों को नैतिक दृष्टि से अ्रश्रिय लगता 
है । यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कार्पोरेशन और स्टैंड आ्लॉयल कम्पनी को 
ओर से एकाधिकार का जो खतरा किसी समय पैदा हुआ था, वह बहुत 
पहले ही खत्म हो चुका है। यही नहीं, ग्राज बड़ी कम्पनियाँ खुद ही 
एकाधिकार को पसन्द नहीं करेंगी, चाहे उन्हें हम स्वयं इसका भ्रवसर 
दान करें। कारण, प्रतिस्पर्धा हो उनका सबसे प्रेरक प्रलोभन और 
श्रोत्साहन है। वही उन्हें आगे बढ़ाती रहती हैं। यदि एकाधिकार 


भ्राचयंमय जीवन २०७ 


स्थापित हो जाए तो स्वभावतः उस पर सरकार का नियन्त्रण हो जायेगा 
और अमेरिकन लोग जानते हैं कि अर्थ-व्यवस्था पर सरकार के कठोर 
नियन्त्रण और निर्देशन से यह कहीं श्रच्छा है कि अर्थ-व्यवस्था में ६८ 
हजार ऐसे केन्द्र हों, जो अपने उद्यम, साहस और स्वतन्त्र सूकन्बूक 
से आ्रापसी प्रतिस्पर्धा के द्वारा उसे सप्राण बनाएँ। 

यद्यपि मुख्य उद्योगों--मोटर, तेल और इस्पात--पर चार से आठ 
तक बड़ी कम्पनियों का प्रभुत्व है, तथापि इन उद्योगों में छोटी फर्मो के 
भी पनपने की काफी गुजायश है। इस्पात उद्योग में, उदाहरण के लिए 
चार वड़ी कम्पनियाँ हैं, क्रिन्तु उनके हाथ में दो-तिहाई व्यापार है, शेप 

एक-तिहाई व्यापार के लिए ८० छोटी फर्मो में प्रतिस्पर्धा चलती 

इसी तरह तेल उद्योग में पाँच बड़ी फर्म हैं जिनके हाथ में इस उद्योग 
का ६० प्रतिशत व्यापार है । शेप ४० प्रतिशत व्यापार अन्य ५०० छोटी 
कम्पनियों के हाथ में है । 

इस तरह जैसा कि जॉन कंनेथ गालब्रेथ वे कहा है, बड़ी दैत्याकार 
वाम्पनियों को बाजार को हड़पने से रोकने के लिए हर व्यवसाय में 
बुछ न कुछ प्रतिसन्तुलब॒कारी ताकतें भी मौजूद हैं । उत्पादकों के मूल्यों 
को बढ़ने से रोकने के लिए प्रतिसन्तुलनकारी शक्षित के रूप में बड़े 
आखला भंडार हैं । इसी प्रकार बड़ी कम्पनियों की शक्ति को प्रति- 
सन्तुलित करने के लिए वड़ी श्रमिक यूनियनें भी मौजूद हैं जो भ्रपनी 
धावित देः बल पर उनसे टवकर लेकर सौदेवाजी कर सकती हैं । 
यूनियनें न होतीं तो इन कम्पनियों की शवित के कारण श्रमिकों को 
मालिकों की दया पर निर्भर रहना पड़ता । 

यद्यपि बहुत से ग्रालोचक बड़ी कम्पनियों की परवाह नहीं करते, 
तो भी इसमें सन्देह नहीं कि ये दाम्पनियाँ अमेरिकन जीवन में महत्त्व- 
पूर्ण चुनियादी सस्थाएँ हूँ । इन कम्पनियों ने अच्छी किस्म की वस्तुएँ 
काम मूल्य पर और विद्याल मात्रा में जनता को मैया करने में अपनी 
भष्यता पघ्सन्दिग्ध रुप से सावित कर दी है । उनके पास वस्तओशों की 


'रण्ष भ्रमेरिका को संस्कृति 


किस्म सुधारने और उत्पादकता में वृद्धि करते के लिए अनुसन्धान के 
सर्वोत्तम साधन हैं। कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने और उनके साथ 
सम्बन्धों को सुधारने की दिल्ला में भी छोटी कम्पनियों की अपेक्षा बड़ी 
, कम्पनियाँ ही अ्रग्मणी रहती हैं। 

हमारी समाज-व्यवस्था की भाँति हमारी अर्थ-व्यवस्था की भी कोई 
सीधी-सादी व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें. बहुत विविधता 
है, तरह-तरह के परीक्षण किये जाते हैं और व्यावह्रिकता और उप- 
योगिता को दृष्टि में रखा जाता है। यद्यपि हम सभी उच्च स्वर से 
निजी व्यापार-वध्यवसाय का समर्थन करते हैं, किन्तु हम में से हर कोई 
किसी-म-किसी तरह का नियन्त्रण चाहता है। कोई उधार और ऋण 
की व्यवस्था पर, कोई एकाधिकार पर, कोई उद्योगव्यापी यूनियनों 
पर और कोई क्पि-जिन्सों के मूल्यों पर नियन्त्रण की माँग करता है। 
परस्पर-विरोध और संघर्ष की इन सब स्थितियों में सरकार को 
मध्यस्थता करनी पड़ती है और कभी किसी बात के पक्ष में और कभी 
विपक्ष में रुख अपनाना पड़ता है| उद्देश्य यह रहता है कि देश की 
अथ-व्यवस्था किसी-न-किसी रूप में सबके अनुकूल रहे, एक शवित दूसरी 
को प्रतिसन्तुलित करती रहे और सभी अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को 
पाने के लिए प्रयत्न करें ताकि उपभोग के लिए ज्यादा से ज्यादा सेवाएँ 
और वस्तुएँ उपलब्ध हो सके । 
उत्पादकता 

संयुत्रत राज्य को एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि उसका शआ्रग्तरिक 
वाजार बहुत बड़ा और उन्मुक्त है। विदेशी श्रायात परःतटकर लगाये 
जाने से उसे बाहरी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्राप्त है और साथ ही अ्रन्य देशों 
से माल लाने में भाड़ा इतना लग जाता है कि विदेशी सामग्री देशी 
उत्पादन का मुकाबला आसाती से नहीं कर सकती । देश के भीतर एक 
राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाने पर कोई सीमा कर नहीं देना पड़ता 
ओर, दूसरे, सारे देश में परिवहन के मार्यो और साधनों का जाल विछा 


( 


प्राचुयंसमय जीवन | २०६ 


होने से परिवहन भी बहुत प्रासान है । इससे श्रमेरिकन निर्माता देश के 
आन्तरिक बाजार के लिए बड़ी मात्रा में सामान तैयार कर सकते हैं 
प्रौर कार्यकुशलता की दृष्टि से हर काम में विशिष्टता प्राप्त कर कीमतें 
इतने नीचे स्तर पर ला सकते हैं कि श्राम जनता बिना किसी कठिनाई 
के उपभोग्य वस्तुएं खरीद सके । 

यद्यपि अ्मेरिकनों ने हमेशा यह घोषणा की है कि वे स्वतन्त्र व्यव- 
साय के पक्षपाती हैं, किन्तु उनकी यह घोषणा तथ्य के वजाय भावना पर 
प्रधिक आ्राधारित होती है । यही कारण है कि वे व्यापार पर ऐसे 
नियन्त्रण की भी माँग करते रहे हैं जिससे कि समाज के विभिन्‍न अंगों 
की मांगों को सन्‍्तुलित किया जा सके । देश के उद्योगों को विदेशी प्रति- 
स्पर्धा से बचाने के,लिए तटकर, श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 
सामाजिक बीमा और न्यूनतम वेतन के कानून, किसानों को राहुत देने 
के लिए श्रनुपृत्तियाँ, उपभोकताश्रों की रक्षा के लिए खाद्य-पदार्थों श्रौर 
दवाओं में मिलावट को रोकने के कानून, मंहगाई श्रौर मुद्रास्फीति को 
रोकने के लिए ऋण-नियन्च्रण, सारे देश को संरक्षण और लाभ प्रदान 
करने वाले संपीय कार्यत्रमों के लिए धन जुटाने को क्रमक आयकर, 
श्रभिक यूनियनों के सदस्यों एवं नेताओं को संरक्षण देने के लिए सामूहिक 
सोदेवाजी, सार्वजनिक उपयोग की सेवाग्नों शऔर रेलभाड़ों का नियमन, 
हवाई लहरों और हवाई कम्पनियों पर नियन्त्रण, निवेशकों को संरक्षण 
देने के लिए शेयर-वाजार का नियमन--ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें जन- 
मत ने या तो स्वयं माँगा है या जिन पर अनुमति दी है, ताकि सरकार 
उद्योगों श्रौर दाजार का नियमन कर सवेग | इन नियन्त्रणों और प्रति- 
बन्पों ने प्रभेक तरह से देश की श्रथं-व्यवस्था को मजबूत किया है | तब 
भी यह प्रश्न धनी तक बना हुमा है कि अ्रमेरिदन प्रणाली में उत्पादकता 


२१० ' प्रसेरिका की संस्कृति 


यह उपदेश दिया कि उत्पादकता बढ़ाना एक ईइवरीय वरदान है। डि 
टोकविल का कहना है कि अमेरिका में सबके लिए परिस्थितियों की 
समानता और वर्गभेद के अभाव का यंह परिणाम था कि लोग खूब 
उत्साह से व्यापार और उद्योग में जुट गये । ग्रेटब्रिठेन से स्वतन्त्र होने 
पर भ्रमेरिका के निर्माताओं और उत्पादकों को और भी अधिक प्रोत्सा- 
हन मिला । पद्चिम की ओर नये-नये क्षेत्रों में प्रवेश के लिए विशाल 
पैमाने पर प्रसार और आवादी में भारी वृद्धि ने वस्तुओं की मांग को 
खूब बढ़ाया और उसने उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। 

कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि का आन्दोलन एक लहर 
की तरह देश भर में फैला गया । विज्ञेपज्ञ लोग भुण्ड के भुण्ड कारखानों 
में घूम कर काम देखते, घड़ियाँ हाथ में लेकर श्रमिकों और मशीनों का 
समय नापते, श्रमिकों की जगहें तब्दील करते, एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर सामान पहुंचाने के लिए कन्वेयर बैल्टें लगवाते भौर हर श्रमिक के 
काम को कम कराते। ये विशेषज्ञ उत्पादकता और कार्यकुशलता बढ़ाने 
और मानवीय श्रम को कम करने की कलोंक में इतना आगे बढ़ गये कि 
प्रव वहाँ से उल्टी दिशा की भ्रोर गति प्रारम्भ हो गई है। अब श्रमिक 
को उत्पादन में अधिक-से-अधिक हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहां 
है, ताकि वह यह अनुभव कर सके कि उसने भी कुछ किया है । किन्तु 
इन विशेषज्ञों ने यह अ्रवश्य सिद्ध कर दिया कि काम के समय, काम के 
प्रवाह और काम के तरीके की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण बहुत 
सा प्रयत्त और उद्योग व्यर्थ नष्ट हो रहा था। 

उत्पादनों के आकार और शक्ल के निरिचत प्रतिमान निर्धारित कर 
दिये गये, जिससे अरवों डालर की बचत हो गई । पहले जहाँ श्रस्पतालों के 
लिए चालीस से अधिक तरह के पलंग बनते थे, वहाँ अ्रव प्रतिमान 
निर्धारित कर दिये जाने से सिर्फ एक या दो ही तरह के बनने लगे। 
मोटर-निर्माताओ्रों ने भी कुछ निश्चित बुनियादी टाइपों, फ्रेमों और 
इंजनों का निर्माण करना सीख लिया ताकि सब कारखानों में मामूली- 


प्राचुर्यंभय जीवन २११ 


से ऊपरी परिवत्तंनों से ही मोटरों के निर्माण में इनका उपयोग किया 
जा सके । 

लागत का हिसाब लगाना, सांख्यिकी अनुसन्धान, विभिन्‍न कामों 
का विश्लेषण, वैज्ञानिक गवेषणा, व्यापारिक भविष्यवाणी, कारखानों में 
श्रयुक्त वस्तुयों का नियन्त्रण, गोदामों की उचित व्यवस्था, और उत्पादनों 
का द्रत परिवहन--इन सब कामों के लिए विशेषज्ञ रखे जाने लगे और 
उनसे उत्पादन में कौशल लाने में बहुत मदद मिली | 

अमेरिकन निर्माताओं ने यह भी सीखा कि मजदूरी में वृद्धि करके 
भी कैसे उत्पादन की लागत घटाई जा सकती है । यह निश्चित रूप से 
उनकी कार्यकुशलता का एक चिह्न था। कार्यकुशलता की एक पहचान 
और भी है और वह यह कि सोवियत रूस में जहाँ चार कारखाना मज- 
दूरों पर एक दफ्तरी क्‍लक॑ की श्रावश्यकता पड़ती है वहाँ अमेरिका में 
सात मजदूरों पर एक दफ्तरी बाबू होता है। 

पुरानी प्रणाली में श्रमिक को श्रपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 
अधिक तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया जाता था, किन्तु नई 
भ्रणाली में उसे भ्रपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अ्रधिक सुखी भ्ौर सन्तुष्ट 
अनुभव कराया जाता है । मजदूरों के मनोरंजन के लिए कारखानों में 
संगीत का प्रवन्ध किया गया है। इसके लिए एक विशिष्ट सेवा प्रारम्भ 
की गई जो काम के समय, स्थान और श्रमिकों के मानसिक रुझान के 
अनुसार उचित संगीत का चुनाव करती थी । परिणाम यह हुझा कि 
श्रमिकों के मन पर तनाव कम हो गया ओर उन्हें अपना काम पहले 
को भांति नीरस नहीं लगता था । इससे सामान झौर मशीनों में टूट-फूट 
और दुषघंटनाञों में कमी हो गई। मालिकों को भी अपने झ्ाय-व्यय भर 
सम्पत्ति के लेखे में यह फर्क स्पष्ट नजर झाने लगा । अ्रकेला एक संगीत 
कार्यक्रम ही इतने विशाल पैमाने पर श्रायोजित किया गया कि उसके 
श्रोत्ताप्नों की संस्या पाँच करोड़ थी । 


२१२ पमेरिका की संस्कृति 


इस बीच ओ्रौद्योगिक अ्रनुसन्धान, जिस पर प्रतिवर्ष २"६ प्ररव 
डालर खचे होते हैं, उत्पादन के नये-तये आश्चर्यजनक तरीकों को जन्म 
दे रहा है। जनरल मोटसे के कारखाने में स्वचालित यन्त्रों से उत्पादन 
की एक लम्बी श्खला है जो हर घंटे में मोटरों के दो हजार पिस्टन 
तैयार करती है । काँच का सामान बनाने वाली एक कम्पनी के काँच को 
फुलाने वाले चौदह यन्त्र इतने विशाल और दैत्याकार हैं कि उनसे 
विजली के बल्बों और रेडियों बल्वों की देश को कुल आवश्यकता का 
&० प्रतिशत भाग पूरा हो जाता है। हार्लांकि इनमें से हरेक मशीन के 
लिए केवल एक आापरेटर की आवश्यकता होती है, फिर भी इस कम्पनी ने 
चालीस वे पूर्व की अपेक्षा आज डेढ़ गुने कर्मचारी काम पर रखे हुए हैं। 
वेज्ञानिक गवेषणा के फलस्वरूप आज सेकड़ों तरह के ऐसे कृत्रिम 
कपड़ों, घुलाई के मसालों ओर मशीनों का निर्माण होने लगा है, जो 
सेतों और जंगलों में पैदा होने वाली प्राकृतिक वस्तुओं की जगह काम 
में लाये जा सकते हैं | इससे प्राकृतिक साधनों पर मानव की निर्भरता 
में एक बड़ी क्रान्ति आ गई है। भ्राज रासायनिक पदार्थ तैयार करने 
वाले ऐसे विज्ञाल संयन्त्र वन गये हैं कि उनसे रासायनिक उर्वरक, 
, नेकली रबड़, छापाखाने की स्थाही और प्लास्टिक उद्योग के लिए कच्चे 
माल की एक लम्बी धारा निरन्तर ऐसे बहती हुई गिरती है, मानो पुराने 
जमाने के किसी काल्पनिक वैज्ञानिक उपन्यास का स्वप्त साकार हो 
रहा हो । प्लास्टिक ने तो न जाने कितनी किस्म के सये उद्योग खड़े कर 
दिये हैं । हि 
यचपि रसायनशास्त्रियों और भोतिक विज्ञानवेत्ताओं ने पहले ही 
वहुत-से आश्चरयों की सृष्टि कर दी है, तो भी ऐसा लगता है कि 
रसायनशास्त्री और भौतिक-विज्ञानवेत्ता जीवविज्ञान-वेत्ताओं के साथ मिल 
कर शायद और भी नई-तई किस्मों की वस्तुओं और उद्योगों को जन्म 
दे सकेंगे जिससे प्रकाश, वायु ओर जल से कृत्रिम रूप से उसी तरह के 


प्राचुपंमप जीवम २१३ 


खाद्य -पदार्थ भी कारखानों में बनने लगेंगे, जैसे स्वयं प्रकृति इन तत्त्वों 
से बनाती है । 

नये-नये झ्राविष्कारों से दफ्तरों के कामों में भी क्रान्ति हो रही है । 
एक सावंजनिक सेवा कम्पनी मे, जो २० लाख ग्राहकों की सेवा करती 
है, अपने यहाँ इलेक्ट्रानिक गणना यन्त्र लगा रखे हैं। इन यन्‍्त्रों से 
२७० व्यक्ति दो दिन में उतना काम कर लेते हैं, जितना पहले ५०० 
क्लर्क एक सप्ताह में करते थे । एक मशीन ऐसी भी है जिसमें पंच किये 
हुए कार्ड डालने से उन पर अंकित प्रायः हर प्रकार के प्रश्नों और 
शिकायतों के उत्तर मिल जाते हैं । 

कारखानों में श्राज जो मशीनें इस्तेमाल की जाती है, वे कच्चे माल 
को स्वयं श्रन्दर ले जाती हैं, तयार माल जब पेचीदा यन्‍्त्रों से निकल 
कर बाहर श्राता है तो उसकी गलतियों पर नजर रखती हैं, कोई गलती 
हो तो उस्ते सुधार देती हैं, खुद रुक जातो हैं और चल पड़ती हैं, तैयार 
माल की जाँच करती हैं, खराब माल को अलग कर देती हैं, उत्पादित 
वस्तुप्रों की गिनती कर देती हैं श्रौर उनके इलेक्ट्रानिक “मस्तिष्क” में 
जो बातें भरी जाती हैं, उन्हें अंकित कर याद रखती हैं । 

स्वचालित यन्त्रों के उपयोग से उत्पादन की विधियों ने अनेक 
उ्योगों में श्रामुलचूल परिवत्तंन कर दिया है, फिर भी स्वचालित यन्त्रों 
के उपयोग वा युग अभी प्रारम्भ ही हुआ है। इन स्वचल अन्चों के 
प्रयोग के कारण बिजली की लागत झाज भी उतनी ही है, जितनी कि 
१६३६ में थो, हालांकि वँसे सव मिलकर जीवन-व्यय €३ प्रतिशत बढ़ 
गया है । 

कुठ लोग स्वचालित यन्यों के इस झ्राविष्कार को खतरनाक समझते 
हैं वो कि इससे डिक्टेट भर टाइप करने वाली मशीनें स्टेनोग्राफरों 
को, हित्ताव-किताव की मशोनें गणकों श्लौर वही-खाता रखने वालों को 
झौर कांच को फुलाने शौर लोहे को घालमारियां बनाने वाली मश्नीनें 
यह काम करने वाले कारीयरों को बेकार कर रही है । दूसरी ओर ऐसे 


२१४ प्रमेरिका' की संस्कृति 


लोग भी है जो इंजीनीयरों और टैकनीशियनों की माँग कर रहे हैं 
ताकि वे ऐसी मशीनों का श्राविष्कार कर सकें जो कमर-तोड़ मेहनत- 
मजदूरी का और तरह-तरह की बीमारियां पैदा करने वाले धन्धों का | 
श्रन्‍्त कर सकें, मजदूरों के काम के घंटे घटा सकें और उन्हें अधिक 
श्रवकाश देकर उनके सॉँस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठा सके | 
कम्पनियां 

इस जीवन्त श्रर्थ-व्यवस्था का उत्त रदायी केन्द्र कम्पनी है । कम्पनी 
(कार्पोरेशन) शब्द श्राज भी लोगों को, यहाँ तक कि अमेरिकनों को भी 
एक श्रशुभ का द्योतक लगता है, क्योंकि इससे हमें उन दिलों की याद॑ 
श्रा जाती है जब अनियन्त्रित और लोभी कम्पनियाँ एकाधिकार स्था- 
पित कर श्रथ-व्यवस्था को श्रपनी मुट्ठी में कर लेती थीं, विशाल सम्पत्ति 
बटोर कर लोगों को गरीब बना देती थीं, वित्तीय मामलों में धोखाधड़ी 
के सौदे करती थीं और राजनीतिक भ्रष्टाचार को भ्रश्नय देती थीं । 

पर भ्राज जमाना कितना बदल गया है ! आज कम्पनियाँ अपनी 
प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कितनी व्यग्न भ्रौर बेचैन रहती हैं, जनसम्पर्क 
श्रधिकारी नियुक्त कर जनता के सामने अपना श्रच्छा चित्र उपस्थित 
करती हैं, जो लोग उसके कारखाने देखना चाहते हैं उनका स्वागत 
करती हैं, शेयर होल्डर या स्कूलों के बच्चे, सबके प्रइनों का भद्गता भोर 
सोजन्य से उत्तर देती हैं शौर श्रपने श्रादमियों को नागरिक गतिविधियों 
में उपयोगी ढंग से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहन देती हैं । 

अ्रधिकतर कर्म-नियोजक, जिनमें कम्पनियाँ भी शामिल हैं, अभी 
तक श्रपेक्षाकृत छोटे हैं। कुल कर्म-नियोजकों में से ६० प्रतिशत ऐसे हैँ 
जिनके यहाँ ३१ से कम कमंचारी काम करते हैं। किन्तु सर्वोच्च 
वर्ग के पाँच प्रतिशत कर्म-नियोजक ऐसे हैं जो देश के कुल कर्मचारियों 
में से ७० प्रतिशत को काम पर लगाए हुए हैं। इस समय २० लाख 
व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में या साझेदारी में व्यापार-व्यवसाय में लगे हुए 
हैं किन्तु कम्पनियों की संख्या केवल पाँच लाख के लगभग है । लेकिन 


प्राचुयंभय जीदन २१५ 


इन कम्पनियों में से दो सौ के लगभग ऐसी हैं जिनके हाथ में करीब 
प्राधा व्यवसाय है । ऐसा प्रतीत होता है कि ये कम्पनियाँ एक-दूसरी 
के साथ विलय करके या डायरेक्टरों और शेयरों का गठजोड़ करके 
प्रधिकाधिक विराट श्राकर धारण करती जा रही हैं । 

ये संगठन स्कूल श्रौर चर्च की भांति सामाजिक संगठन हैं । स्कूलों 
श्रौर गिरजाघरों की भाँति लोगों के रहन-सहन शौर रवेये पर इनका 
भी गहरा भ्रसर पड़ता है। वास्तव में स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है 
और गिरजाधरों में जो उपदेश दिये जाते हैं उन्हें भी ये संस्थाएँ बहुत 
कुछ प्रभावित करती हैं क्योंकि व्यापार-जगत्‌ का, खासकर बड़ी कम्प- 
नियों का, मानसिक रुझान ही सारे समाज का रुकान बना हुआ है । 

इन विशाल दैत्याकार कम्पनियों का मालिक कौन है, उन पर 
नियन्त्रण किसका है प्लौर उनसे लाभ कौन उठाता है ? 

प्रधिकतर मामलों में कम्पनियों का स्वामित्व बहुत व्यापक होता 
है । अवसर एसा होता है कि किसी कम्पनी में कर्मचारियों की जितनी 
संख्या होती है, उससे ज्यादा संख्या उसके शेयर-होल्डरों की होती है । 
ड्यूपाट कम्पनी के शेयर होल्डरों की संख्या !,६६,००० है, जबकि 
उसके कमंचारी कुल ८६,००० हैं। जनरल मोटर्स के शेयर होल्डर 
६,५६,००० झौर कर्ंचारी ५,१४,००० हैं (विदेशों में भी इसके 
८८,००० वर्मचारी हैं)। जनरल इलेविट्रक के शेयर होल्डरों की संख्या 
२,६६,००० भ्रौर कर्मचारियों की २,१०,००० है। अस्सी से नब्बे 
लाख तक भ्रमेरिकन विभिन्‍न कम्पनियों के शेयर होल्डर हैं और इनमें 
से अधिकतर धाज भी 'पूजीपति' नहीं पुराने जमाने की भाँति साधारण 
लोग ही हैं । 

इस तरह एक बड़ी कम्पनो के मालिक प्राज देश भर में फैले होते 
हूँ झ्लोर कम्पनी पर उनवा कोई प्रभावक्ारी नियन्त्रण नहीं होता । 
नियन्प्रण उच्च प्रबन्धकों घौर डायरेक्टर मंडल के हाथ में रहता है। फिर 
नी शेयर होल्डर कम्पनियों की वापिक बैठकों में योर मचा सकते हैं प्रौर 


२१६ अ्रमेरिका फो संस्कृति 


मचाते भी हैं, इसलिए कम्पनियों के उच्च श्रधिकारी शेयर होल्डर के हितों 
के प्रति सजग रहते हैं। आधिक लोकतस्त्र के निरन्तर प्रसार के इस युग 
में मंनेजर यह जानते हैं कि उन्हें समाज-व्यवस्था के प्रति भी उत्तरदायी 
रुख अपनाना पड़ेगा, अन्यथा सरकार उन पर शिकंजा कसेगी । इसलिए 
उन्हें पांच प्रकार का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पड़ता है । उन्हें 
शेयर होल्डरों को उचित डिविडेंड और मजदूरों को उचित वेतन देना 
इता हैं ताकि उन्हें उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन मिले । जनता उनसे 
यह आशा करती है कि उसे कम्त-से-कम कीमत पर बेहतर किस्म का 
सामान मिलेगा और सरकार भी उनके मुनाफों में से जनकल्याण के 
कामों के लिए उचित हिस्सा चाहती है| उनका पाँचवां उत्तरदायित्व है 
पुराती मशोनों को बदलने या कारखाने का विस्तार करने के लिए मुनाफे 
में से हिस्सा निकालना । यह पाँचवाँ हिस्सा पहले चारों दावेदारों को 
लाभ पहुंचाता है क्योंकि इससे कारखाने की उत्पादन-क्षमता बढ़ती है। 
बड़ी फर्मे अनचाहे और बिना कोई प्रयत्न किये ही आधिक संगठन 
की भाँति राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी बन गई हैं । बड़ी 
कम्पतियाँ सरकार की तरह हो अधिकाधिक सोचने और काम करने 
लगी हैं। अपने आकार-प्रकार, पेचीदगी, समन्वय की समस्याओं और 
समाज पर अपने निर्णयों के प्रभाव की दृष्टि से कम्पनियाँ एक तरह की 
छोदी सरकार बन गई हैं, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं । 
वड़ापन किसी को अच्छा लगता है और किसी को उससे भय होता 
है। डेविड लिलियन्थाल ने, जो देश के एक प्रतिष्ठित नेता थे, यह मंत 
भकट किया है कि वड़ी निजी कम्पनियों को बुरा समझना भूल है। 
उनका कहना है कि कम्पनियों का बड़ा होना अनिवार्य है, क्योंकि उससे 
उत्पादकता बढ़ती है, उपभोक्‍ता को कम मूल्य पर अच्छी और तरह- 
तरह की वस्तुएं मिलती हैं और ये दैत्याकार कम्पन्तियाँ आपसी प्रति- 
स्पर्धा और बड़ी श्रमिक यूनियनों श्र सरकार द्वारा लगाम खींची जाती 
रहने से कावू में भी रहती हैं। सी० राइट मिल्स ने इसके विपरीत यह 


ध्राचुयंमय जीवन २१७ 


आशंका प्रकट की है कि कम्पनियाँ समाज पर हावी होती जा रही हैं 
और शोपण के द्वारा नहीं, वल्कि विज्ञापन आदि के द्वारा हमारे मन पर 
अ्रभाव डाल कर और जो दुछ उनके पास है उसे खरीदने के लिए उकसा 
कर श्रपनी इच्छा को हम पर लाद रही हैं | किन्तु उन्होंने यह विचार 
व्यकतत करते हुए इस तथ्य को भुला दिया है कि कम्पनियों के इस प्रभाव 
फो निरस्त करने के लिए यूनियन, चर्च और इसी तरह के अन्य संग- 
ठनों के रूप में कुछ प्रतिसन्तुलनकारी ताकतें भी मौजूद हैं । 

निराशावादी लोग श्राज की बड़ी कम्पनियों की तुलना उनन्‍नीसवीं 
शताब्दी के श्राखिरी वर्षों की “उन कम्पनियों से तो करते नहीं, जो 
नितान्त उत्तरदायित्व-हीनता से लूटमार करती थीं, वे सिफ़ यही रट 
लगाए जाते हैं कि बड़ी कम्पनियाँ छोटी कम्पनियों और व्यवसायियों को 
खाती जा रही हैं या श्रपनी विशाल आर्थिक शवित के बल पर उन्हें 
नुक्सान पहुंचा रही हैं । 

वास्तविकता यह है कि श्राज भी लाखों छोटे व्यवसायों बे! लिए 
अमेरिकन श्रर्थ-व्यवस्था में काफी स्थान है | छोटे या मध्यम दर्जे के कस्बे 
के जीवन में श्रव भी विभिन्‍न पेशों के लोगों, दुकानदारों, सेवाएँ उपलब्ध 
यरने वाले व्यापारियों, छोटे पैमाने के कारखानेदारों आदि का बहुत बड़ा 
स्थान है । ये लोग और इनकी पत्नियां व्यापार-व्यवसाय के साथ-साथ ऐसे 
स्वेच्छिक संगठनों की प्रवृत्तियों में हिस्सा लेते रहते हैं, जो नगर के 
स्वास्थ्य श्रौर जन-कल्याण के लिए ग्रावश्यक हैं। इन छोटे नगरों में 
नेतृत्व इन छोटे व्यपारियों और व्यवसायियों के हाथ में ही रहता है, 
कारण बड्टी फर्मो की जो शाखाएँ इन नगरों में होती भी है, उनके 
मेनेजर स्थायी नहीं होते, वल्कि बदलते रहते है । यह ठीक हैं कि इन 


छोटे व्यापारियों और व्यवसायिय बड़ी फर्मा के लोगों की प्रतिष्ठा 


र उनके जीवन-यापन और उपभोग के तरीकों बा असर पड़ता 
परन्तु ये बड़ी फर्मो के ग्धिकारी नी स्थानीय समाज में अपना स्थान 


् 


२९८ श्रसेरिका की संस्कृति 


बनाने के लिए स्थानीय भद्र वर्ग पर निर्भर करते हैं। इस तरह ये दोनों 
शक्तियाँ एक-दूसरे पर प्रभाव डालती रहती हैं। 

ड्यूपींट कम्पनी के क्रॉफोर्ड ग्रीनवाल्ट का कहना है कि “कोई भी 
व्यवसाय तब तक पनप नहीं सकता, जब तक कि वह जनता के हितों को 
सभी श्रोर से पूरा न कर सके। जैसे-जैसे एक व्यवसाय बड़ा होता 
जाएगा और उसमें नीति-निर्धारण का काम अधिकाधिक लोगों को 
सौंपा जाने लगेगा वेसे-वैंसे वह व्यवसाय उस स्थान या काल के जनहित 
को श्रधिकाधिक व्यापक रूप में प्रतिबिम्बित करने लगेगा ।” 

यद्यपि ऋरॉफोर्ड ग्रीनवाल्ट की फर्म के बहुत बड़ी होने के कारण 
रासायनिक उद्योग पर हावी होने से, उसके विरुद्ध अनेक बार कम्पनी 
गुट विरोधी कानून के श्रन्तर्गत कार्रवाई की जाती रही है, तो भी 
सचाई यह है कि इस फर्म ने श्रपने प्रतिद्वन्द्रियों को व्यापार में लाने 
की बहुत कोशिश की है । यही नहीं, उसने यहाँ तक किया है कि अपने 
प्रतिदन्द्रियों को व्यापार में लाने के लिए उन्हें कारखाने खड़े कर के 
दिये श्लोर टैक्‍्नीकल सहायता भी दी। यह कदम एकाधिकार की शोर 
नहीं, बल्कि एकाधिकार से विपरीत दिश्ञा में है। 

हाल में ही बड़ी कम्पनियों में एक प्रवृत्ति और भी नजर आाई है 
और वह है नये-नये उद्योग प्रारम्भ कर विविध प्रकार की वस्तुओं या 
सेवाओं का उत्पादन करना अ्रथवा छोटी कम्पनियों को अभपने भीतर 
विलीन कर लेना ) उदाहरण के लिए जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी बिजली 
के सभी प्रकार के सामान का निर्माण तो करती ही थी, श्रव वह जेट 
इंजिन भ्रीर एयर कण्डीशनिंग (वातानुकूलन ) उपकरण भी बनाने लगी 
है ओर अणु शवित के क्षेत्र में भी प्रविष्ट हो गई है । श्राज कम्पनियाँ 
एक साथ थोड़े समय के लिए बहुत बड़ा मुनाफा कमाने के बजाय 
दीर्यकाल तक थोड़ा-थोड़ा मुनाफा कमाते रहता पसन्द करती हैं 
ताकि व्यवसाय में वे जम जाएँ और अपना सुरक्षित स्थान बना लें। 


प्राचुयंमय जीवन २१६ 


इसलिए आज वे चार प्रतिशत से भी कम मुनाफा कमाने की श्राशा 
बरती हैं । 

संघीय सरकार द्वारा मुनाफे पर भारी कर लगा दिये जाने के 
कारण प्रनेक बड़ी कम्पनियाँ यह पसन्द करती हैं कि मुनाफा दिखाकर 

सरकार को टैक्स भरने के बजाय जन-सेवा के कामों के लिए स्वैच्छिक 

संगठनों को दान दे दें | बड़े उद्योग विश्वविद्यालयों और कालेजों को भी 
उदारता से दान देने लगे हैं, क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि व्यापार 
व्यवसाय भ्रौर उद्योग क्षेत्र के नेता भविष्य में उच्च शिक्षा को इन 
संस्थाओं से ही मिलेंगे । 

बड़ी कम्पनियों के इन कार्यों के पीछे एक श्रोर स्वार्थ की भावना 
विद्यमान है, भौर दूसरी श्रोर यह चिन्ता भी निहित है कि श्राम जनता 
उनके बारे में भ्रच्छी धारणा बनाये । इसलिए जनता के मन पर वे यह 
छाप डालना चाहती हैं कि वे बड़ी सेवाभावी, परोपकारी झौर जन- 
हितकारी संस्थाएं हैं प्रौर साथ ही जनता को उसकी पश्लावश्यकता की 
वस्तुएँ मुहैया कर श्औौर मजदूरों को मजदूरी देकर राष्ट्र की समृद्धि में 
योग देती हैं । 

पुराने जमाने की श्र श्लाज की कम्पनियों में जो भारी अन्तर है 
उसकी सबसे भ्रच्छी मिसाल शायद हेनरी फोर्ड और उनका पोता हेनरी 
द्वितीय हैं । हेनरी फोर्ड प्रपने विशाल उद्योग को अपने परिवार में ही सीमित 
रखते थे। वे अपने कर्चारियों के लिए वेतन-मान निर्धारित करते ये, 
विन्तु लोगों वे बार-बार नौकरी से वर्खास्त कर उनकी तरविकर्याँ रोक 
बार या पदावनति कर उन्हें वेतन-मान की उच्चतम सीमा पर नहीं पहुँचने 
देते थे । वे हर समय झपने साथ पंगरक्षक रखते थे और अपने कर्म- 
चारियों में साजिश के बीज बोकर या उनमें पारस्परिक ईप्या-द्ेप श्रार 
प्रतिस्पर्धा पैदा कर अपने व्यवसाय की रक्षा करते थे । लेकिन हेनरी फार्ड 
ये सपने श्षमिकों के साथ जितने खराब सम्बन्ध थे, हेनरी हितीय के सम्दन्ध 
उतने ही मधुर ध्लोर शान्ति पूर्ण हैँ । उन्होंने व्यापार के साथ-साथ जन- 


२२० प्रमेरिका की संस्कृति 


सेवा का भी कार्य किया और संयुक्त राष्ट्रसंघ में अपने देश का प्रति- 
दिधित्व किया | उनके दादा फोडं प्रतिष्ठान के लिए जो धन छोड़ गये 
थे, उससे उन्होंने सामाजिक अनुसन्धान के व्यापक कार्यक्रमों को 
ओत्साहन दिया । | 

किन्तु हेनरी फोर्ड द्वितीय एक अपवाद मात्र हैं, क्योंकि उनका जन्म 
ऐड्वर्य श्रौर वेभव के बीच में हुआ था | औद्योगिक जगत्‌ के नौ हजार 
विशिष्ट व्यक्तियों और नेताग्रों के जीवन का श्रष्ययन करने से प्रतीत 
होता है कि एक नौजवान के लिए, जिसके पास अपनी योग्ता के सिवाय 
कोई पू'जी नहीं है, उच्चतम पद पर पहुँचने के अवसर अपने दादा की 
अपेक्षा कहीं अधिक हैं । और यदि वह बड़ी कम्पनी में हो तो ये अवसर 
और भी अधिक रहते हैं । पिछले पचास वर्षों में कम्पनियों के प्रवन्ध 
विभागों में श्रमिकों के लड़कों का अनुपात दुगुना हो गया है। किन्तु 
व्यापार-व्यवसाय में सफलता पाने और उच्च पद पर पहुँचने के लिए 
आज मालिक की लड़की से शादी करने की अपेक्षा भी अ्रधिक अच्छा 
ओर सुनिश्चित मार्ग कालेज की ऊँची डिग्री लेना है । 

कोई भी व्यक्ति व्यापार-व्यवसाय में क्यों और कंसे सफल होता 
है ? पहली बात यह है कि व्यापार-व्यवसाय में आ जाने पर वह यह 
अनुभव करता है कि वह भावनात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र है। माता-पिता 
पर उसकी निर्भरता समाप्त हो जाती है। वह अभ्रसफलता से डरता है 
और इसीलिए उससे बचने का प्रयत्न करता है । वह श्रपने उच्च अधि- 
कारियों की भावनाओं और इच्छाओं को ध्यान में रखता है । वह अपने 
में ही सीमित और सिमटा नहीं रहता दूसरों के साथ काम करके आनन्द 
अनुभव करता है । वह जानता है कि दूसरों को खुश रखते हुए उनसे 
काम कराने का क्‍या तरोका है। वह कम्पनी के लिए और उसके उत्पा- 
दनों और नीतियों के लिए अपनी सृजनात्मक योग्यता का योगदान करता 
है । वह वुद्धिजीवी की अपेक्षा प्रतिभाशाली अधिक है । 

माक्स ने पू'जीवाद के बारे में जितनी भी अशुभ भविष्यवाणियाँ 


ध्राचुयमय जीदन २२६ 


है 


की थीं, वे सभी गलत सिद्ध हुई हैँ। कर्मचारियों और श्रमिकों का जीवन- 
स्तर ऊँचा हुआ है, उनके काम के घंटे कम हुए हैं, श्र राष्ट्र की आय 
का वितरण अधिक समान और न्यायोचित हुप्ना है। माक्स की झाशा 
और भविष्यवाणी के विपरीत श्रौपनिवेशिक साम्राज्य विघटित हो रहे 
हैं था स्वेच्छा से छोड़े जा रहे हैं और कृषकों का शोषण होने के वजाय 
राज्य उन्हें सहायता दे रहा है । 
बंगम के घंटों में कमी करने से जो क्षति होती है उसकी पूर्त्ति मशीनों 
की उत्पादकता में वृद्धि से हो जाती है । इसके भ्रलावा काम के घंटे कम 
' होने से श्रमिकों को थकान कम होती है और वे प्रधिक काम कर सकते 
हैं श्रौर उसमें गलती भी कम होती है। 
एक शोर जहाँ काम फे घंटे कम हो रहे है, वहाँ मजदूरी और 
वेतनों में वृद्धि हो रही हैं । संयुक्त राज्य में पूरे समय काम करने वाले 
पुरुषों की श्रोसत वापिक झामदनी ४,२०० डालर और स्त्रियों की २,७०० 
टालर है| ये संस्थाएं कम आश्वयंजनक नहीं हैं। राष्ट्रीय श्लाय का 
जो भाग करपंचारियों को मिलता है, उसमें भो निरन्तर वृद्धि हो रही 
है । प्रति मानव घंटा उत्पादन में २ प्रतिशत वृद्धि हो रही है और उतनी 
ही वृद्धि प्रति व्यदित त्राय-शक्ति में भी हो रही है। इस क्रय-शवित का 
लास भी झव पहले की अपेक्षा श्रधिक व्यापक क्षेत्र को मिल रहा है । 
ध्रमिकों को अपने उत्पादन का न्यायपूर्ण हिस्सा प्राप्त करने के लिए 
समकाोते की बातचीत करने में सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने 
प्नेक बगनून बनाये है। इन कानूनों से यूनियनें श्रमिकों की ओर से 
सामूहिक सौदेबाजी कर सकती है, स्त्रियों और बच्चों की श्रनुचित 
धरम और शोपण से रक्षा की जा सकती है, काम के घंटे नियत दिग्ये जा 
सपते हूँ, न्यूनतम देतन निर्धारित किया जा सकता है, प्रवकाण-प्राप्त 
प्रमिकों और उनके आपिदों देते पेग्शन देने की व्यवस्था की जा सकती 
है, पेराजगारों दो सहायता दी जा सदतो है, श्रमिकों को व्यादसायिक द 
शिल्पिद प्रशिक्षण दिया जा सदा हूं, बगरखानों में मजदूरों की सुरक्षा 


र२२ अमेरिका की संस्कृति 


का प्रबन्ध किया जा सकता है भौर काम करते हुए घायल होने या 
शारीरिक क्षति होने पर मजदूर को मुनाफा दिलाया जा सकता है। 

इनमें से अनेक लाभों और श्रमिकों के हित-संवर्धन का श्रेय विश्व 
के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन आन्दोलन को है | संयुक्त राज्य के १ करोड़ 
८० लाख नर-तारी, याती क्ृषि-भिन्‍न श्रमिकों का एक-तिहाई भाग, 
यूनियनों के सदस्य हैं । किसी जमाने में मालिकों और श्रमिकों के बीच 
जमकर संघर्ष होता था, पर आज उनमें वरावरी के स्तर पर बातचीत 
होती है श्लौर यदि दोनों पक्ष प्रपनी-अपनी बात पर श्रड़े रहते हैंतो 
भी उनमें सौहाद बना रहता है । स्थानीय आधार होने पर भी ये: वार्ताएं 
प्रायः समूचे उद्योग के लिए होती हैं । 

सन्‌ १६५५ में अमेरिकन मजदूर संध (अ्रमेरिकत फेडरेशन श्रॉफ 
लेबर) और श्रौद्योगिक संगठन कांग्रेस (काँग्रेस श्रॉफ इंडस्ट्रियल आगे 
नाइजेशन्स) का विलय हो जाने के बाद यूनियनों के अधिकतर सदस्य * 
समान नेताओं के भ्रधीन संगठित हो गये हैं । सामान्यतः हर मजदूर 
अपने विशिष्ट व्यवसाय की राष्ट्रीय यूनियन की स्थानीय शाखा का 
सदस्य होता है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड श्रोटोमोबील वके्स अथवा 
लिथोग्राफर्स वामक श्रमिक संगठन राष्ट्रीय संगठन हैं, किन्तु जिन व्यव- 
सायों के श्रमिकों की ये यूनियनें हैं उनके सदस्य इन यूनियनों की अपने 
शहर की शाखाश्रों के सदस्य हैं | देश भर में इत स्थानीय यूनियनों की 
संख्या ७० हजार से भी अधिक है । इन स्थानीय यूनियनों को मिलाकर 
राष्ट्रीय यूनियनें बनती हैं जो हमारे संघीय शासन के घटक राज्यों या 
राज्यीय राजनीतिक दलों की भाँति स्वशासित और स्वतन्त्र संगठन 
हैं । संघवाद और केन्द्रीय नियन्त्रण का विरोध केवल राजनीतिक क्षेत्र 
तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे श्रमिक क्षेत्र में भी व्यापक हैं । 

सामूहिक सौदेवाजी यूनियन का सबसे «महत्त्वपूर्ण कार्य है,! यह 
सौदेबाजी और वार्ता मुख्यतः इन विषयों पर होती हैं: (१) समझौते 
का स्वरूप और श्रवधि एवं अ्रवधि बढ़ाने की व्यवस्था तथा हड़तालों 


धाचुयंभय जीदन र्र्३े 


और तालाबन्दियों को रोकमे की व्यवस्था; (२) यूनियनों श्र प्रवन्धकों 
के प्रधिकार, यूनियनों की मान्यता एवं मजदूरों की नियुक्ति में उनको 
भूमिका; (३) मुप्नावजा, वेतन और मजदूरी और उनमें वृद्धि को दरें 
एवं पेन्शन, स्वास्थ्य कोष और सवेतन छुट्टी आदि अन्य लाभ; (४) 
श्रमिकों को नियुक्ति, स्थायित्व, तरक्की, काम न रहने पर भ्रलहदगी 
और पुननियुक्ति; (५) काम की परिस्थितियाँ, सफाई, स्वच्छता, सुरक्षा, 
काम की रफ्तार, दैनिक और साप्ताहिक काम के घंटे । 

यूनियनों को सार्वजनिक रूप से मान्यता अ्रभी हाल में ही मिली 
है, किन्तु अब यह मान्यता अमेरिकन जोवन का अंग वन गई है, हालांकि 
कुछ उद्योग-संचालक प्राइवेट तौर पर इससे असन्तुष्ट हैं ।॥ किन्तु यह 
बात थोड़ी-बहुत सत्र श्ननुभव की जाने लगी है कि मजदूर लोग अपनी 
शवकित का उपयोग कर ऐसे लाभों की भी माँग कर सकते हैं जिनसे 
मंहगाई का खतरा पंदा हो जाए, क्‍योंकि मजदूरों की मांगें पूरी करने 
के लिए मालिकों का जो ख्च बढ़ेगा उसकी वसूली वे उपभोग्य वस्तुग्रों 
की कीमतें बढ़ाकर करेंगे और अन्तत: उसे उपभोकताञ्नरों की जेब से 
निकालेंगे । 

अनेक यूनियनों ने इस तथ्य को भली-मांति महसूस कर समझदारी 
का परिचय दिया है कि उनके सदस्यों का कल्याण भी मालिकों और 
भ्राम जनता के दाल्याण के साथ अविच्छिन्त रूप से वंधा हुआ्ना है । उदा- 
हरण के लिए झमलगमेटेड वलोदिंग वर्कस यूनियन प्रवन्धकों को काम 
के नियमित प्रवाह की व्यवस्था करने, उत्पादन का स्तर निर्धारित करने, 
हाथ वे; काम को जगह मशोन का उपयोग प्रारम्भ करने, काम की कमी 
से वेकार होने वाले श्रमिकों को दूसरे कामों में स्थानान्तरित करने भौर 
पूजी के रूप में उपयोग बेः लिए धन उधार देने में सहायता देती है। 
इंटरनेशनल लेडोज गार्मेण्ट वकर्स यूनियन ने अपने निज के इंजीनियर 
रखे हुए हैँ जो मालिकों को उत्पादकता वृद्धि में सहायता देते हैं। 
धधिकतर सफल यूनियने जानती हैँ कि मजदूरों भौर अन्य जाओों में 


र्र४ड अमेरिका की संस्कृति 


वृद्धि का एकमात्र उपाय उत्पादकता को बढ़ाना है । इसलिए वे यहु 
प्रयत्त करती हैं कि उत्पादकता बढ़े और उसके लाभ में से श्रमिक को 
भी उचित हिस्सा मिले । वाल्टर रॉयथर जैसे नेताओं का तो यह ख्याल 
है कि श्रमिकों को कम्पनियों के रिकार्ड भी दिखाए जाने चाहिएं ताकि 
वे कम्पनी की स्थिति को देखकर उचित और सही माँगें कर सके और 
कम्पनी की आर्थिक स्थिति में सुधार कर उससे श्रमिकों के लिए सामा- 
जिक लाभ प्राप्त कर सके । 

श्रमिकों ने अनुभव से यह भी सीख लिया है कि सरकार को बीच 
में डालने की अपेक्षा मालिकों के साथ सीधी बातचीत और सौदा करने 
में उनका भ्रधिक लाभ है। यद्यपि यूनियनों की राजनौतिक कार्रवाई 
समितियां हैं और वे श्रमिकों के साथ सहानुभूति रखने वाले उम्मीदवारों 
को कांग्रेस (संसद्‌) के चुनावों में जितवाने के लिए उनके पक्ष में प्रचार 
भी करती हैं तो भी मूलतः यूनियनों की प्रवृत्तियाँ राजनीतिक न होकर 
व्यावसायिक होती हैं। 

यह प्रणाली श्रमिकों के लिए बड़ी श्रच्छी श्लौर सफल सावित हुई 
है। हाल के वर्षो में यूनियनों ने बड़े उद्योगों में ग्रपनी निज की दुकानें 
खुलवाने ( १६४१), स्वास्थ्य और कल्याण योजनाएं मंजर कराने ( १९४६), 
सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ पेंशन भी दिलाने (१६४६), जीवन-व्यय 
में वृद्धि के साथ-साथ मजदूरी में भी वृद्धि कराने (१६९४०) और बेरोज- 
गारी के समय मजदूरों को राहत दिलाने (१६५५) में सफलताएं प्राप्त 
की हैं । यूनियनों को एक बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने सिद्धान्ततः 
यह स्वीकार करा दिया है कि श्रमिकों का कल्याण मालिकों और 
प्रवन्धकों की जिम्मेदारी है। 

यूनियन स्वयं बहुत बड़े पैमाने पर पूंजीपति बन गई हैं। उनकी 
चड़ी-बड़ी रकमें सरकारी हुण्डियों और श्रन्य शेयरों में लगी हुई हैं । 
अकेली यूनाइटेड श्रोटोमोवील वर्कर्स के पास ४ करोड़ डालर की पूजी 
है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेवर और काँग्रेस ऑफ इण्डस्ट्रियल 


प्रतचुपंमप जीवन श्र५ 


प्रा्गेनाइजेशन्स की संयुक्त संस्था (ए० एफ० एल०-सी० आ्राई० ओ०) के 
हैडवबार्टर का वापिक बजट ही ८5० लाख डालर का होता डै। यूनि- 
यनें अपने नेताग्रों को अच्छा वेतन देती हैं। ए० एफ० एल०-सी० आई० 
प्रो० के अ्रध्यक्ष जाज॑ मीोनी को ३५,००० डालर वापिक बवेत्तन मिलता 
है। किन्तु कुछ राष्ट्रीय यूनियनों के अध्यक्षों को इससे भी ज्यादा वेतन 
मिलता है। स्टील वक्कंस यूनियन के अध्यक्ष डेविड मंकडोनल्ड को 
४०,००० डालर मिलते हैं । 
यूनियन श्रान्दोलन प्रारम्भ में सरकार की सहानुभूति और समर्थन 
से और उसके बाद अपनी निज की शक्ति के उपयोग से विकसित होकर 
ध्राज एक प्रतिसन्तुलनकारी शक्ति बन गया है। उसने श्रमिकों की मेहनत 
के फल वो अधिक व्यापक क्षेत्र में वितरित करने में सहायता दी है और 
इसके लिए अर्थ-व्यवस्था को शवितशाली, स्वस्थ और सप्राण वनाये रखने 
वा प्रयत्न जिया है । 
यदि यूनियन और प्रवन्धक समझौते की वार्ता में असफल हो जाएँ 

तो वे संपीय मध्यस्थता एवं संराधन सेवा (फेडरल मीडिएशन एण्ड कक्सि- 
लिपेशन संबिस) का लाभ उठा सक्ते हैं, परन्तु इसके लिए दोनों का 
राजी होना जहरी है। प्रतिवर्ष यह सेवा हजारों मामले निवटवाती है, 
जो इसकी सहायता वे। बिना हड़ताल का रूप धारण कर सकते हैं। 

सामूहिक सौदेवाजो के तरोके से सम्बद्ध मामलों पर, जैसे ग्रनुचित उपाय 
बरतना ग्रादि, फँसला कराने या कमंचारियों के मतदान का निरीक्षण 
हराने के लिए राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध बोर्ड (नेशनल लेबर रिलेशन्स बोड) 
यो शरण ली जा सकती है। आझ्ाजकल हड़तालों की संख्या बहत कम 
हो गई है भौर जो थोड़ौ-बहुत हइतालें होती भी हैं, उनमें १६३० के 
दशक की भाँति सुनी संघर्ष बाग वातावरण नहीं होता। सन्‌ १६५६ 

वी एस्पात उद्योग की हड़ताल में स्वयं प्रमिकों ने ही इस्पात सयन्त्रों की 

नट्ठियों बात सावधानों से वन्‍्द बार दिया था ताकि उन्हें किसी तरह का 


रुपसान न पहुचने पाए। छुछ हड़तालियों ने कम्पनी के दरवाजे पर 


२२६ ह प्रसेरिका की संस्कृति 


डेरा जमा लिया और वे इस वात पर नजर रखने लग्रे कि कहीं कोई 
ऐसा झ्रादमी भीतर न चला जाए जो कारखाने को नुक्सान पहुँचाये 
शोर बहुत-से श्रमिक मालिकों से छुट्टी के दिनों का पैसा लेकर अपने 
परिवारों के साथ छुट्टी मनाने बाहर चले गये । 

उद्योगों में जैसे पुराने जमाने के मैनेजर नहीं रहे, वैसे ही पुराने 
श्रमिक नेता भी नहीं रहे । पुराने मेनेजरों की जगह, जो स्वयं मालिक 
भी होते थे, भव पेशेवर वेतनभोगी मैनेजर श्रा गये हैं। उसी तरह 
श्रमिक नेता भी आज पेशेवर होते हैं। उनमें कानूनवेत्ता, प्र्थशास्त्रज, 
प्रचार-विशेषज्ञ और शिक्षाज्ञास्त्री सभी तरह के प्रशिक्षित लोग होते हैं। 
श्रमिक आन्दोलन ६०० पतन्न-पत्निकाएँ प्रकाशित करता है। सन्‌ १६५० 
में इण्टरनेशनल लेडीज गार्मेण्ट बर्कर्स यूनियन ने यूनियन के काम को 
अपनी जीविका का साधन बनाने के इच्छुकों के लिए एक स्कूल खोला 
था। विस्कौन्सिन विश्वविद्यालय श्रमिकों के लिए एक पग्रीष्मकालीन 
विद्यालय चलाता है, जो श्रमिकों को विश्वविद्यालयी जीवन का कीमती 
अनुभव प्रदान करता है। उद्योग-व्यवसाय के प्रवन्धकों की भाँति श्रमिक 
यूनियरनें भी नगर के जीवन में सक्रिय भाग लेती हैं, नगर परिपदों में 
उनके प्रतिनिधि होते हैं भौर वे विभिन्‍न कोशों के लिए धन-संग्रह में 
सहायता देती हैं । 

श्रमिकों की शक्ति बहुत बढ़ जाने से कुछ नई समस्याएं भी पैदा 
हो गई हैं। बड़े उद्योगों में सामूहिक सौदेवाजी का अर्थ-व्यवस्था पर 
अर्थात्‌ मूल्यों, रोजगार की स्थिति और नये कारखाने के लिए स्थान के 
चुनाव के बारे में उद्योग-संचालकों के निर्णय आदि पर, व्यापक प्रभाव 
पड़ता अनिवाय है । इसके अलावा यूनियनों के पास इतनी ताकत है कि 
वे अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विवादों में मतदाव को अपने भरत के अनुकूल 
नियन्त्रित करने के लिए हड़ताल के साधन का उपयोग कर सकती हैं, 
अपने सदस्यों पर भारी फीस और चन्दा लगा सकती हैं और जो सदस्य 


प्राचुपंमय जीवन २२७ 


सत्तारूढ़ गुट के शआ्लरादेश का पालन न करे उसे संगठन से निकाल भी 
सकती हैं । 

कुछ यूनियनों में सत्तारूढ़ गुट की तानाशाही वाकायदा एक राष्ट्र- 
व्यापी बुराई बन गई है। म्युजीशियन यूनियन और टीमस्टर यूनियन 
इसके उदाहरण हैं। इस तानाशाही श्रौर लोकतसन्‍्त्र-विरोधी श्राचरण के 
फारण इंटरनेशनल लाॉगशोरमन प्रसोसिएशन को तो ए० एफ० एल०- 
सी० श्राई० श्रो० ने अपने संगठन से वाहर ही निकाल दिया था। 
बड़े नगरों में भवन-निर्माण का काम करने वालों ने, ठेकेदारों को 
मदद से, निर्माण के व्यवसाय पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। 
उन्होंने यूनियन की सदस्यता सीमित कर दी, काम की गति धीमी कर 
दी, प्रतिबन्‍्धक कानून पेश कराए, निर्माण के कार्यो में किसी भी त्तरह की 
नई विधिर्या श्रपनाने में रुकावट डाली शौर कीमतें ऊंची कर दीं, जिस- 
का फल यह हुआ कि भवन-निर्माण उद्योग शेप श्रर्थ-व्यवस्था से वर्षों 
पीछे रह गया। श्रमिकों श्ौर इस प्रकार के गोलमाल करने वालों की 
कितनी ही साजिशों का भंडाफोड़ हो घुका है । 

फिर भी झ्ाधुनिक श्रमिक भान्दोलन पभ्राज इसलिए प्रावश्यक है कि 
सजदूर को अश्रपनी मजदूरी की सुरक्षा चाहिए | ध्राज वी दुनिया में वह 
प्रपनी जीविका के लिए नौकरी झोर मजदूरी पर ही निरभर है श्लौर यदि 
वह उनसे वंचित हो जाए तो उसे जीवन-निर्वाह के लिए शौर कोई 
सहारा नहीं है। यूनियनें इस परोपजीदी श्रमिक के प्रदवता भौर संरक्षक 
वंग बम बारती हैं। फिर भी ब्याज एक-तिहाई से भी कम अमेरिकन 
मजदूर यूनियनों वे! सदस्य है । दक्षिणी राज्यों में, रासायनिक पदार्थों 
के उद्योगों में प्लौर दपतरों में दाम करने वाले कर्मचारियों में यूनियनों 
दंग संगटव बहुत कम है, परन्तु ध्व यूनियनों उन्हें नी इस झान्दोलन 
$ सम्मिलित बारने दा प्रयत्न कर रहो हैं । 

प्रमिद प्रान्दोलन ने समाज में झपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान बना 

लिया है, इसढागा एक प्रमाण यह है कि द्वितीए रिश्वयुद्ध के बाद उसने 


श्श्८ प्रमेरिका की संस्कृति 


भ्रन्‍्य देशों में भी श्रमिकों के आन्दोलन को प्रोत्साहित और अनुप्राणित 

किया | ए० एफ० एल०-सी० आई० ओ० संगठन प्रतिवर्ष २,५०,००० 
डालर विदेशों के साथ सम्पर्क बनाये रखने पर खर्च करता है, अपनी 
पत्रिकाओं के विदेशी संस्करण निकालता है, ब्रुसेल्स में अपना एक स्थायी 
कार्यालय चलाता है, और सभी जगह ट्रेड यूनियनों, की स्वतन्त्रता भौर 
श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने के आन्दोलन का समथेन - 
करता है | अमेरिकन यूनियनें विदेशी श्रमिक नेताशों को अतिथि के रूप 
में आमन्त्रित करती हैं, जिससे उन्हें अमेरिकन श्रमिक श्रान्दोलन की 
प्रणाली को प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिलता है। 
शेयर होल्डर 

उद्योगों का, जिन पर देश की उत्पादक और मिरन्तर विस्तीर्यमाण 
अर्थ-व्यवस्था निर्भर है, मालिक कौन है ? 

कम्युनिस्ट भ्रब भी यह प्रोपेगेंडा करते हैं कि वाल स्ट्रीट के पूजी- 
पति ही इन उद्योगों के मालिक हैं। वे वाल स्ट्रीट के पू जीपतियों का चित्रण 
करते हुए उन्हें रेशमी हैटों और आगे से खुले लम्बे कोटों में लैस होकर 
गरीब आदमियों की लाझों को रौंदते हुए दिखाते हैं। अमेरिकन परराष्ट्र 
विभाग का एक अधिकारी एक बार दो रूसी अतिथियों को न्यूयार्क के 
फिफ़्थ एवेन्यू में घुमाने ले गया । उस दिन ईस्टर का रविवार था। लोग 
गिरजाघर में प्राथेना करके बाहर आये थे | इन लोगों में से कुछ रेशमी 
हैट भ्रौर आगे से खुले लम्बे कोट पहने हुए थे, साल भर में शायद 
एक ही दिन उन्हें पुराने ढंग की यह पोशाक पहनने को मिलता था। 
रूसी लोग उन्हें देखकर ऐसे चौंके, जैसे श्रभी टैक्सी की खिड़की से बाहर 
गिर पड़ेंगे । ह 

“बह देखो, पूजीपति लोग जा रहे हैं ।” वे चिल्लाए | 

किन्तु अगर उन्होंने सचमुच अमेरिका की किसी ठेठ प्जीपति 
महिला को देखा होता तो वे उसे पहचान भी न पाते। महिला 
की व।त हम इसलिए कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य के ८६,००,००० 


चाचुए मय जोवन २२९ 


शेयर होल्डरों में से श्राधी से कुछ श्रधिक संख्या महिलाओं की है। 
समस्त पूजी-निवेशकों में से ३४ प्रतिशत गृह-पत्तियाँ हैं । यही नहीं, 
जिस पूजी निवेशक (इन्वेस्टर) को लेकर कम्युनिस्ट जगत्‌ में अनेक 
कथाएँ प्रचलित हैं, उसकी औसत आयु ४८ वर्ष हैं और वह २५ हजार 
आ्रवादी के एक छोटे शहर में रहता है और उसकी झ्ौसत वार्षिक 
पारिवारिक प्राय ७, ०५० डालर से भी कम है। करीब दस लाख पूजी 
निवेशकों की वापिक प्रामदनी ३,००० डालर से भी कम है । हर वारह 
वयस्कों में से एक के पास आज किसी न किसी सावंजनिक कम्पनी के 
शेयर हैं प्रौर करीव १५ लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो प्राइवेट कम्पनियों के 
शेयर होल्डर हैं । इनके अलावा दस करोड़ व्यक्ति जीवन वीमा या 
पेन्शन निधि के द्वारा भ्रप्रत्यक्ष रूप से कम्पनियों के शेयरों के मालिक हैं । 

शेयरों में पृजी लगाना श्रमेरिका में इतना लोकप्रिय हो गया है 
कि शेयर बाजार के दलाल सार्वजनिक व्याख्यानों का श्रायोजन कर 
लोगों को शेयरों की खरीद के सिद्धान्त समभने में सहायता देते हैं । 
स्थान-स्थान पर पू'जी निवेश कलवें बन रही हैं ताकि छोटे खरीदार 
उनमें पँत्ा जमा कर नियमित रूप से शेयर खरीदते रह सकें। इसी 
तरह की और भी अ्रनेक योजनाएं हैं। न्यूयार्क स्टाक एक्सचेंज ने एक 
मासिक निवेश योजना चालू की हुई है। इसी प्रकार वाई पारस्परिक 
निधियां भी हैं जिनसे छोटे निवेशकों को विविध प्रकार की कम्पनियों 
में भ्रपवा पंसा लगाने का अवसर मिलता है (इन निधियों में इस समय 
२ भ्ररव डालर लगे हुए है )। कमंचारी शेयर खरीद योजनाओं के 
प्रन्तर्गव कमंचारियों को भी श्पनी कम्पनियों के शेयर खरीदने की 
सुदिधा है। घमेरिकन टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कम्पनी के करीब ढाई 
लाख बामंचारियों के पास घौर सोकोवी मोबील कम्पनी के ८८ प्रतिशत 
यमंचारियों के पास प्रपनी कम्पनियों के शेयर हैं । 

यूनाएटेड स्टेट्स सस्‍्टोल कार्पोरेशन के बचेंजामिन फेयरलंस नेएक 


दार यह प्रश्य किया था कि यदि हमारे दर्मचारी ही कम्पनी के मालिक 


२३० $ पमेरिका की संस्कृति 


हो जाएँ तो क्या होगा ? फिर स्वयं ही इसका उत्तर देते हुए उन्होंने 
कहा था, “तब कम-से-कम हड़तालों की चिन्ता से हम मुक्त हो जाएँगे, 
क्योंकि कम्पत्ती के मालिक स्वयं कैसे हड़ताल कर सकते हैं ?” 

यद्यपि यह परिवर्तत बहुत जल्दी होने की सम्भावना नहीं है, तो 
भी यह सच है कि श्रधिकाधिक संख्या में सामान्य लोग अब कम्पनियों 
के शेयर खरीदने लगे हैं, लेकिन शेयरों के बड़े थोक अब भी थोढ़े-से 
लोगों के ही हाथ में हैं। प्रसिद्ध बड़ी कम्पनियाँ अपने शेयरों को छोटे 
टुकड़ों में वांट रही हैं ताकि सामान्य व्यक्ति भी उन्हें बिना किसी कठि- 
ताई के खरीद सकें । वे जनसाधारण ,को भ्रपनी स्थिति की जानकारी 
देने के लिए सरल भाषा में और चार-चार रंगों की श्राकर्षक रिपोर्टो 
में अपने विवरण प्रकाशित करती हैं। वे अपनी वाधिक बैठकें श्रायोजित 
करती हैं, जहां कम्पती का डेढ़ लाख डालर वाधिक वेतन पाने वाला 
अध्यक्ष सामान्य शेयर होल्डर तक की शिकायतें घैय से सुनता है। कभी- 
कभी तो उसे स्वयं श्रपने कर्मचारी को भी, जो कम्पनी का शेयर होल्डर 
होता है, जवाब और सफाई देनी पड़ती है। 

कर्मचारी भ्रोर कम्पनी के शेयर होल्डर के बीच की भौर कम्पनी' 
के शैयर होल्डर श्रौर उपभोक्ता के बीच की विभाजक रेखाएं अ्रव धीरे- 
धोरे मिटती जा रही हैं। कम्पनी के शेयर होल्डर को अपने डिविडेंड के 
चैक के साथ ही छपे हुए ऐसे कागज भी मिलते हैं जिनमें कम्पनी द्वारा 
तैयार की जाने वाली वस्तुओं का विचरण रहता है श्रौर उससे यह 
अपील की जाती है कि वह इन वस्तुओं का स्वयं उपयोग कर झौर अपने 
मित्रों को भी उसकी सलाह देकर अपना मुनाफा बढ़ाएं। जब कम्पती 
का स्वामित्व इतने व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ हो तो वह भ्रर्थ-व्यवस्था 
किस ढंग की होगी ? आज अमेरिकन प्रणाली में उद्योगों का राष्ट्रीय- 
करण करने और उसके द्वारा राजनीति और अर्थनीति को परस्पर 
मिलाने के वजाय, प्रवृत्ति यह हे कि उतका स्वामित्व अ्रधिक-से-अधिक 


प्राचु्यंभय जीवन २३१ 


व्यक्तियों के हाथों में फैला दिया जाए ताकि उनका राष्ट्रीयकरण होने 
के स्थाव पर लोकतनन्‍्त्रीकरण हो जाए 

हाल के वर्षो में शेयर वाजार की स्थिरता और दृढ़ता से छोटे 
निवेशकों को बहुत प्रोत्साहन मिला है| उन्हें नियमित रूप से डिविडेंड 
आ्रौर मुनाफा मिलता रहा है और साथ ही उन्होंने बह भी अश्रनुभव किया 
हैं कि जहाँ पैसे की क्रम-शक्ति (वीस व में) घटकर झ्राधी रह गई है, 
वहाँ सामान्‍य शेयरों की कीमत बढ़कर तीनगुनी हो गई है । इस प्रकार 
शेयरों में धन का निवेश मुद्रा-स्फीति को बढ़ने से रोकता है। पार्क 
एवेन्यू बी एक साधारण महिला ने चार हजार डालर की रकम युद्ध से 
पूर्व णेयरों में लगाई थी, जो भ्रव चालीस हजार डालर बन गई है। 
इसी तरह बूट पालिश बरने वाले एक लड़के ने एक खास कम्पनी के 
शेयर पर बहुत भरोसा होने के कारण उत्तमें 5०,००० डालर लगा 
दिए । भ्राज ये दोनों उद्योगों की बढ़ती हुई उत्पादकता और उत्पादन- 
क्षमता वा लाभ उठा रहे हैं । 

एन छोटे निवेशकों की बूद-बू द कर लगी पूजी ने वाल स्ट्रीट का 
चेहरा बदल दिया है श्लौर बड़े पुजीपतियों के प्रभाव को कम कर दिया 
है। श्रव बड़ी श्रोौद्योगिक दाम्पनिरया वाल स्ट्रीट के पूजीपतियों की शरण 
में गए बिना स्वयं ही श्रपने लिए पूजी का प्रवन्ध कर लेती हैं । वे या 
तो श्रपने मुनाफे को फिर से अपने व्यवसाय में लगा देती हैं (म्राजकल 
६० प्रतिशत थ्ाय फिर से व्यवस्ताय में लगाई जाती है, जबकि १६२० 
के दशक में इससे श्राधी जगाई जाती थी), या अपने शेयर होल्डरों को 
डिवेचर वेचकर घन जमा करती हैं। झाज झकेले जनरल मोटर्स की 
कार्यदारी पूजी २,६८,३०,००,००० डालर है, जबकि मार्गन कम्पनी 
छुल ६६,७०,००,००० शलर की पूजी हो जुटा सदती है। 
वामाएं ग्रोर सच 


व 
व 


लावान दग्पनियों में घन वा यह 
दिः 


६ रत 


निवेश या कम्पनियों का सारा 
उस उत्पादन दा। खपत न हो ॥ 


बे 


उत्पादन ठद तदा व्यप ह€्‌ जद त्तका 


२३२ भ्रमेरिका की संस्कृति 


ईंस उपजाऊ अर्थ-व्यवस्था का एक विचित्र विरोधाभास यह है कि उसे 
उत्पादन की चिन्ता नहीं करनी पड़ती, बल्कि इस बात की चिन्ता करनी 
पड़ती है कि उसका उत्पादन तैयार होते ही हाथों हाथ बिक जाए। 

शर्थ-व्यवस्था में पैसा पैदा करने की, यानी उधार लेने-देने की क्षमता 
वहुत अधिक है, इसलिए आदमी जो कुछ खर्च करता है, उसका बहुत 
हई तक उसकी आमदनी के परिमाण के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता। 
जितना अ्रधिक खर्च किया जाता है उतनी ही अधिक आमदनी बाद में 
होती है । कारण यदि खर्च का स्तर ऊँचा रखा जाय तो उससे रोजगार 
ऊ स्तर भी ऊँचा रहता है । 

इसलिए लोगों की आमदनी का परिमाण कम होने पर भी उन्हें 
किस्तों पर, बाद में अदायगी की शर्त के साथ बस्तुएँ खरीदने के लिए 
भोत्साहन दिया जाता है । यदि उधार की यह सीमा बेकाबू होती नजर 
भाती है तो संघोय रिजव॑ वोर्ड तुरन्त सस्ती करता है। अमेरिका में 
लोगों के व्यक्तिगत व्यय में जूव वृद्धि होने पर भी देश के ग्राधे परिवारों 
पर किस्तों का कोई कर्ज नहों चढ़ा है । बल्कि १६५६ में तो उपभोक्ताओं 
ने अपनी आमदनी में से ९०४ अरव डालर की बचत की थी । 

उपभोग और खरीद को भोत्साहन देने के लिए अनेक उपाय इस्ते- 
भाल किए जाते हैं । नई-नई चीजें बिक्री के लिए बाजार में ' लायी जा 
रही हैं, क्योंकि खरीदार हर दफा नई-नई किस्म की चौज़ें आजमाना 
'सन्द करता है। जब कोई चतुर डिजायनर और निर्माता नये डिजायन 
'की चीज तैयार कर प्राहक के सामने पेश करते हैं तो पहले से चली श्रा 
रही चीजें पुरानी पड़ जाती हैं । उदाहरण के लिए यदि कोई निर्माता 
किसी नये रंग का रेफ्रिजरेटर बनाये, जो ग्राहक के कमरे की दीवारों 
के रंग से मेल खा जाए और उसमें शेल्फ भी नई किस्म के हों और 
ठंडा पानी निकालने का नेल लगा हो, तो ग्राहक कट उसे खरीदना 
चाहेगा, भले ही उसका अपना रेफ़िजरेटर ब्रभी अच्छी हालत में हो । 


प्रादुपंमय जीवन २३३ 


उपभोवताओं को ब्राकृष्ट करने की प्रतिस्पर्धा के अवसर दो परिणाम 
होते हैं । पहला यह कि निर्माता अपने उत्पादनों की कीमत घटाते और 
भीची रखते हैं और दूसरा यह कि वे उनकी किस्म में सुधार करते हैं । 
सन्‌ १६२२ में जहां बिजली के रेफ्िजरेटर की लागत ७८ डालर प्रति 
घनफुट पड़ती थी, वहाँ १६५५ में वह ३४ डालर प्रति घनफुट पड़ने 
लगी। यही नहीं, वल्कि नया रेफ़िजरेटर पुराने रेफ़िजरेटर से अ्रधिक 
श्रच्छा श्र सुन्दर है | रेडियो सेट की कीमत तो इतनी नीची है कि देश 
के कुल ३ प्रतिशत घर ही ऐसे हैं जिनमें रेडियो नहीं हैं । 

- श्रमिक सांख्यिकी विभाग ने, जो साधारण श्रामदनी वाले परिवारों 
के जीवन व्यय में परिवर्तत को जानकारी देने के लिए उपभोवता मूल्य 
सूचक प्रंक प्रकाशित करता है, इस वर्ग की उपभोग्य वस्तुत्रों में रेडियो, 
बिजली से चलने वाली सिलाई की मशीनें शौर भ्रन्य स्वचालित घरेलू 
यन्त्र तो पहले ही शामिल किए हुए थे, भ्रव उसने उनमें और भी अनेक 
वस्तुग्रों वी वृद्धि कर दी हैं| दर्जनों नये खाद्य-पदार्थ, बिजली के टोस्ट 
सेवाने वे; उपकरण और टेलीविजन सेट भी इस सूची में झा गये हैं । 

श्रमरिवा में दूर-दूर के ग्राहकों से डाक से भ्रार्डर लेकर उन्हें माल 
पहुंचाने दी व्यवस्था बहुत व्यापक है। सुपर मार्कटों में एक ही स्थान 
पर तरह-तरह वे वस्तुएं बाम मूल्य पर मिल जाती हैं। यन्चिकीकरण 
धोर स्वचालित यन्त्रों के प्रयोग से उत्तादन की लागत कम हो रहो है । 
इन सब चीजों का परिणाम यह हैं कि अ्मेरिदान उत्पादन दूर-दूर तक 
पहुंच जाते है । भ्रमेरियन उद्योग वाजार की माँय और उपनोक्‍ता की 
रुचि का निरंतर प्रध्ययन वरते रहते है जिससे वे उसके अनुकूल उत्पादन 
यार पाते है ॥ 

प्रमेरिया में उपभोग्य 


० । 
2 
व 
2५! 
धर 
ब्ज्च 
5 
तन 
४ 
था 
2५ 
4 
तो 
है 
4), 
ग््ज्ी 
| 
| 
गा] 
ट 


नतीजा यह है कि एससे वर्ग भेद की दावारें टूट रही हैं । झ्राज यहाँ प्रायः 


् 
एर ध्ादमी सिले-सिलाये तेघार वपट़े पहदता है । नल जोड़ने 


श्३४ अमेरिका की संस्कृति 


डाक्टर की, यहाँ तक कि किसी लखपति की भी पोशाक में भी, अधिक 
अन्तर नहीं होगा । गरीब और अमीर सव एक जैसी सिगरेट पीते हैं, 
एक ही जैसे डिब्वाबन्द खाच्-पदार्थ खरीदते हैं, एक जैसी पत्िकाएं 
पढ़ते हैं, एक जैदी सिनेमा फिल्में देखते हैं, एक ही रेल में और एक ही 
डिब्बे में सफर करते हैं और एक ही जैसी बिजली की घरेलू मशीनें 
खरीदते हैं । 

संयुक्त राज्य में आय भी विषमता को दूर कर रही है, जैसा कि 
किसी भी परिपवव निजी व्यापार-व्यवसाय वाली अर्थ-व्यवस्था में सम्भव 
है । सन्‌ १६३५ और १६५० के बीच अमेरिका के निम्ततम बीस प्रति- 
शत परिवारों की टैक्स काटने के बाद बची वास्तविक श्राय ४२ प्रतिशत 
बढ़ी है, जबकि उच्चतम बीस प्रतिशत परिवारों की वास्तविक आय में 
वृद्धि के बजाय कुछ कमी हुई है । शिल्प और कला में लगे हर पाँच 
परिवारों में से एक की आमदनी ७,००० डालर वाधिक से श्रधिक है। 
जबकि डाक्टरी और वकालत आदि पेशों या टेक्तिकल लाइनों में काम 
करने वाले हर छ: परिवारों में से एक की झ्रामदनी इतनी है। इससे 
स्पष्ट है कि वर्गों के बीच की विभाजक रेखाएँ अब घधली पड़ रही हैं । 
सम्पत्ति से होने वाली ग्रामदनी घट और श्रम से होने बाली आ्रामदनी 
बढ़ रही है । विशेष व्यवसायों में दक्ष व्यवितयों की संख्या अ्व बढ़ती 
जा रही है और साधारण मजदूरी करने वालों की संख्या या तो जहाँ 
की तहाँ स्थिर है था कम हो रही है । 

संयुक्त राज्य में ३ करोड़ ६० लाख व्यक्तियों ने जीवन बीमा करा 
रखा है, ३ करोड़ के बैंकों में सेविंग खाते हैं भ्ौर चालीस लाख परिवार 
अपने निज के मकानों में रहते हैं। अमेरिका में कई लाख व्यक्ति ऐसे 
हैं जो काम पर जाने वाले स्त्री-पुरुषों के बच्चों की देखभाल करते हैं। 
इन लोगों ने १६५६ में अरबों डालर कमाये। यह नया व्यवसाय कई 
बातों का प्रतीक है--पहली यह कि छोटे परिवार को बाहरी सहायता 
. की आवश्यकता है; दूसरी यह कि बूढ़े और किशोर आयु के लोग इस नये 


प्रादुपंसप जीवन २३५ 


काम से कुछ पैसा कमा लेते हैं; तीसरी यह कि इस काम के लिए देने 
को और बच्चों के खेल-कूद श्लौर मनोरंजन के लिए खर्चने को पंसा भी 
होना श्रावश्यक है; और चौथी यह कि वच्चों की देखभाल का यह काम 
बहुत जल्दी ही एक पेशा वन गया है। होलीवुड में वाकायदा बच्चों 
की देखभाल करने वाले पेशेवर लोगों का एक संघ बेवी सिटर्स गिल्ड के 
नाम से बन गया है, जिसके पंजीकृत सदस्यों की संख्या ४,८०० है । यह 
संघ प्रपने सदस्यों की वारीकी से छानबीन करता है। डिट्रॉयट में एक 
प्राइमरी स्कूल पाँचवीं कक्षा के लड़कों को बच्चों की देखभाल का प्रशि- 
क्षण देता है । लेकिन इन छोटे शिशुओं को यह शिक्षा किसी ने नहीं दी 
कि अपने माता-पिता के काम पर चले जाने पर वे दूसरों से[श्रपनी देख- 
भाल बौसे कराएं | सम्भव है, एक दिन यह शिक्षा भी दी जाने लगे ॥ 

स्वचालित घुलाई की मशीनों, वेक्‍्यूम क्लीनरों, जमाये हुए खाद्य 
पदार्थों श्रौर वस्तुश्रों को मिलाने वाले मिश्रकों आदि के श्राविष्कार और 
निर्माण ने व केवल उन स्त्रियों का, जिन्हें इन कामों के लिए नौकर 
रखने पड़ते थे, बल्कि स्वयं भ्रपने हाथ से काम करने वाली लाखों स्त्रियों 
दा भी काम बहुत हल्वाग कर दिया है। खास तौर से कृपकों की स्त्रियों 
को, जिन्हें स्वयं पम्प सेया घड़ों में पानी ले जाना पड़ता था, 
हाथ से रगड़ाई, घुलाई झौर सफाई का काम करना पड़ता था, अपने 
खाय-पदार्थों को जमा कर सुरक्षित रखने वे वजाय डिब्बों की शकल में 
दन्द बार भ्रचार-मुरब्वे दी शवल में रखना पड़ता था, इन नये यन्धों शौर 
धाविष्वारों ने बहुत राहुत दो है । 
विक्रेता 

जिस श्र्थ-व्यवस्था को जीदित रहने के लिए तेजी से वस्तुओं की 
खपत धोर विफ्री वी झादश्यवाता है, वह ग्राहकों के इन्तजार में हाथ पर 


ट्ाथ पर बर देंटी नहों रट्‌ सवती । इसलिए उसे विज्ञापन बाग सहारा लेकर 


$. ८गा 


बजे श दर भाय हा पपाल़ा सी अजोफोवडिरक |॥गि >>>>-०-> ->«> बगोक दिल 
लोगों वो घनाय शोर दखत की भनादृत्त को बदल बार युने दिल से 


मी पे 


एज पार ने 0७४ ७४४६ २ | प्‌दा धान पन २२-०१: ५-० >- रिणत ि 
पल परने झौर झर्च से समृद्धि पैदा दारने छी भनोदृत्ति में परिणत करना 


२३६ प्रमेरिका को संस्कृति 


पड़ता है। संयुक्त राज्य में जिस तरह जोर-शोर से विज्ञापन किया जाता 
है, उससे हमारे देश में बाहर से आने वालों को ही नहीं, हम में से भी 
बहुतों को बुरा लगता है, परन्तु वह अनिवार्य है। मनोविज्ञान-वेत्ताश्रों, 
जनमत संग्रहों और बाजारों के सर्वेक्षण की सहायता से किया गया 
विज्ञापन लोगों में वस्तुएँ खरीदने की आार्काँक्षा पैदा करता है, जो लोग 
पैसा खर्च करने में घवराते या उदासीन रहते हैं, उन्हें उकसाता है और 
आहक बनाने के लिए प्रेरित करता है।- 

यह दलील दी जा सकती है कि जो धन विज्ञापन करने और विज्ञापित | 
वस्तुओरों के उत्पादन पर बर्बाद किया जाता है, उसका कुछ हिस्सा यदि 
आवश्यक स्कूलों, सड़कों और अस्पतालों के निर्माण पर खर्च कर दिया 
जाए तो वह अधिक लाभकारी होगा । विज्ञापन परिषद्‌ (एडवर्टाइजिग 
कौंसिल), जो एक स्वेच्छिक संगठन है, इस प्रकार की आलोचनाओं से 
श्रनभिज्ञ नहीं है, इसलिए उसने राष्ट्रव्यापी विज्ञापन की महान शक्ति 
और व्यापक प्रसार का उपयोग सामाजिक सेवा के इन कार्यों के लिए 
भी किया है। उसका यह सिद्धान्त है कि राष्ट्र को स्कूल भवनों और 
अध्यापकों की कमी के खतरे से सजग करते रहो। विज्ञापन के द्वारा 
सजग और सचेत कर दिये जाने के बाद जनता स्वयं स्व च्छिक समाजसेवी 


संगठनों की मदद से इन खतरों का सुकाबला अमेरिका की परम्परा- 
गत प्रणाली से कर लेगी । 


विज्ञापन के नरन, कुत्सित और अ्रभद्र तरीकों को रोकने का एक 
उपाय सांस्थानिक जरियों से विज्ञापनकरना है | उदाहरण के लिए ड्यू- 
पौंट फर्म को लीजिए । वह अमेरिकन इतिहास के आधार पर रेडियों, 
और टेलीविजन पर कुछ नाटक अस्तुत करती है । वह अपने किसी उत्पा- 
दन का विज्ञापन नहीं करती, सिर्फ इतना ही कहती है कि वह रसायन 
विज्ञान की सहायता से जीवन-स्तर को ऊ'चा उठाने- के साधनों का 
निर्माण करती है | टेक्सास कम्पनी राष्ट्र को सीजन भर प्रति सप्ताह 
एक दिन तीसरे पहर भेट्रोपोलिटन ओ्रोपेरा पेश करती है। वह अपनी 


प्राचुर्थ भय जीवन २३७ 


किसी व्यापारिक वस्तु का विज्ञापत नहीं करती । यह ओपेरा ही उसका 
विज्ञापन होता है 

विज्ञापन निःसन्देह सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कुछ 
विज्ञापन नितान्त ग्राम्य ढंग के और आपत्तिजनक होते हैं, किन्तु कुछ 
सौन्दर्य और काला की दृष्टि से वहुत्त उत्कृष्ट और सामाजिक चेतना 
को प्रकट करने वाले होते हैं । विज्ञापन बहुत जोर-झोर से किये जाने 
वा कारण सिर्फ ग्राहकों को आकृष्ट करने की प्रतिस्पर्धा श्रौर देश के 
विशाल उत्पादक यन्त्र को गतिशील रखने के लिए व्यापक वाजार की 
झावध्यवाता ही है। 

शपने उत्पादनों का बाजार कायम रखने की इस आ्रावश्यकता के 
कारण ही अमेरिका में ग्राहकों की सुविधा श्लौर सेवा का बहुत ध्यान 
रखा जाता है । यहाँ तक कि कभी-कभी विदेशी लोग भी इस पर चकित 
होते है । डा से ग्राइर लेकर माल सप्लाई करने वालो फर्मो और बड़ी 
दुवानें तो माल पसन्द न श्राने पर ग्राहको से बिना किसी ऐतराज के 
उसे वापस भी ले लेती है। विद्नोताग्रों को ग्राहकों के साथ मित्रता और 
सौजन्य वा वर्त्ताव करने श्रौर उनकी सहायता करने की विशेष रूप 
से शिक्षा दी जाती है । अच्छा स्टैंडंड और खास-खास ब्राॉड का माल 
तेयार बारके भी उत्पादक लोग ग्राहकों वा विश्वास ग्रजित कर सकते 
हैं। विस्तों पर विशी-टेलीफोन पर भार्डर लेना, घर-घर विक्रेताशों को 
भेजना श्र ग्राहवा के घर पर ही माल पहुँचाना आदि बुछु ऐसी विधियाँ 
है जा ग्राहक के लिए सुविधाजनक रहती हैं भौर उसे भ्ाकृप्ट करती हैं । 
इन सुविधाओं से ग्राहुक का पैसा खच्चने के लिए तंयार होना राष्ट्र के 
धाथिय स्वास्थ्य बे. लिए गअत्यावश्यक है । 
समस्पाएं 

हमारी श्रध॑-व्यदस्था के इस उत्वापं के बावजद निराशा झौर चिन्ता 
पदा बारने याली कुछ समस्याएं मौडद हैं। यदि सचमच निःशस्त्रीकरण 
शाने लग झोर हम ४० घरद डालर के दा 


प्रपने विशाल सैनिक व्यय में एक 


र्श्े८ प्रसेरिका को संस्कृति 


बड़ी कटौती करनी पड़े तब क्‍या होगा ? जिल प्राकृतिक साधन सम्पदाश्रं 
का हम बहुत भारी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, उनके भण्डार के खात्मे 
को रोकने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए ? यदि सचमुच कोई 
गम्भीर मन्दी आ गई तो क्‍या हमें उसका सामना करने के लिए मुद्रा और 
आशधिक स्थिरीकरण के उपलब्ध साधनों के उपयोग का साहस होगा ? 
क्या हम अपनी उत्पादकता के लाभों का विस्तार जारी रखकर देश में 
विद्यमान गरीबी के कुछ गढ़ों को खत्म कर सकते हैं? किसानों की 
आवश्यकता-पृत्ति के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिएँ ? मौजूदा मुद्रा- 
स्फीति की प्रवृत्ति क्या एक खतरनाक दौर में पहुँच जाएगी श्रौर उसे 
रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं ? 

ये कुछ समस्याएं हैं जो हमारी अर्थ॑-व्यवस्था के सामने भाज भी सुहु 
बाये खड़ी हैं । ेृ 

आाज सबसे स्पष्ट खतरा मंहगाई का है, जो हमारे सामने मौजूद 
है। जब वस्तुओं की माँग जबर्दस्त होती है तो उद्योगपति और श्रमिक 
दोनों ही लागत में होने वाली वृद्धि को उत्पादित वस्तुओं का सुल्यों 
उढ़ा कर ग्राहकों पर डाल देते हैं । इसलिए मंहगाई को रोकने का एक- 
मात्र उपाय यह है कि सरकार पूल्यों पर नियस्त्रण करे । 

श्र्थ-व्यवस्था को स्थिर रखते के लिए यह आवश्यक है कि उद्योगों 
को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे पूजीगत सामग्री पर खर्च करने में 
धबरायें नहीं । साथ ही बैकों द्वारा लोगों को दिये जाने वाले ऋण और 
उधार में ज्यादा उत्तार-चढ़ाव को रोकना भी जरूरी है ताकि उपभोक्ता 
की खर्च करने की प्रवृत्ति पर उसका प्र तिकूल असर न पड़े । , 

हमारी अर्थ-व्यवस्था के सामने एक समस्या आवास व्यवस्था की भी 
है। झ्ाज भी अमेरिकनों की एक बड़ी संख्या शहरी और ग्रामीण गन्दी 
वस्तियों में रहती है । गन्दी वस्तियों से मकान मालिकों को बहुत लाभ 
होवा है, इसलिए वे स्वयं उनके सुघार का प्रयत्त नहीं करेंगे । इसके 
अलावा उनके सुधार या उन्मुलन का खर्च इतना बड़ा है किया तो 


प्राचुपंमय८ जीवन २३६ 


सरकार ही उसे उठा सकती है या स्वैच्छिक तौर पर लोग मिलकर 
सम्मिलित उद्योग से उसे पूरा कर सकते हैं । 

संघीय सरकार ने नगरों को स्वशासन संस्थाओं के साथ मिल कर 
७४० शहरी केन्द्रों में गन्दी बस्तियों के उन्मूलन के लिए ग्रह-निर्माण 
कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं । सिफ सीमित भ्राय वाले परिवारों को हो 
ये मकान दिये जाते हैं। इन मकानों के किराये आमदनी का पाँचवाँ 
हिस्सा होते हैं । हर परिवार को उसके सदस्यों की संख्या के हिसाव से 
कमरे दिये जाते हैं ताकि उनमें बहुत भीड़-भाड़ न हो बयोंकि भ्रत्यधिक 
भीड़-भाड़ से ही वास्तव में गन्दी वस्तियाँ बनती हैं। शिकागो में तीन 
सबसे पुरानी बस्तियों के ८० प्रतिशत किरायेदार श्रव झ्पने निज के 
बढ़िया मवानों में रहने लगे है । इस तरह प्रावास परियोजनाएं परिवार 
के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाती हैं और लोगों को श्रपने निज 
के मवानों का स्वामित्व प्राप्त करने में भी सहायता देती हैं । 

उद्योगों में उत्पादन के प्राचुयं से जहां श्रमिकों को समृद्धि प्राप्त 
हुई है, वहां कृषि भें उत्पादन के प्राचुयं से करृपकों की श्राय में उतनी 
दृद्धि नहीं हुई | बगरण, वगरखानों में उत्पादित माल के उपभोग की 
फोई सीमा नहीं है; किन्तु मनुष्य सेतों में पंदा अनाज या अन्य खाद्य- 
पदार्थों को एक नियत सीमा में ही खा सकता है। यद्यपि हम लोगों 
पे खान-पान दो प्रादतें सुपार कार उन्हें अधिक प्रोटीनयुक्त पौष्टिक 
धाहार साने शौर बासी भोजन के वजाय ताजा भोजन खाने की प्रेरणा 
ऐं रऐ है भोर देश में श्रादादों दढ़ने से खाने वालों की संज्या में भी वृद्धि 
ऐ रह है, वो भी राष्ट्र ढस सारो उपज को नही खा सकता, जिसे 
किसान मशीनों और वंज्ञानिद कृषि के साधनों से बहत बटी मात्रा में 
पँंदा बार दाडारों में भेज रहे है । 

प्रन्‍न के भ्रनाव से प्ररत देशों को घनाज भेजने और झपने देश के 
गरीदों को मुपत था सरता घनन्‍्न देने श्पदा स्कूलों घौर संस्थाशों को 
पन्‍न मुरैया बारने थी योजनाश्ों से नी सारे 


२४० ग्रमेरिका की संस्कृति 


तहीं किया जा सकता । संघीय सरकार क्ृपि-जिस्सों के मूल्यों को स्थिर 
रखने के लिये जो कार्यक्रम अपनाती है उससे फालतू अन्त की समस्या 
और भी गम्भीर हो जाती है। किसानों को कम भूमि पर खेती करने 
के लिए प्रोत्साहन देने को जो पुरस्कार दिये जाते हैं उनका परिणाम 
' यह होता है कि किसान खेती तो कमर भूमि में करता है, लेकित सघन 
कृषि के उपायों से कम भूमि में भी अधिक पैदावार कर लेता है। 

उत्तर के गेहूँ-उत्पादक विशाल मैदाचों से मध्य क्षेत्र के मक्‍का शौर 
सूश्रर उत्पादक इलाकों और दक्षिण के कपास और तम्बाकू उत्पादक 
इलाकों तक, कैलिफोनिया की हरी-भरी सिंचित घाटी से वरमौंद श्र 
न्यू हैम्पशायर के ऊंचे-नीचे घास के मैदानों तक, टैक्सास के ६,२०,००० 
एकड़ के किंग रच (चरागाह) से अलाबामा की बढाई पर खेती वाली 
क्षरित भूमि तक, कितनी ही किस्मों की कृपि-भूमियाँ और कृषि 
जिनसे अमेरिका में हैं।इन सबकी आवश्यकता पूरी करने के लिए 
कोई एक कार्यक्रम पर्याप्त नहीं हो सकता । 

किसानों ने अपनी सहायता अपने आप करने के लिए सहकारी 
समितियाँ बनाई हैं, जो उन्हें उनकी आवश्यकता की १२ प्रतिशत 
चीजें थोक भाव पर दे देती हैं और उनकी उपज को अधिकतम उपलब्ध 
भाव पर बाजारों में बेच भी देती हैं । ग्रेंज और फार्मब्यूरो जैसे विशाल 
स्वेच्छिक संगठनों ने किसानों को और भी अनेक लाभ प्रदान किये हैं। 
वे समानीय स्तर पर सामाजिक और ईक्षणिक गतिविधियों का आयोजन 
करते हैं और राज्यीय और राष्ट्रीय राजधानियों में किसानों की राज- 
नीतिक शकित को बढ़ाते हैं । संघीय सरकार किसानों को भुमि-संरक्षण 
विद्युतीकरण, फसल-बीमा, सिंचाई परियोजनाओं, कृषि अनुसन्धान, 
पैम्फ्लेटों के प्रकाशन और विस्तार सेवा एवं उधार या ऋण सेवा के 
एजेंटों के गाँवों के दौरे के रूप में जो सुविधाएं प्रदान करती है, उसे 
से आज किसान ने अमेरिका में सबसे अधिक सेवित नाग्ररिक का दर्जा 
हासिल कर लिया हैं 


प्राचयेंमय जीवन २४१ 


फिर भी उसकी प्रामदनी देश की श्र्थ-व्यवस्था के शेष अंगों की 
तुलना में कम है। मूल्य-स्थिरीकरण कार्यक्रमों से बड़ी फर्मो के 
मालिकों या विशाल पैमाने पर खेती करने वाली कम्पनियों को सबसे 
प्रधिक लाभ होता है, जबकि उन्हीं को इसकी सबसे कम जरूरत 
होती है । इन कार्यत्रमों से उन पन्द्रह लाख के लगभग कृपि-मजदूरों 
को कोई जाभ नहीं होता, जो फसल के मौके पर उत्तर के इलाकों में 
जाते हैं, वर्हा कमर-तोड़ मजदूरी करते हैं, गन्दे मकानों झौर अस्वच्छ 
परिस्थितियों में रहते हैं श्लौर चिकित्सा की सुविधा भी भली-माँति नहीं 
पा रावते । पुमन्‍्तू और सानावदोश होने के कारण उन्हें किसी एक जगह 
वा मताधिकार नहीं मिल पाता, वे सामाजिक जीवन नहीं बिता पाते 
श्रीर स्थायी रूप से बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पाते । 

थ्रायोवा स्टेट कालेज के छुपि प्रर्थय्रास्त्र के प्रोफेसर ज्योफ्रो शेफ 
ये प्रससार “कृषि में फालतू उत्पादन को रोकने घा एकमाच उपाय यह 
है कि कृपि-श्राय को बढ़ाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कार्यक्रमों को 
श्रपनाना बन्द बार दिया जाए ।! शेफर्ड की धारणा है कि किसानों में 
सन्तान-प्रजनन को दर बहुत भ्रधिक ऊँची होने से हर बरस किसानों की 
रंण्या पाँच जाख बढ जाती है श्लौर यही कारण है कि किसान परिवारों 
की ध्राय वाम रहती है । एक श्ौसत गेहूँ या दुग्ध उत्पादक झच्छी जमीन 
।ने पर भी साल में केवल दो हजार डालर वापिक से झधिक शुद्ध आय 
दी धाधा नहों दार सवबाता । इस झाथ को बढ़ाने वा ठरीदग क्वषपि के 
ये गये घटाना नहीं, किसानों व संरया को घटाना झौर फिर प्रति 
ध्यवित्र उस्पाय्म को बशना है। छेविल यह सोधी-सादी युक्ति उन लोगों 


पी कानी पसनर नहीं जरा सकती. जो किसानों के दोटों 


 संस्या घटाने 


२४२ प्रमेरिका की संस्कृति 


प्रति एक भावसात्मक सोह और ग्रामीण जीवन को ऊँचा समभने की 
भावना भी कम शक्तिशाली तत्त्व नहीं है । 
विदेशी व्यापार 

संयुक्त राज्य संसार के वस्तुओं के कुल उत्पादन का चालीस प्रति- 
शत भाग पैदा करता है और विह्व के कुल व्यापार का दस प्रतिश्नत 
उसके हाथ में है । तठ-कर में रियायतें देकर, दूसरे देशों को उपहार और 
कर्जे देकर उसने विव्व के अन्य देशों के उत्पादन और व्यापार को फिर 
से बढ़ाने में ग्रपता योगदान किया है । उसने अन्य देश्षों को क्षेत्रीय झ्राथिक 
संगठन स्थापित करने के लिए सफलतापूर्वक प्रोत्साहन दिया है। उसने 
अन्य देशों के साथ अनेक व्यापारिक समझौते किए हैं और अन्तर्राष्ट्रीय 
पुननिर्माण और विकास बैंक (इण्टरनेशनल बैंक फौर रिकन्स्‍्ट्रव्शन एण्ड 
डेवलपमेंट) एवं अच्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इण्टरतेशनल मॉनिटरी फंड) 
स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। व्यापार समभौतों के 
फलस्वरूप हमारे तट-करों में बहुत कमी हुई है । सन्‌ १६३०-३३ में 
हमारे श्रौसत तद-कर ५३ प्रतिशत थे, परन्तु १६५१ में वे १५ प्रतिशत 
से भी कम रह गये । जो राष्ट्र इतने समय तक तट-कर लगाता रहा हो 
उसके लिए उनमें इतनी कमी कर देना मामुली वात नहीं है। विदेशी 
आयात से जिन फर्मो के व्यापार पर असर पड़ता है, वे तट-कर की रिया- 
यतों के इस कार्यक्रम को कम कराने के लिए निरन्तर प्रान्दोलन करती 
रहती हैं । जो लोग काँग्रेस में ऐसे व्यक्तियों के मतों से जीतकर आते 
हैं, जिनको विदेशी माल की प्रतिस्पर्धा से बेरोजगार होते की आशंका 
रहती है, उन पर अमेरिकन उद्योगों की रक्षा के लिए मतदाताओं की 
झोर से हमेशा दवाव पड़ता रहता है । 

संयुक्त राज्य अपने तांबा, जस्त, सीसा, तेल और श्रन्य अनेक 
प्राकृतिक सम्पदाओं के भण्डारों को बहुत तेजी से इस्तेमाल कर खाली 
करता जा रहा है । इसलिए उसे इन चीजों की कम-से-कम आधी 
आवश्यकता विदेशों से आयात कर पूरी करती चाहिए। लेकिन ऐसा 


प्राचुपंमप जीवन र४३ 


करने की चेष्टा होते हो फिर देश के श्रान्तरिक हितों के स्वार्थ ही प्राड़े 
थ्रा जाते हैं। वे कहते हैं कि यदि खनिज-पदार्थ बाहर से श्रोयात किए 
गये तो देश की खानों के वेकार मजदूरों का क्या होगा २ जो लोग 
उनके वेतनों पर निर्भर हैं, उनका भविष्य क्या होगा ? 

जब तक श्रमेरिका में वेतन, उत्पादकता और रहन-सहन के स्तर 
सारे संसार के श्रौसत स्तरों से ऊँचे हैं तव तक शेष संसार के साथ 
हमारे व्यवहार श्रौर व्यापार में परेशानी रहेगी ही । यहाँ त्तक कि उदा- 
रता वी सहज भावना भी हमें चिन्तित करती है। श्रन्य देशों में हमें 
अपनी इस उदारता के लिए सफाइयाँ देनी पड़ती हैं श्रोर देश के भीतर 
हम यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं, कि हम किसी को कुछ नहीं दे रहे 
श्रौर दे भी रहे हैं तो सिर्फ सैनिक दृष्टि से कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए 
फिर भी हम श्रपने मन में यह वात श्रच्छी तरह समभते हैं कि यदि 
सारे संसार में ही उत्पादकता बढ़ जाए तो श्रन्ततः उससे हमारा भी 
लाभ होगा । 
व्यापार-व्यवसाय और सरकार 

यह विचार श्रमेरिका के लिए श्रपेक्षाकृत नया है कि प्रर्थ-व्यवस्था 
वो नियन्त्रित करने की जिम्मेदारो सरकार पर है ताकि उससे देश की 
समृद्धि सुनिश्चित बनी रहे । सरकार को भ्रर्थ-व्यवस्था में एक महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका है, व्योंकि एक तो वह पारस्परिक संघर्ष के समय मध्यस्थ 
बा काम फरती है भ्रोर दूसरे वह बहुत बड़ी खरीदार है । इसके अलावा 
बास्पनियों वा (बुछ छोटी वाम्मनियों को छोड़कर) ३८ प्रतिशत मुनाफा 
सरबगर के कोप में जाता है और शेयर होल्डरों को कम्पनियों से जो 
लाभ पता है, उसका भी कुछ भाग वे टेक्‍्स के रूप में प्रदा करते हैं । 

एमने प्रपने जीवनकाल में जो कुछ देखा है, वह एक क्रान्ति से कम 
नगरी ऐ। एस फ्ान्ति ने पूजीवाद वा भी सामाजिकीवरण कर दिया है 
शययोंकि उसने उसकी विराट उत्पादक शवित, उसकी चयन वी स्वतन्द्रता 
धार प्रयोगत्मदा वृत्ति को विद्यतशक्ति की तरह संग्रह कर प्ौर 


श्ड४ड अमेरिका की संस्कृति 


श्रमिक, उद्योगपति श्रौर कृषक रूपी सव-स्टेशनों और स्वयंसेवी स्वैच्छिक 
संगठन रूपी ट्रांसफामंरों के जरिये सारे देश में फैले उपभोकताओं में 
वितरण किया है। पूजीवाद ने काफी समय तक सरकार से टवकर 
ली, किन्तु भ्रव उसने भ्रन्त में समझौता कर लिया है। उससे अव यह 
विचार स्वीकार कर लिया है कि श्रर्थ-व्यवस्था तभी किसी के लिए 
हितकर हो सकती है, जब वह देश के समस्त नागरिकों के लिए हितकर 
हो । व्यापारी जगत्‌ और सरकार के बीच की एवं अथ॑-तीति और 
राजनीति के बीच की दोवारें डह गई हैं और भ्रवः इन सभी को एक 
ऐसी समाज-व्यवस्था के अंगों और पहलुओं के रूप में देखा जाता है 
जिनका उद्देश्य जनता का कल्याण करना है | सामाजिकीकृत पूंजीवाद 
ने लाभों को बढ़ाया और व्यापक बनाया है और किसी भी अन्य समाज- 
वादी या कम्युनिस्ट राज्य की अपेक्षा धनो और गरीब के बीच की खाई 
को अधिक प्रभावशाली रूप में कम किया है | सम्पदा शुल्कों ने विज्ञाल 
पारिवारिक ऐदवर्य और सम्पत्तियों को धीरे-धीरे खत्म कर दिया है। 
हमारी आशिक प्रणालो पूर्ण और स्वेथा निर्दोष है, यह दावा हम 
नहीं करते, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हमारी प्रणाली निरन्तर सही 
दिशा में गति कर रही है। प्राचुययं और स्वतन्त्रता--ये दोनों हमें भ्रवि- 
च्छित्त रूप से परस्पर जुड़े हुए प्रतीत होते हैं । संयुवत राज्य ने इन दोनों 
को एक ऐसी सामाजिक प्रणाली के हारा पाया है जिसमें व्यक्तिवादिता 
है, स्वेच्छिक संगठन बनाकर स्वावलम्बन की वृत्ति है और साथ ही 
संघवाद भी है और ये तीनों एक-दूसरे को प्रतिसन्तुलित करने वाली 
शक्तियों के रूप में काम कर रहे हैं । इस प्रणाली के फलस्वरूप उद्योगों 
का स्वामित्व चहुत व्यापक क्षेत्र में फैल गया है, अभिक्रम की भावना 
ओर निरचय करने के अ्रधिकार का विस्तार हुआ है और प्र्थ-व्यवस्था 
से उत्पन्न प्राचुर्य का लाभ अधिकाधिक व्यापक क्षेत्र को पहुँचा है । 
भौतिक वस्तुओं का प्राचुय हो जाने के कारण अब उधर से 
नन्त होकर अमेरिकन लोग अर्थेततर वस्तञ्नों की ओर अधिक भकांव 


छल 


प्राचुयंमय जीवन 5003 


द खाने लगे हैं श्ौर उन प्रवृत्तियों में ्रधिक हिस्सा लेते हैं, जिंनका 
सम्बन्ध केवल भौतिक सम्पदा को बढ़ाने से नहीं है । स्वैच्छिक नागरिक 
प्रवृत्तियों में तो अमेरिकन लोग हमेशा ही दिलचस्पी श्रौर रुचि लेते रहे 
हैं, किस्तु श्रव वे उन वस्तुओं को भी महत्त्व देने लगे हैं जो उन्हें व्यक्ति 
के रूप में और समाज के सदस्य के रुप में ऊंचा उठाती हैं । 

जिन लोगों के पास अच्छे जीवन-यापन के लिए आवश्यक भौतिक 
यस्तुप्रों की कमी है, उन्हीं के लिए भोतिक मूल्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
हो सकते हैं, किन्तु श्रमेरिका में इस बात के श्रनेक प्रमाण श्र लक्षण 
मौजूद है कि भौतिक सम्पदा के प्राचुयं ने वहाँ श्रन्य मूल्यों को प्रधिक 
महत्त्वपूर्ण बना दिया है । शर्थशास्त्री जब मानवीय व्यवहार की व्याख्या 
करते है तो उसके मूल में हमेशा लाभ की भावना उन्हें दिखाई देती है 
परन्तु श्राज यह जाहिर हो गया है कि श्रब दूसरे मूल्य श्रौर दूसरी 
भावनाएँ भी भ्रधिवाधिक प्रभावी होती जा रही हैं। 

भौतिक वस्तुओ्रों के प्राचुयं का भ्र्थ श्रवसर भौतिकवाद सम लिया 
जाता है। संयुवत राज्य में भौतिक वस्तुग्नों के प्राचुय के चिह्न स्पष्ट 
हूप में विद्यमान हैं; किन्तु विदेशी लोगों को वे प्वसर हमारी अ्रपेक्षा 
ध्ाधिवा महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते है । हम अपनी तड़क-भड़क वाली चम- 
घमाती मशीनों को देख कर खुश होते हैं । कभी यह सुणी सुन्दर खिलौने 
को देखवर बच्चे को होने वाली प्रसन्नता जैसी होती है और कभी 
उसवग बगरण उससे मिलने वाला झाराम और सुविधा होती है । किन्तु 
एन दस्वुधों बाग दूरगासी प्रभाव हमें भौतिकवाद से मुदत करने वाला 
ऐैअयोकि एन मशीनों के प्रयोग से हमारा जो समय बचता है, उसे 
एम प्रनोतिया वस्तुश्नों की झोर लगा सकते है । 


संयुवत राज्य ने उन समरयाशों के साथ जनना प्रनी से प्रारम्भ 

बार रिया ६ जो धन्य देशों के सामने शब तक थादी हो नहों हैं।वे 

समस्याएं ऐ : जब दर्गरंद समाप्त हो जाएगा झौर धघधिकतर लोगों के 
के 


दास बाफ। प्णगश धोर सच बरने को पैसा हो जाएगा, तद संम्द्रति 


२४६ भ्रमेरिका की संस्कृति 


का क्‍या होगा ? व्यवित को यांत्रिक श्रथ॑-व्यवस्था में वया सस्तोष और 
क्या निराशाएँ अनुभव होती हैं ? उत्पादक अर्थ-व्यवस्था को उन उद्देश्यों 
की पूर्ति में कंसे लगाया जा सकता है जो विशुद्ध रूप से आ्राथिक नहीं 
हैं ? रुचि, संवेदनशीलता और शैली पर अर्थ-व्यवस्था का वया भ्रसर 


पड़ता है ? श्रोर वह ललित कलाओों और लोक कलाशों पर वया प्रभाव 
डालती है ? 


सध्याय : दस 


कलाएँ 


वया कोई ऐसी कला संसार में है जो खास तौर से एक सचल, गति- 
शील श्रौर प्रायः वर्गहीन समाज के लिए उपयुक्त हो ? 

डि टोकविल का विचार था कि ऐसी कला है । उसका कहना था 
कि उसका साहित्य ऐसा होना चाहिए जो प्रासानी से उपलब्ध हो सके 
भ्रौर जल्दी से पढ़ा जा सके। उसमें तीर श्रनुभूतियों श्रौर भावनाग्रों की 
अभिव्यवित होनी चाहिए। उसकी शली प्रभावकारी श्रौर सरल होनी 
चाहिए, ,उसमें अ्रप्रत्याशित और सर्वथा नवीन वस्तु का वर्णन होना 
चाहिए ताकि वह मनोहारी होने के बजाय श्राश्चर्य की सृष्टि कर सके 
श्रौर रुचि को तृप्त करने के बजाय भावनाग्रों को भकभोर सके भौर 
प्रागदोलित कर सके । 

यद्यवि डि टोबाविल का यह वाथन सामूहिक माध्यमों (सिनेमा, 
रेडियो, टेलीविजन, समाचार-पत्र श्रादि) पर बहत अ्रच्छी तरह लायु 
टोवा है तो भी उसमें एस वात को प्यान में नहीं रखा गया है कि शिक्षा 
के व्यापक प्रसार श्लौर भौतिक समृद्धि के प्राचुय के कारण इन माध्यमों 
के प्रोता शोर दशक या पाठवा विसी एक वर्ग के नहीं रहे, वल्कि 
विविध यर्गों येः है गये है । किन्तु तो भी उसने उन खतरों की ओर 
धयश्य स्पष्ट समेत वार दिया है जो दणिक्‌ सभ्यता में कला को उठाने 
पश्य। 

ह टोकविल यए बाल्यना नहीं कार सक्ता कि ऐसा समय नी आा 
सकता है जबकि भेदवत-मशज्तत से मुस्त हो नुष्य अपनी निज 
ये रचयों वा विकास वार ले झौर चाहे तो बुछ घंटे मेहनत करने के 


पन्ने हर 


दाद स्वयं बाज़ायगर दन जाए। उसने घाज के जमाने की कल्पना नहीं 


२४८ झ्रमेरिका की संस्कृति 


की थी जबकि सामान्‍य नागरिक प्रतिवर्ष दस करोड़ डालर के संगीत 
के रिकार्ड खरीदते हैं, और एक संगीतकार की. आलोचनात्मक तुलना 
दूसरे से करते हैं। ग्राज लोग स्वयं आश्चर्यजनक रीति से संगीत के 
विशेषज्ञ होते जा रहे हैं । 
अमेरिकन लोग अपनी भौतिक सफलताओं की तो खूब डींग हाँकते 
हैं, परन्तु सांस्कृतिक क्षेत्र में एक कदम भी आगे रखने में संकोच करते 
हैं। उन्हें भय रहता है कि कहीं उनकी संस्कृति यूरोपीय लोगों की 
. भ्राँखों को ग्राम्य श्रौर अ्रपरिष्कृत प्रतीत न हो । हम यह दावा करते 
हैं कि लोकतस्त्र, स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुख-सुविधा और यास्त्रिक दक्षता 
हमारी अपनी चीजें हैं, किन्तु संस्कृति हमारी नहीं, वह यूरोप की है। 
हमारी दृष्टि में यूरोप बूढ़ा और थका हुआ है, वह आधुनिक और यौवन 
से परिपूर्ण नहीं है। इसलिए कला के विकास और परिष्कार. का काम 
हमने स्त्रियों के लिए छोड़ दिया । यही कारण है कि कला हमारे लिए 
स्प्रेष वस्तु बन गई | 
अ्रव तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है लेकिन उसका कलंक श्रभी तक 
ज्यों का त्यों बना हुआ है । 
सचाई यह है कि हम अतीत से विमुख होकर भविष्य की ओर 
प्रभिमुख हो रहे हैं और डि टोकविल ने इस सचाई को अपनी विचक्षण 
दृष्टि से देख लिया था । अतीत से पराइ मुख होकर भविष्य की शोर 
हमारा यह मुह मोड़ता एक तरह से कला के प्रतीकात्मक झाकारों से मु ह 
मोड़ना है। कारण, कला कल्पना और प्रतीकों का आश्रय लेकर जीवन 
के सम्बन्ध में एक दुःखमय अनुभूति और संवेदन प्रस्तुत करती है, वह 
मानव की वत्तेमान परिस्थिति और भावी नियति के सम्बन्ध में अत्यन्त 
दारुण सत्य को उद्घाटित करती है। किन्तु अ्रमेरिका एक नया नवीन 
देश था जिसके भविष्य में दुःखास्त परिणति के लिए कोई स्थान नहीं 
था | उसकी कल्पना उसका स्वप्न झ्राशा से श्रोत-पत था। 


रालाएँ २४६ 


लेकिन इस श्राशामय सुखपूर्ण भविष्य का सुजन केवल कवि बन 
कर और काव्य की सृष्टि कर के ही नहीं किया जा सकता । कुरूपता, 
प्रसौन्‍्दर्य. गरीबी और पतन से खिन्‍न और उहिग्न होकर हम अमेरिकन 
उनके निवारण के लिए कुछ करने को आतुर थे । हमने अनुभव किया 
कि इन समस्याश्रों से जुकने की श्रावश्यवात्ता है-- हमें केवल कला से 
उन्हें साकार श्र प्रभिव्यकत ही नहीं करना, बल्कि उनका उपचार 
भी करना है। इसलिए हम सामाजिक प्रयोगों श्रौर सामाजिक विज्नानों 
के प्रध्ययन में लग गये । 

जो ऊर्जा श्र जो श्रान्तरिक प्रेरणा कलाकार की स्फूर््ति प्रौर प्रेरणा 
बनती, वही समाजविज्ञान-ेत्ताओशों और मनोवैज्ञानिकों की मानव फे 
प्रध्ययन की उर्जा नर प्रेरणा बन गई । कलाकार की-्सी धैर्थपूर्ण थ्ाशा- 
श्रादांक्षा से उन्होंने मानवीय श्रभिप्रायों और उद्देश्यों का भ्रष्ययन क्रिया, 
वेत्ते ही प्रयत्न से मानवीय व्यवहार के श्रभिष्राय की व्यास्या की | 
लेबिन उससे ग्रन्त में जो कुछ तैयार हुआ वह है स्कूल में अ्रष्ययन की 
पाठ्य पुस्तक, पारिवारिक कल्याण सेवा या चिकित्सा विद्वान के क्षेत्र में 
मानसिक लिवित्सा की पद्धति । 

एस तरह हमने कार्यप्रणाली कलाकार की प्रपनायी है -प्र्थात्‌ अनु- 
भव फो तात्ालिक अनुक्रिया ही हमारी पतवार है। झपरिमेय उत्कण्या 
से प्रेरित टोफकार एमने अपने समार को उसी तरह खोजा और टटोला है 
जसे बच्चा समुद्रतट पर किसी दिल को खोजता और टटोलता है या 
पवि प्रशति भें किसो झनभूति या क्षण को सोजदता-परखता है। कला 


फी साधना शा परिणाम एवं ऐसी कृति दंग सूजन होता है जो झत्ता को 


कि 
ब्ड, ल्‍्‌ 


प्ररफुटिग बारती है, परन्तु हमारी साधना वी बन्तिम परिणति एक ऐसी 
उति में रोदो है, जो सत्ता या परिस्थितियों वी व्याय्या नही करती, उसे 
रएल देती है । 
णथ एमारे प्रतिणाशाणों दोग बला बी दोर प्रदस होते है तव भी 
र्पणश ड्ियों वो 


२४० प्रमेरिका को संस्कृति 


रहती है, कम-से-कम वे अमेरिका के विशिष्ट अर्थ को, उसके गढ़ अभि 
श्राय को अनावृत करने और उसे उसके सौन्दर्य श्रौर कुरुपता, दोनों में 
स्पष्ट रूप से देखने का प्रयत्त करते हैं। इसीलिए ग्राण्ट वुड श्रपने 
किसान नर-नारियों के चेहरों पर प्रेयरी प्रदेश के हरे-भरे भंदानों को 
चित्रित करता है और वाल्ट व्हिटमैन अंगड़ाई लेते, प्राण से स्पन्दित और 
माँस-पेशियों को अकड़ाते समूचे राष्ट्र को अपने काव्य में समेटने का प्रयल 
करता है । हे 

यद्यपि हमारे देश में महान कवि हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे 
तो भी इस तरह की संस्कृति में साहित्य स्वभावतः पत्रकारिता की दिशा 
में मोड़ लेता है । एक ऐसी दुनिया के लिए, जो तीन्नरगति से चल रही 
है, जिसमें सिर्फ सार्वजनिक घटनाएँ ही तेज गति से नहीं घटती, बल्कि 
वैज्ञानिक अनुसंधान भी तीत्न गति से होते हैं और दैनिक जीवन में उन 
का उपयोग भी त्वरित गति से होता है, पत्रकारिता अत्यन्त आवश्यक 
है। भ्राज जबकि विज्ञान के सीधे-सादे श्र सच्छे वर्णन पुराने कवियों 
की कल्पना की ऊँची उड़ानों से भी वढ़ गये हैं और प्रकृति के झराश्वयों 
के वाल्ट डिस्ने द्वारा सिनेमा के पर्दे पर किया गया चित्रण ओडीपियस 
के आश्चर्यजनक भ्रमणों से भी कहीं आगे बढ़ गया है, हमें ऐसे व्याव- 
हारिक व्यक्तियों की आवश्यकता है जो हमें अदभुत श्राइचर्यों की इस 
भूलमुलयां में से रास्ता दिखाते हुए आगे ले जा सकें, जो हमें उसके 
रहस्य को समझा सके | 

या भाप यह जानना चाहते हैं कि संसार में क्या हो रहा है ? झ्राप 
की जिज्ञासा को शान्त करने के लिए यहाँ साप्ताहिक समाचार-पत्रिकाएं 
हैं या जान गन्थर जैसे पत्रकार हैं, जो हर महाद्वीप की जानकारी आ्ाप 
को दे सकते हैं। मनोविज्ञान में आपकी दिलचस्पी है ? आपकी इस 
दिलचस्पी को इरा करने के लिए गली-कूचों शौर सड़कों पर मनोविज्ञान 
की अपनी सरल भ्रौर सस्तो कितायें वेचने वाले आपको मिल जाएंगे। 
ये लोग जानते हैं कि उपन्यासकार या नाटककार की वर्णन कला का 


२५२ भमेरिकता की संस्कृति 


चीज़ केक (पनीर का केक) बनाने की विधि छापती है, तो श्रपराधों 
की तस्वीरें भी छापती है । किन्तु उसके द्वारा उच्च संस्कृति उन लोगों 
तक पहुँचाती है, जिन्होंने कभी उसका सम्पर्क नहीं पाया'। श्र आज 
कौत कह सकता है कि यह संस्कृति किन जड़ों को सीचेगी और किस 
जीवन को परिपुष्ट करेगी ? 

आधुनिक यन्त्र विद्या और कलात्मक प्रतुभूति, दोनों के पारस्परिक 
सम्मिश्रण से ही श्राज संगीत के रिकार्डों का निर्माण, टेलीविजन पर 
चृत्य-नाटकों का प्रदर्शन, चित्रकला की सुन्दर कृतियों का जन-साधारण 
के लिए प्रकाशन सम्भव हुआ है । ऐसे लोगों की संख्या बहुत्त कम है 
जो संस्कृति को एक बहुत छोटे उच्च सम्प्रान्त वर्ग तक ही सीमित रखने 
के पक्षपाती हैं ताकि इस संस्कृति पर एकाधिकार रहने से वे दूसरों की 
अपेक्षा अपने श्राप को ऊँचा और श्रेष्ठ समभ; सकें । हम समभतते हैं कि 
जो कला सचमुच महान है, वह किसी एक वर्ग को नहीं, समग्र संसार 
को आकृष्ट और प्रभावित करती है । 

केला को लोकप्रिय बनाने और उसे लोककला का रूप देकर जन 
मे जान्‍्य तक पहुँचाने की यह प्रवृत्ति अमेरिका में श्राने वाले विदेशियों 


को आश्चयं और आधात पहुंचाती है, मानो कला का प्रसार कला को 
विक्रृत भी कर देता हो । 


साहित्य 

यह आशा की जा सकती है कि विहिटमैन के काव्य को भाँति हमारा 
सादा साहित्य ही संसार की श्रटारियों से उच्च घोष के साथ वर्वर 
गर्जन करेगा; उसमें नई-नई आवादियों को बसाने वाले प्रसभ्य लोगों 
की-सी स्थूल अपरिष्कृतता, सबल आशावादिता और अपने इर्द-ग्रिर्द के 
सॉस्क्ृतिक परिवेश को स्वस्थ व्यावहारिकता प्रतिबिम्बित होगी । 

किन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं है । डब्ल्यू० एच० औडन ने कहा था, 
इरोप से यहाँ आकर मेरे मन पर सबसे पहली और सबसे जबर्दस्त 
छाप यह पड़ी है कि यहाँ का सारा साहित्य जितना निराशा से भरा है, 


क्ताएं २५३ 


उतना संसार में कभी भी और कहीं भी लिखा गया साहित्य नहीं है | 
प्लौडन को यह देखकर आश्चय हुआ कि जो राष्ट्र संसार में सबसे अधिक 
आ्राशावादी होने के लिए मशहूर है, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक स्वतस्त्र 
है, वह अपने झ्ापको “हताश व्यवितयों, कलुष चरित्र वालों और अपनी 
घुरी और स्थान से विस्थापित व्यक्तियों का समाज” समभता है और 
उसके सब वीर और नायक वे लोग हैं “जिनमें व्यथा और विपत्ति 
को चुपचाप सहन करने के सिवाय और कोई ग्रुण नहीं हैं ।” वह 
सोचता था कि इसका कारण क्या है ? 

इसका एक उत्तर यह है कि अनेक अमेरिकन लेखक अच्तरतम से 
श्रादर्शवादी हैं, वे श्रमेरिकन जीवन-पद्धति की भावी आशापूर्ण सम्भाव- 
नाभ्रों को बहुत गम्भीरता से लेते हैं और आदशे के विकृत होने पर 
विद्रोह करते हैं । वे उस सिक्के का, जिसके एक ओर बूृस्टर यन्त्र की 
मूत्ति अंकित है, दूसरा पाइवं हैं । श्रव लेखक का यह भी एक काम हो 
गया है कि वह गन्दी वस्तियों पर एक आँख रखे | उपन्यासकार झायद 
अ्रमेरिकन जीवन में सबंत्र पायी जाने वाली प्रतिसन्तुलन॒कारी शवितयों 
का ही एक अंग है श्लौर उस रूप में वह विज्ञापनदाता की कमी को 
पूरा करता है । सम्भवतः, ज॑सा कि डी० डब्लू० ब्रोगन ने कहा है, 
निराशावादिता यहाँ के जीवन में पायी जाने वाली प्रतिस्पर्धा के दबाव 
और खिदाव का परिणाम है। 


हे 
गालेण्ड, डर 


[इजर और नोरिस से लेकर सिच्चलेयर लुइस, भ्रपटन 
सिललेयर, डॉस पासोस, हेमिगवे, फौकनर और स्टाइनवैक तक और 
उसके बाद युद्धोत्तदालीन नये लेखकों तक सभी सशवत उपन्यासकारों 
ने इसी पृप्ठनूमि पर झपनी रचनाएं तैयार की हैं। सन्‌ १६२५ से 
१६४० तक अमेरिदन उपन्यास पश्चिमी संसार में सबसे झधिक प्रभाव- 
शाली रहे हैं । 

हेमियवे की विशिष्ट शैली, जिसमें वह शब्दाडम्वर के बिना सत्य को 
उसके सही रूप में उघाड़ कर रख देता है, शऔर भ्नुभव को प्रतीयमान 


२५४ अमेरिका की संस्कृति 


रूप के बजाय अनुभूयमान रूप में प्रकट करने का उसका संकल्प, 
सबसे अधिक प्रभावशाली थे । उसकी रचनाओं में श्राधुनिक मानव का 
यह भय भी अन्तनिहित रहता था कि कहीं भ्रपनी दुतिया पर से उस 
की पकड़ और नियन्त्रण ढीला न हो जाए। उसके पात्र आत्मनियल्रण 
खो देने के भय से हमेशा ग्रस्त रहते हैं, इसलिए वे मन्द्र सप्तक में 
बोलते हैं। उसके नायक आम तौर पर शारीरिक और भौतिक दृष्टि 
से पराजित हैं और यदि उन्होंने कोई विजय प्राप्त की भी है तो वह 
निरी नैतिक विजय है। उसके एक उपन्यास में एक बूढ़ा एक मछली 
और समुद्र के खिलाफ लड़ाई में विजय पा लेता है, परन्तु पुरस्कार 
नहीं जीत पाता । उसको रचनाओं में और उसके पात्रों पर विचाक्ष 
और मौत की छाया भूलती रहती है । 

जाँन डोस पासोस अपने पूर्ववर्ती अनेक अमेरिकनों की भांति अर्थ 
व्यवस्था के परिवत्तत से, जिसने जैफर्सन के जमाने की कृपि-प्रधाव 
लोकतंत्री अर्थ-व्यवस्था को हैमिल्टन की बड़े व्यापारियों और उद्योग- 
पत्तियों के प्राधान्यवाली श्रथव्यवस्था में बदल दिया था, बहुत नाखुश 
था, इसलिए उसने १६३० के दर्शक के जेन-साधारण का चित्रण एक 
ऐसे शोषित मानव के रूप में किया जो अपने ही देश में बेघर, वेगाना 
श्रौर अपनी विरासत से वंचित है। कैमरा, न्यूजरील और जीवनकथा 
की टैकनीक से उससे वेरोजगार और अरल्पवेतनभोगी शोपित व्यक्ति 
की ओरोर से विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उसके नायकों को हेमिगवे 
के नायकों की भांति लड़ने का मौका हीं नहीं मिलता, वे हमेशा हारे 
रहते हैं और विराट महानगरी, जिसके लिये व्यक्ति का कोई मुल्य नहीं 
है, उन्हें हमेशा मसहाय वचाये रखती है । 

विलियम फॉकनर ने दक्षिण के जीवन का अ्रध्ययन करते हुए उस 
में हिंसा, पतन और असामान्यता पायी । फॉकनर ने दक्षिण का जो 
चित्रण किया उसमें वत्तमान पर अ्रतीत का प्रभाव और लज्जा के साथ 
ग॑ का सम्मिश्रण था। उसमें जातीय भ्रसहिष्णुता के भार से दवी 


कलाएं २५५ 


5 


हुई गन्दी बस्तियां उद्योगों से दा किए गए दुःस्वप्त से भी कहीं अ्रधिक 
भयंकर चित्रित की गई हैं । इन रचनाओं के कथानक एक प्रकार के 
दुःस्वप्न हैं, यहाँ तक कि कथानक में आने वाले कुछ अस्पष्ट तत्त्वों में 
दुःस्वप्न की सी भयंकरता है। फिर भी फॉकनर ने अ्रपते साहित्य में 
दुःखान्तता की सृष्टि की, जो कम-से-कम अ्र्थहीनता से तो बेहतर 
हीथी। 

अन्‍य लेखक-लेखिकाओं ने भी, जिनमें बीसियों बहुत अच्छे हैं, 
अमेरिका के जीवन को भिन्‍न-भिन्‍न भरोखों श्र टेकरियों पर खड़े 
होकर एसे ही श्रनुज्ज्वल और घुघधले पहलू से देखा है। श्रस्कॉइन 
कौल्डवैल ने जॉजिया से और जेम्स फरेल और मेयर लेविन ने शिकागो 
से अमेरिकन जीवन की झाँकी प्रस्तुत की है, किन्तु दोनों का ही चित्रण 
श्रेधियारे जीवन की फाँक़ी है । जॉन शो हारा ने भी उच्च अभिजात 
बर्ग में जीवन का खोखलापन देखा है श्लोर बड शुलबर्ग को हॉलीवुड में 
कोरी स्वार्थवृत्ति श्रौर घूसेबाजी आदि के अखाड़ों में श्रौर सागर- 
तट के पुलिन प्रदेशों पर ही नहीं, बल्कि ऐसी सभी जगहों पर, जहाँ 
सत्ता और शवित मनुष्य को सामाजिक रीति-नीति और आचार के 
उल्लंघन के लिए प्रलोभित करती है, भ्रष्टाचार श्रोर कुत्सा दिखाई दी। 

किन्तु श्रमेरिका बहुत बड़ा देश है, उसकी विशालता भर विविधता 
के कारण कुछ स्थानों से ऐसा साहित्य सृजन भी हुआ है, जो श्रधिक 
उत्साह और झ्ाशा का संचार करता है, क्योंकि वह जीवन को यथार्थ- 
वादिता से और कम निराशावादिता से चित्रित करता है। डोरोथी 
कंनफील्ड फिशर ने वरमोंट के ग्राम जीवन को ही चित्रित नहीं किया, 
बल्कि याँकी संस्कृति को समभने में भी हमें सहायता दी है। वाल्टर 
डो० एडमंड्स शौर सेम्युम्नल हॉपकिन्स ऐडम्स ने न्यूया्क राज्य के 
उत्तरी भागों के निवासियों का, मार्था प्रोस्टेन्सो (ओर उससे पूर्व विला 
कंथर) ने उत्तरी मंदानों के एकाकी आझ्राप्रवासी किसानों के और ए० बी० 
गयरी ने सुदूर उत्तर-पश्चिम के पर्वतवासियों के जीवन का चित्रण किया 


२५६ भ्रमेरिका की संस्कृति 


है। कोनराड रिइटर ने पेनसिलवेनिया और दक्षिग-पदिचमी प्रदेश के 
अतीत जीवन का, बलाइड ब्नामन डेविस ने अनेक स्थानों के, विशेषकर 
मिसूरी और कोलोराडो के और माजोंरी किनन रॉलिग्स ने फ्लोरिशा 
के देहातों के जीवन को अंकित किया है। बेन लूसियन बर्मन ने बंदी 
के माँफी की संस्कृति के चित्रण में विशेषज्ञा प्राप्त की है । 

जब हम फिर दक्षिण की ओर आते हैं तो हमें हिसा और पतन की 
भाँकी साहित्य में पुनः मिलती है, फिर भी हमारे अनेक दक्षिणी 
उपन्यासकार अत्यन्त प्रतिभाशाली हैं। इस कोटि में कान मैककलर्स 
लिलियन स्मिथ, यूडोरा वेल्दी और श्रन्य अनेक लेखक-लेखिकाओं की 
गणना की जा सकती है। 

अमेरिका में प्रायः सभी लोग आभवासी हैं, इसलिए उन्होंने नवा- 
गन्तुक आध्रवासियों के अनुभवों, यूरोप और श्रन्‍्य महाद्वीपों में उनके 
अतीत जीवन, उनके संघर्ष और धीरे-धीरे नई संस्कृति के आत्मसातृ- 
करण के चारों ओर बहुत-सा साहित्य का ताना-बाना बुना है। इविंग 
फाइनमैन ने पुराने यहूदी जोवन का चहुत बारीक और पैनी दृष्टि से 
वर्णव किया है श्र हमंन चौक ने मौजूदा समाज-व्यवस्था पर तीत्र 
आधात किया है। ओलिवर ला फार्ज ने अपने 'लाफिग व्याय' और 
अन्य उपच्यासों में इंडियनों के दो संस्क्ृतियों के बीच संघर्ष के 
प्रति सहानुभूति व्यक्त की है । रिचर्ड राइट और भ्रन्य नीग्रो लेखकों ते 
नीग्रो लोगों पर जाति-भेद के प्रभावों का वर्णव किया है। ऐसे लेखकों 
की सूची से पूरा एक पृष्ठ भर सकता है, जिन्होंने हमारे जटिल जातीय 
चित्र में रंग भरे हैँ । 

अमेरिकनों ने जब अपनी भिज की मिश्रित और संकर संस्कृति-से 
बाहर निकलकर श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ को समझने को कोशिश की, तो 
फिर उपन्यास ने ही दोनों संसासों के वीच पुल का काम किया। पर्ल 
वक ने चीन का ममस्पर्शी चित्रण किया ओऔर जेम्स मिद्नर ने एशिया 
की अन्य संस्कृतियों का चर्णन । अमेरिकनों ने हमेशा यूरोप की पृष्ठभूमि 


छलाएं २५७ 


पर उपन्यास लिखे हैं। जब उनकी दिलचस्पी अफ्रीका की ओर हुई तो 
उन्होंने उस दुःखग्नस्त प्रदेश के जीवत और उसकी समस्याझ्रों को सम- 
भने के लिए उपन्यासों का ही झाश्रथ लिया, हालाँकि ये सब उपन्यास 
प्मेरिकनों के ही लिखे हुए नहीं थे । 

यद्यपि संयुक्त राज्य का जीवन उसके उपन्यासों के भीतर से देखने 
पर हमें मुख्यतः निराशा का हो जीवन लगता है, तो भी कुछ चोटी के 
लेखक ऐसे हैं जिन्होंने इस जीवन की अ्रधिक सन्तुलित झाँकी प्रस्तुत 
की है । यद्यपि स्टाइनवेक ने मानव पर प्रकृति और उत्तरदायित्वहीन 
समाज के अत्याचारों पर बहुत रोप और आझाकोश प्रकट किया है, तो भी 
जीवन के प्रति उसकी अविचल आस्या और जीवित रहने के लिए संघर्ष 
करने की उसकी भावना उस ग्राक्रोश को सन्तुलित कर देती है। व्यंग्य- 
कार ओर शुद्धाचारवादी जे० पी० माक्वेण्ड ने अपनी रचनाओं में 
दिखाया है कि जो लोग पिछली पीड़ी के पैमाने के मुताबिक जीते हैं या 
दोलत जिन्हें रूढ़िवादी बना देती है, वे कंप्ते मानवीय शक्ति को वर्बाद 
झरते हैं । फिर भी उसका स्वर सहानुभूति से भरा है, उसमें क्रोध या 
निराशा नहीं है । 

रॉबर्ट पेन वारेन ने प्रपनी जीवन की तस्वीरों में, खासकर दक्षिण 
के जीवन को तस्वीरों में दुःख की सच्ची अ्रनुभूति पं कित की है, उसने 
दिखाया है कि अच्छे इरादों श्रोर सदाशयता से किए गए कामों का 
परिणाम भी प्रक्‍तसर खराब हो जाता है। उसे यह कथन एक क्र व्यंग्य 
दिखाई देता है कि अ्रक्सर बुराई में से भी भलाई पैदा हो जातों है 
जैसा कि विली स्टाक॑ ने अपने 'धॉल दि किग्स मैन! उपन्यास में स्पष्ट 
किया है । फिर भी प्राशा की वात यही है कि मनुष्य भ्राज भी न्याय के 
लिए झातुर झौर व्यग्र हैं, हालांकि वे उससे वंचित कर दिए गये हैं, या 
स्वयं उन्होंने ही उसे विकृत कर दिया है । 

जेम्स गोल्ड कोजन्स ने अनेक विषयों पर रचनाएँ लिखी हैं, पर न्तु 
दह हमेशा मानव के संघर्ष को घाध्यात्मिक मूल्यों के एक ढाँचे के भीतर 


श्भ्र८ भ्रमेरिका की संस्कृति 


ही देखता है। उसकी दृष्टि में मानव की मुख्य समस्या यह है कि 
श्रच्छाई को बुराई से श्रलग करके कैसे पहचाना जांए और कैसे वरणीय 
का वरण किया जाए। उसकी पुस्तकों में बुराई और कुत्सा के प्रति 
चिन्ता अवश्य है किन्तु वह उससे अभिभूत नहीं होता 0 2232 

एडना फर्वर, जिराल्ड वार्नर ब्रेस शौर हैमिल्टन बासी झ्रादि लेखक- 
लेखिकाओं की गिनती भी उन्हीं में की जा सकती है जिनके पाँव बुराई 
और पाप की लहर में उखड़े नहीं श्रौर जो सामान्य जीवन के पुननिर्माण 
के इच्छुक हैं और ,व्यवितऔर- समाज की पारस्परिक अनुक्रियाओं में 
रुचि लेते हैं । 

और भी अनेक होनहार लेखक हैं भ्रौर यह उचित भतीत नहीं होता 
कि उनमें से कुछ का अलग से नामोल्लेख किया जाए, फिर भी नेल्सन 
भालग्रेन और सौल' वेलो सम्भवतः उन लेखकों में विशिष्ठ और प्रमुसत 
हैं, जो सामान्य जन में, बल्कि सामान्य से भी निम्न श्रेणी के मानव में , 
दिलचस्पी लेते हैं,और जिनमें पाठक को व्यवितशः आक्षष्ट करके इस 
शैणी के मानव का पुनः सृजन करने की क्षमता है । 

संयुक्त राज्य में ऐतिहासिक उपन्यास बहुत लोकप्रिय हैं, व्योंद्ि 
अमेरिका को अपने इतिहास पर गरवे है और वह अपने श्रतीत को 
बिल्कुल हाल का और अत्यधिक निकटवर्ती होने के कारण सहज में 
है! देख भी सकता है। ऐतिहासिक उपन्यासकारों की संख्या बहुत बड़ी 
है, फिर भी उनमें कैनेथ रॉवर्ट स, सेम्युअल शेलावर्ग र, टामस वी ० कौस्टेन, 
भ्रुश लेंकास्टर और वान बिक भेसन विशेष दक्ष हैं । 

द्वितीय विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखे गये उपन्यास भ्तेक 
सिद्वहस्त लेखकों की छायानुकृति हैं। उनका वाह्म ढाँचा डोस पासोतत 
से लिया गया है, क्योंकि अपने नायकों को सामूहिक रूप से चित्रित 
करने के लिए लेखकों को उसकी टेकनीक की आवश्यकता है। उन्होंने 
पात्रों की मनःस्थिति के चित्रण में स्कॉोंट फिट्जजिराल्ड से, हास- 
परिहास के लिए स्टाइनबेक से और ;त्रिया, गति झौर वात्तताप के 


फलाए रधट 


लिए हेमिगवे से प्रेरणा ली है। इन सब उपन्यासों की एक विशेषता 
यह है कि उनमें एक ऐसी पलटन या दस्ते का चित्रण अ्रवश्य होता है 
जिसमें सभी जातियों के लोग होते हैं । इस पलटन या दस्ते में जातीय 
या इतर विद्वेष उभर श्राते हैं, किन्तु अन्त में नायक किसी ऐसी जाति 
का व्यवित बनता है जिससे सदसे भ्रधिक घृणा की जाती रही है। 
प्रसहिष्णु लोग या तो मारे जाते हैं या उनका हृदय-परिवर्तेन हो जाता 
है और शत्रु के आक्रमण की अग्निपरीक्षा के समय सब भाई-भाई 
बन जाते हैं। जाति-विद्व ष के अलावा उन अफसरों श्रौर स्त्रियों के 
प्रति, जो सुदृर अपने देश में ही हैं, इन विदेश-स्थित सेनिकों में घुणा 
पैदा हो जाना भी श्रवसर इन उपन्यासों में पाया जाता है। ये लोग 
यद्यपि कठोर अनुशासन को नापसन्द करते हैं, तो भी युद्ध को अनिवार्य 
मान कर उसे शअ्पने जीवन की एक शत के रूप में ग्रहण कर लेते 
है । लेकिन ये किसी मिशनया श्रार्श की भावना से नहीं लड़ते, 
बल्कि इस विश्वास के साथ लड़ते हैं कि यह मुसीबत स्वदेश लौट जाने 
पर उन्हें कुछ समय तक झाराम झौर छुट्टी मनाने का हक तो दिलाएगी। 
यह बहुत बड़ी भ्राद्या की बात है कि इन उपन्यासों में श्रच्छे पात्रों और 
चरित्रों की कमी नहीं होती और वे सव साधारण मानव होते हैं जो 
संकट के समय शत्याचार के विरुद्ध सीना तानकर खड़े होते हैं । 

किसी भी लेखक ने ठेठ श्रमेर्किन वस्बे की कहानी नहीं लिखी। 
किसी ने यह दर्णन नहीं किया कि किस प्रकार एक श्रमेरिकन कस्वे में 
स्कूलों, गिरजाघरों, वगरसानों, दफ़्तरों या वलवों में विभिन्‍न वर्गों का 
जीवन स्पन्दित होता है, कँसे वहाँ गेंद के सेल होते हैं, परेडें होती हैं 
धौर चौक-चौराहों पर वृत्य-मंडलियाँ घिरकती हैं, वंसे राजनीतिक 
संघर्ष श्रोर भ्राथिक उतार-चढ़ाव होते हैं, लड़क श्लौर गली के दोनों और 
मानों की बतारें होती हैं और कितने ही घर प्रान्तरिक मनोमालिन्य 
से उजड़े रहते है। किसी ने यह नहीं दताया कि इन कस्वों में क्रिसमस 
के दिन रंग-विरंगी वत्तियों से सड़कों घौर गलियां जगमया उठतों हैं। 


२६० प्रमेरिका की संस्कृति 


वहाँ के लोगों में उपह्यसास्पद अभिमान भी है शोर सीधा-सादा भोता- 
पत्र भी । आग या बाढ़ के खतरे के समय सभी नगर की रक्षा के लिए 
उमड़ पड़ते हैं। वहाँ छोटे श्रादमियों में वीरता भर बड़प्पन है ओर 
बड़ों में झरान्तरिक अधःपतन । कस्बे में अपने लिए एक श्रतोखी अनुभूति. 
है और अपने शिशु और किशोर वर्ग में वह सुरक्षा और भय दोनों का 
संचार करता है। लेकिन किसी ने इसकी कहानी को साहित्य में चित्रित 
नहीं किया । 

अमेरिका की संस्कृति निरन्तर बन रही है, इसलिए अमेरिकन 
लेखक यह भरोसा नहीं कर सकते कि उन्हें ऐसे पाठक मिल जाएंगे, 
जो उनके इंगित या अर्धस्पष्ट अर्थ को स्वयं समझ सकेंगे । इसीलिए 
(जैसा कि मार्गरेटमीड ने कहा है, उन्हें ऐसी वस्तुझों को अपनी अभि- 
व्यक्ति का भाष्यम बनाना पड़ता है जिनका परम्परा से बँबा-बधाया 
स्पष्ट और यहरा अथ है, वे ऐसे शब्दों का सहारा नहीं ले सकते जोभ्नपता 
प्र्थ अपने श्राप अ्भिव्यकत करते हैं। इसी कारण शायद उन्होंवे 
अपसामान्य का चित्रण किया है और व्यंग्य और हास-परिहास का 
आश्रय लिया है, क्योंकि इसमें संकेतों को प्रासानी से सम का जा सकता है। 

यह भी एक कारण है, जिससे कि कावेता ने अपने सन्देश को जन- 
साधारण तक पहुँचाने का प्रयत्न छोड़ दिया प्रौर वह केवल वुद्धिजीवी 
विदग्घ समाज की दिमागी कसरत बनकर रह गई भ्रौर इस विद्रध समाज 
की संख्या भी अधिक नहीं है। चालीस वर्ष पूर्व जिस पीढ़ी ने कविता 
का पुनठद्धार किया था, उसमें से सिर्फ़ रॉबर् फ्रोस्ट ही एकमात्र कवि 
है जो श्राज भी सावंभौम वाणी में कविता करता है, जिसकी कविता 
धरती के साथ इतनी घुल-मिल गई है कि हर कोई उसे प्यार करता है 
शौर आसानी से समझ लेता है। फिर भी बहुत-से श्रत्य अच्छे कवि भी 
हैं, तरुण भी श्ौर प्रौढ़ भी, जो प्रव भी उनके लिए काव्य का सृजन 
करते हैं, जिनके पास उसे सुनने के लिए कान हैं । ह 


फलाएं 


पाठक अब भी संसार को, जो भ्रधिका विष्ए्ज[टजे-क्कक जा रहा है, 
समझने के लिए कथा झौर उपन्यास से भिन्‍न साहित्य की ओर अ्धिका- 
धिक अभिमुख हो रहे हैं। इधर इस पेचीदा दुनिया को स्पष्ट करने के 
लिए अध्ययन के दूसरे नथे-नये साधन भी निकलते आ रहे हैं। पाठक 
राष्ट्र के सब से खूनी अनुभव ग्रहन्युद्ध को पूरी तरह समभने के लिए 
प्रनेक उत्तम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। महापुरुषों के जीवत-चरित, 
मृत सागर से लेकर बाह्य आकाश की यात्रा की सम्भावनाओं तक सभी 
प्रकार की वर्णनात्मक पुस्तकें, राजनी तिज्ञों शर सेनापतियों के संस्मरण, 
राजनय सम्त्स्थी ग्रन्थ श्र आ्राध्यात्मिक जीवन सम्बन्धी पुस्तकें सभी 
हाँ लोकप्रिय हैं। भ्रमेरिकन लोग पअ्रपने ग्रन्थों को अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठ- 
भूमि पर रचने का प्रयत्त करते हैं, क्योंकि वे सारी दुनिया में अपना 
रास्ता बनाना चाहते हैं, प्लोर सारी दुनिया के लिए चिन्तित हैं । 
श्रमेरिका में पुस्तकों के पढ़ने का व्यसन काफी बढ़ गया है, क्योंकि 
एकाएक यहाँ सस्ती किताबों का चलन हो गया है, जो २५ सेंट से एक 
डालर तक की कीमत में मिल जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये सस्ते 
संस्करण निकालकर टेकनॉलोजी ने भ्रन्त में किताबों की ऊँची कीमत 
की समस्या का समाधान निकाल लिया है । यद्यपि नई किताबों की 
कीमत भी श्ौर सव॒वस्तुग्नों के साथ-साथ बढ़ रही है, तथापि उनके 
पुनमु द्रण [और कहानी एवं उपन्यास साहित्य की कुछ मूल पुस्तकें भी ) 
पन्निका के बराबर मूल्य पर सुलभ हो रही हैं। इससे देश में पुस्तकों की 
बाद-सी भ्रा गईं है । पहले जहाँ अमेरिका में कुल ५०० पुस्तकों की 
दुवानें थी, वहाँ श्राज उनकी विक्की के स्थान ५० हजार हैं, क्योंकि 
स्टेशनरी की हर दुकान, यहाँ तक कि दवाइयों वी दुकानें भी, पुस्तकें 
वेचती हैं | गृहिणियाँ रसोईघर का सामान जिस दुकान से खरीदती हैं, 
उसके पास की दुकान से उन्हें कितावें भी आसानी से मिल सकती हैं । 
सन्‌ १६५६ में तीस करोड़ सस्ती कितावें विकीं।आज चुकि पुस्तकें 
भी इतनी सस्ती हो गई हैं कि वेफिक्री से पत्निकागरों की तरह फेंकी 


२६२ अमेरिका की संस्कृति 


जा सकें, इसलिए आज वे लाखों और करोड़ों की संख्या में प्रकाशित 
होती हैं । 

पस्ते संस्करणों में प्रकाशित कुछ पुस्तकें विल्कुल निकम्मी होती हैं, 
जैसा कि उत्तके घटिया भर रही मुखपुष्ठों से स्पष्ट हो जाता है। किन्तु 
उन में कुछ उच्च कोटि की प्राचीन या आधुनिक साहित्य की पुष्तक या 
गम्भीर विषयों को कठिन पुस्तकें भी होती हैं। इतनी बौद्धिक सम्पदा 
इससे पूर्व कभी भी जनता के लिए इस कदर सुलभ नहीं हुई । 

उपयु क्त सस्ती पुस्तकों के श्लावा ११,५०,००,००० महँगी पुस्तकें 
भौर ६,५०,००,००० बच्चों की पुस्तकें भी १६५६ में विकी । इतके 
भतिरिवत बाइविलें, विश्वकोश, पाठ्य पुस्तर्क भौर टंविनकल पुस्तकें भी 
भारी संख्या में बिकीं। अनुमानतः इनकी संख्या ८० करोड़ थी। 

पुस्तक बलवें, जिनकी सदस्य संख्या कई लाख है, पुस्तकों की विक्नी 
में और सी अधिक योग देती हैं । ह 

ब्राडवे के रंगमंचों की श्राथिक दशा को देखते हुए रंगमंच के लिए 
नाटक लिखना एक तरह का जूश्रा खेलना है, फिर भी टेनेसी विलियम्स 
भौर शआरार्थर मिलर रंगमच के ऐसे लेखक हैं जिन से दिलचस्प और 
उच्च कोटि की रचना की श्राशा की जा सकती है। इस बीच तारे 
देश में लघु रंगमंच, जिनमें विश्वविद्यालयों के रंगमंच भी शामिल हैं, 
नये और पुराने नाठकों के प्रभिनयों का प्रदर्शन करते रहते हैं। अभिनय 
शेली, प्रस्तुतीकरण और लेखन में उनके नये प्रयोग प्रायः बहुत दिलचस्प 
झोर मनोरंजक होते हैं। प्रीष्मकालीन नाट्य कार्यक्रमों ने श्रमेरिका में 
अपना एक विशेष स्थान बना लिया है | खलिहानों में, साम/जिक केस्दों 
में, टाउन हॉलों में और खास तौर से बनाये गये रंगमंचों में, जहाँ कहीं 
भी श्रोता और दर्शक उपलब्ध हो गये, ब्राडवे के पेशेवर कलाकार और 
तरुण शौकिया कलाकार मिलकर शेक्सपीयर के नाटकों से लेकर 
आदुनिक प्रहसन ठक सभी प्रकार के नाटकों का अभिनय करते हैं । 


झकलाएं २६३ 


जाज 

जब घाईलैंड का राजा वेनी ग्रुडमैन | के संगीत समारोह में सम्मि- 
लित होता- है श्लौर संगीत की समाप्ति पर उसे राजकीय पदक से 
विभूषित करता है, जब लुई (संचमो) प्रार्मस्ट्रांग लन्दव के रॉयल फेस्टि- 
वल हॉल में रॉयल फिलहामोंनिक श्रॉरकेस्ट्रा के साथ अपनी तुरही बजा 
कर सबको मुग्ध कर देता है, जब मध्यपूर्व के श्रोता जीवन में पहली बार 
डिजी गिलेस्पी के संगीत कार्यक्रमों में जाज़ संगीत सुनकर विभोर हो 
उठते हैं, तव यह मानना ही पड़ेगा कि संसार जाज संगीत को संस्कृति 
के लिए एक नई झ्लौर मोहक देन स्वीकार करता है। लुई आमंस्ट्रॉग ने 
जर्मती में श्रपना जाज़ संगीत प्रस्तुत करने के बाद श्रपने श्रोताश्रों के 
बारे में एक बार कहा था, “वे लोग जब हाथ से. तालियाँ बजाते-बजाते 
धक गये तो कुरसियां खटखटा कर ही अ्रपना हुए व्यक्त करने लगे ।” 

गिलेस्पी और उसका बेंड एक ऐसे वक्‍त ग्रीस पहुंचे, जब वहां 
अमेरिका-विरोधी भावना बहुत प्रबल थी । किन्तु जिन छात्रों ने एथेन्स 
के श्रमेरिकन दूतावास पर पत्थर फेंके थे, वही उनका संगीत सुनने के 
लिए सभाभवन में श्राये श्रौर उस संगीत से मस्त होकर और होश- 
हृवास खोकर वहाँ व्यवस्था कायम करने के लिए तेनात पुलिस के सिपा- 
हियों के सशथ नाचने लग गये । वे गिलेस्पी को कन्धों पर उठा कर 
घर ले गये । 

जाज़ का जन्म और विकास दोनों भ्रमेरिका में हुए। मूलतः यह 
जोकनसंगीत है, किन्तु टेक्निकल दक्षता और निपुणता से इसका विकास 
दिया गया झोर इसे एक ललित कला का रूप दिया गया। जाज़ संगीत 
दो महान्‌ संंगीत-परम्पराग्रों का मिश्रण है--एक यूरोपीय संगीत जिस 
में समस्वरता और पअझसम स्वर दोनों हैं, और दूसरा परिचिमी अफ्रीकी 
संगीत जो जटिल ताल और लय से युक्त है। इसमें सन्देह नहीं कि 
मूलतः यह नीग्रो संगोत है, जिसे अमेरिका में गुलामों के रूप में लाये 
यये दीग्रो छेतों में काम करते हुए या प्रार्थना करते हुए मस्त होकर 


श्द्४ं अ्रमेरिका की संस्कृति 


गाते थे। उसे विकसित भर परिष्कृत किया अमेरिकन गोरों ने । यह 
कहना भ्रधिक सही होगा कि यह गोरों द्वारा नीग्रो लोगों के संगीत 
के आत्मसात्करण से उत्पन्त संगीत है। यह महत्त्वपूर्ण वात है कि 
इसका विकास मुख्यतः न्यू ओलियन्स में हुआ, जहाँ फ्रेंच और स्पेनिश 
रक्‍त वाले नीग्रो लोगों ने दो सांस्कृतिक घाराशों को मिलाकर इसकी 
रचना की । 

यदि नीग्रो लोगों को प्रारम्भ से ही अमेरिका में पूर्णतः भात्मसात्‌ 
कर लिया गया होता या उनका पूर्णतः बहिष्कार ही कर दिया गया 
होता, तो जाज़ कभी विकसित न हो पाता | यह वास्तव में एक ऐसे 
दुविधाग्रस्त समाज की उपज है, जो नीग्रो के सर्वोत्तम गुणों की प्रशंसा 
करता है, किन्तु साथ-ही ईसाइयत और लोकततन्त्र के सिद्धान्तों में इतना 
पूर्ण विश्वास नहीं करता कि उसे समाज में अपने समान पूरा दर्जा दे 
सके । फिर भी नीग्रो ने श्रपनी लोक-कथाश्रों के डरपोक खरगोश का 
तरह श्रपने श्रधिक ताकतवर भाइयों को चुपचाप चतुराई से हरा दिया 
है, क्योंकि उसका संगीत संसार में प्रायः सर्वत्र संयुक्त राज्य की कला 
को दी गई सबसे बड़ी देव समझा जाता है । 

जाज संगीत निरन्तर विकास की मंज़िलों से गुजरता हुआ पूर्णता 
की ओर बढ़ा है । जिस समाज का वह श्रंग है, उसी की भाँति वह हमेशा 
परिवर्तित होता रहा है भौर नई-तई राग-रागिनियों, नये स्वरों और 
नये वाद्यों की संगति से, जो श्राज भी काम या भवित के समय गाये 
जाने वाले गीतों के निर्माताओं द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, निरन्तर 
प्रवर््ध मान हो रहा है। वह संगीत की सभी नई विधाशं को अपनाने के 
लिए तंयार रहता है। 

जाज़ उन लोगों पर भी, जिन्होंने उसे पहले कभी नहीं सुना, इतना 
प्रवल प्रभाव कैसे डालता है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हैम्बस्स हॉट 
क्लब के श्रध्यक्ष ने कहा है कि “जाज़ संगीत की हर बैठक एक तरह 
से एक छोटा लोकतन्‍्त्र है, जिसमें हर वाद्य का स्वतन्त्र शौर बरावरी 


कलाएं २६५ 


का दर्जा है। उसमें सब वादकों को एक सूत्र में वाँधने वाली शक्ति है 
हर वादक के प्रति सहिष्णुता की भावना ।” एक नया व्यवित भी जाज 
संगीत सुन कर तत्काल यह अनुभव करेगा कि उसमें स्वतः-स्फूरति, कला 
श्रौर वैयक्तिक सृजनशोलता है और साथ ही परस्पर सहयोग झौर 
समवेत वादन की भावना भी है। जाज़ लिखित स्वर लिपि के बिना 
भी केवल शुद्ध वादन कौशल और पारस्परिक सहयोग से चलता है । 

किन्तु मनोविज्ञानशास्त्री जाज की माधुरी श्रौर आकर्षण की 
बिल्कुल दूसरी ही व्याख्या करता है। उसका कहना है कि जाज़ एक 
तरह से अधिकारी सत्ता के प्रति विरोध और विद्रोह है और यही कारण 
है कि वह किशोरों, बुद्धि-जी वियों और नीग्रो लोगों को सबसे अधिक 
ध्राकृष्ट करता है, क्योंकि वे सभी समाज से त्तिरस्कृत होने के कारण 
उस तिरस्कार का कुछ प्रतीकार चाहते हैं । 

एक कला के प्रति संवेदनशीलता मनुष्य को दूसरी कला के प्रति 
भी संवेदनशील बनाती है। यह सम्भव है कि जाज़, जो किसी समय 
वेश्यालयों का जुगुष्सित संगीत समझा जाता था, श्रमेरिकनों में अन्य 
कलाझ्रों के प्रति भी झ्ाकर्षण और संवेदन पैदा करे । 

किन्तु जाज़ है क्या ? माशेल स्टन्से का कहना है कि “वह एक अर 
स्वतःस्पूतत्त अमेरिकन संगीत है, जो तत्काल हृदयग्राही हो जाता है, 
जिसमें कण्ठस्वर का खुल कर स्वतन्त्रता से उपयोग किया जाता है और 
उसके साथ ही मिश्रित लय शौर ताल प्रवाहित होते हैं। वह तीन सौ 
वर्ष तक संयुवत राज्य में यूरोपीय और पश्चिम अफ्रीकी संगीत पर- 
म्पराशों के सम्मिश्रण के लिए किए गये परीक्षणों का परिणाम है। 
इसके प्रधान तत्त्व हैं--यूरोपीय समस्वरता, यूरो-श्रफ़ोकी राग और 
झफ़ोकी लय झौर ताल ।” 

दिन्तु श्लाम प्रचलित लोकप्रिय गीतों को, जिनमें से कुछ श्रवध्य ही 
खूब प्राकषंक हैं झौर स्मृति-पट पर अंकित हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर 


२६६ प्रमेरिका की संस्कृति 


नियत प्रतिमान में वाँध दिए गये हैं और हृदय को भंकृत नहीं कर पाते, 
जाज संगीत समभना भूल होगा । 
अन्य संगीत 

नीग्रो भक्ति संगीत राज भी रचा जा रहा है । मूलतः यही संगीत 
जाज का श्रारम्भिक स्रोत रहा है । ये गान हेंदय को गम्भीर भवित को, 
ज आनच्द भ्रौर गहरे दुःख को प्रभिव्यवत करते हैं। अ्रमेरिका के 
उच्चतम संगीत की तुलना में वे बखूबी ठहर सकते हैं | अन्य लोकसंगीत 
भी हम लोगों के बीच में अभी तक जीवित हैं। लीडवेली के काम के 
समय गाये जाने वाले गीत, वुडी गथरी भौर सिस्को हौस्टन के आधुतिक 
गाथा गीत, चरवाहे और लकड़हारे जॉन जैकव नाइल्‍स आदि गायकों 
के पुराने भ्रंग्रेजी गाथा भौत और रेल कम्पनियों के मजदूरों के पुराने 
गान--ये सब हमें यह स्मरण कराते हैं कि देश में नाना प्रकार की स्वर 
लहरियाँ श्रौर संगीत-शैलियाँ गज रही हैं, जिन्हें संसार के सभी भागों से 
भाषवासी लोग अपने साथ यहाँ लाये थे और जिनका नई परिस्थितियों 
के भ्रनुसार यथोचित संस्कार और प्रिष्कार कर दिया गया है। 

अमेरिकन गीतकारों ने संगीत-शालाओं के लिए वृन्द संगीत की 
माधार-भूत स्वर-लहरियाँ खोजते-खोजते इस लोककला का आविष्कार 
> डाला । इस लोक-संगीत की रचना इतनी समृद्ध और इतने बड़ 
पैमाने पर हुई कि उसके महत्त्व को सहज में श्रांका नहीं जा सकता । 

चाल्स आइव्स (१८७४-१ ६५४) यद्यपि अपने जीवन-काल में 
श्रधिकतर उपेक्षित और अज्ञात रहा, तो भी आज एक महान्‌ संग्रीतकार 
के रूप में उप्ते धीरे-धीरे सम्मान मिलने लगा है । उसने शोएनबर्ग और 
स्ट्राविन्स्की की कुछ नई रचनाओं का पहले ही निर्माण कर दिया था । 
उसके 'काँकोडड, मंसाचुसेट्स (१६४०-१६६० ), थी प्लेसेज़ इन न्यू- 
इंग्लेंड' प्रादि संगीत ग्रन्थों और १५० के लगभग गीतों और संगीतद्ञाला 
में गाये जाने वाले संगीत में अमेरिकन घली पायी जाती है। उसकी 
इस्तकों के विषय मुख्यतः लोक-संगीत हैं और वह पुराने जमाने की 


फलाए' २६७ 


नीग्रो संगीत मंडलियों या स्यू इंगलैंड के किसी कस्बे में जुड़ने वाले 
गायकों के दलों का वर्णन करने में खूब श्रानन्‍्द पाता है। इस लोक- 
कला सामग्रो के बावजूद आ्आाइव्स ने संगीत की अपनी निज की शैली का 
प्राविष्कार क्रिया, जो उसके जमाने से बहुत आगे की थी । उसमें बहु- 
स्व॒रता, मिश्नताल और सम एवं असम स्वर विद्यमान थे । 

जाज़ की शैली से महत्त्वपूर्ण तत्त्व ग्रहण कर भ्ारन कोपलैंड ने 
वृन्द संगीत में एक नये प्राण का सुजन किया । उसका “लिकन पोरट्टरेंट' 
गान और 'एपलेचियन स्ंप्रिभ/ गेय नाटिका स्पष्टतः श्रमेरिकन हैं, और 
इस गेय नाटिका की मूल वस्तु एक प्रचलित लोकप्रिय गीत है । रेडियो 
झौर सिमेमा फिल्मों के लिए उसने जिन गीतों की स्वर-रचना की है, 
उनमें उसने लोक गीत, लोक रुचि श्लोर झ्राधुनिक वुन्द संगीत-तीचवों 
को मिला दिया है जिससे उनका बहुत व्यापक स्वागत हुआ है । 

रॉय हैरिस को, अन्य भ्रनेक संगीतकारों की भाँति वाल्ट व्हिटमैन 
की कविता से प्रेरणा मिली । इस कविता को आवार बनाकर ही उसने 
झपनी 'सिम्फनी फार वॉयसेज”' की रचना की । किन्तु उसकी “फॉकर्साँग 
सिम्फनी' का प्ाधार लोकसंगीत था । 

प्रमेरिकन विषयों श्र श्रमेरिकन पृष्ठ भूमि पर इतनी बड़ी मात्रा 
में उत्तम संगीत की रचना हुई है कि विशेषज्ञ लोग भी उसे पूरी तरह 
जान नहीं सकते । प्रार्थर फरदेल ने श्पने गीतों वी रचना के विपय 
नीग्रो, चरवाहे भ्रौर इंडियन लोगों के समाज से लिए | डगलस मूर ने 
लोक-कथाग्रों के झाधार पर अनेक गेय नाटिकाएँ लिखी है । देहाती 
सारंगी-वादकों भौर ज्रास बैंड में, नृत्यशालाधों झौर सकंसों में उसे 
पभपनी कितनी ही जीवन्त स्वर-लह्रियों के लिए प्ररणाएं मिलीं | उनके 

झाधार पर ही उसने ध्पनी रचनाप्ोों में हास-परिहास भौर विनोद का 

पुट दिया या विभिन्‍न दृश्य प्रस्तुत किये | जॉन प्राल्डेन कार्पण्टर ने 
जाज़ से प्रभावित होकर लोकप्रिय हास-परिहास ध्लौर गली-कूचों में 
इजपे जाने दाले मामूली वाजों को घ्वनियों को, यहां तर कि कुत्ते के 


श्द्८ भमेरिका की संस्कृति 


भौंकते की श्रावाज तक को अपनी संगीतमय रचनाझ्रों में स्थान दिया । 
मैरी होव ने प्रॉरकेस्ट्रा बन्द संगीत श्र वृन्द वादन के लिए एक ऐसे 
परहगात की रचना की जो हृदय को भंकृत कर मतवाला बना देता है। 
इसमें आधुनिक श्रौर प्राचौन दोनों संगीतों का अत्यन्त उत्कृष्ट सम्मिथण 
किया गया था । वजिल टामसन ने 'दि रिवर्स” और “दी प्लो देट ब्ोक 
दिप्लेन्स” जैसी फिल्मों के लिए जो संगीत तैयार किया, उसने खुब 
लोकप्रियता प्राप्त की । वह लोक-संगीत और लोक-घुनों को अवसर 
अपने गीतों का आधार बनाता है। . 

विलियम ग्राण्ट स्टिल ने, जो नीग्रो संगीतकारों में प्रमुख हैं, जाज 
की लय और ताल का लाभ उठाकर लिचिंग प्रणाली (अपराधी को 
न्यायालय में न ले जाकर नागरिकों हारा स्वयं उसका फँसला करना 
भौर सावंजनिक रूप से यातना देकर मार डालना) पर एक गरीत- 
नाट्य लिखा और एक अफ्रो-अमेरिकन सिम्फनी की रचना की । रैण्डाब 
याम्पसन की सैकंड सिम्फनी श्रपनी समस्वरता, लोक-गीत की धुन की 
अनुभूति और सजीव लय के कारण एक ऐसा संगीत प्रस्तुत करती है, 
जो स्पष्टतः भ्रमेरिकन भी है श्ौर आधुनिक श्रोताओं के लिए कर्णप्रिय 
भी । उसकी अन्य रचनाएं भी इसी कोटि की हैं। . 

अ्रमेरिकन संगीतकारों में सबसे प्रसिद्ध जॉर्ज ग्रेडिवन है, जिसने 
जाज की परम्परा का संगोतशालाओं की परम्पराश्रों के साथ सफलता- 
पूर्वक मिश्रण किया है भौर जिसकी 'पोर्गी एन्ड बेस” रचना ने स्वर 
सौन्दर्य और यथार्थता को सम्मिश्चित कर लोकप्रिय नृत्य नाटिका और 
संगीत-ताटक की ओर मार्ग-निर्देशन किया है। ये दोनों ही अमेरिकन 
संगीत के सबसे अ्रधिक लोकप्रिय रूप हैं। सारा संसार 'शो बोट' 
(जैरांम केने), ओकलाहामा' और 'साउथ पसिफिक! (रिचर्ड रोजस) 
झोौर “किस मी, केट' (कोल पोटेर) के गीतों को जानता और पसन्द 
करता है। इस प्रकार की रचनाओं में जो स्फूत्ति और सप्राणता है, 
सार्वभोभ मानस को ऋकमोरने की जो ऊर्जा है, सहज में स्मृति में बैठ 


कलाए २६६ 


जाने वाली और देर तक मस्तिष्क में ग्रूजने वालो लोकप्रिय धुनें हैं, 
उनमें अमेरिका के जन-जीवन के अनुकूल शैली का खूब विकास और 
परिपाक हुआ है। 

इस स्पष्टतः अमेरिकन संगीत को रचनाश्रों के साथ-साथ बहुत से 
संगीतकार ऐसी शैलियों में भी रचनाएँ कर रहे हैं, जिन्हें स्ट्राविन्स्की, 
शीपनबर्ग झौर हिण्डेमिथ के प्रभावों ने सावंभौम बना दिया है । सावंभौम 
संगीत की रचना में भी अमेरिकन संगीतकार ग्रन्य देशों के संगीतकारों की 
तुलना में खड़े होने का साहस कर सकते हैं। श्राधुनिक संगीत में आरोह- 
अवरोह, लय और बहु-ल्वरता की जो विशेषताएं हैं, उन पर यहाँ बराबर 
प्रयोग होते रहते हैं। हेनरी डिक्सन कोवल ने पियानो वादन में एक 
नई विधि का समावेश किया, जिसके टोन वलस्टर बाँह के कोहनी के 
ग्रागे के सारे भाग से बजाये जाते हैं। सेम्युम्नल बॉर्बर ने अपनी सेकंड 
सिम्फनी में एक ऐसे बिजली के उपकरण का उपयोग किया, जिससे 

डयो संकेतों के समान ध्वनि निकलती है। प्लोटो लॉयनिंग ने टेप- 
रिकार्ड की गई ध्वनियों को वाद्य-संगीत में मिलाने छा प्रयोग किया 
है । कार्ल रगल्स ने भी साधारण ग्ारकेस्ट्रा शोर उसके वाद्यों की 
सीमापग्रों दो तोड़ कर नई ध्वनियों प्रोर नये वाद्यों को भ्रपने वुन्द वाद्य 
में समाविष्ट करने का प्रयत्न किया है। इन प्रयोगवादियों में सबसे 
साहसी झौर रूढ़ि-भंजक एडगर वारेस है जिसका जन्म फ्राँस में हुआ था, 
विन्‍्तु जो १६१४ में संयुक्त राज्य में आा दसा । वारेस का विश्वास है 
कि संगीत का विकास तभी हो सकता है जबकि उस में निरन्तर 
नवीन प्रयोग चलाते रहें | उसका कहना है कि जितने भी वड़े संगीत- 
कार हुए हैं, वे सभी प्रयोगवादी थे और संगीत को स्वतन्त्र होने के 
निए शास्त्रीय बन्धनों को काट फेंकना चाहिए। “डंजटंस' जैसी नई 
संभीत रचनाप्नों का, जिनमें श्रारकेस्ट्रा की धुनों के सामान्य शोर-गुल के 
साथ लाउडस्पीकरों से संगीत के रिकार्डो की तीखी घ्वनि भी जा 
मिलतो है, नोतिक प्रभाव “बहुत जबर्दस्त” बताया जाता है। 


२७७० प्रमेरिका की संस्कृति 


संयुक्त राज्य ने स्ट्राविन्स्की हिण्डेमिथ, शोएनवर्ग, बरटोक भौर 
मिलहौड जैसे निष्णात संगीतज्ञों के श्रमेरिकन नागरिक बन जाने या 
दी काल तक श्रमेरिका में रहने से बहुत लाभ उठाया है। अम्ेरिकत 
संगीत और यूरोपीय संगीत, दोनों पर ही उनका प्रभाव स्पष्ट है। 

आधुनिक शैली पर संगीत की रचता करने वाले शौर भी सैकंडों 
व्यवित अ्रमेरिका में हैं, किन्तु उसमें से कुछ का ही यहाँ उल्लेख करना 
सम्भव है । रोजर सेशन्स, वाल्टर पिस्टन, लुई ग्रएनबर्ग, ब्लाडीमीर 
इकेल्स्की, ल्यूकस फोस, जॉन विस्सेन्ट, ल्योनार्ड वर्नस्टाइन, पॉल क्रेस्टन, 
ल्यों सावरवी, विलियम शुमान, कोलिन मैकफी, जॉन केज और ग्यान- 
कार्लों मेवोटी इसी श्रेणी के संगीतकार हैं। कोलिन मैकफी के दब 
टावूहान' में बाली के संगीत कौ-सी लय है | जॉन केज संगीत के लिये 
एक नये किस्म के पियानो का इस्तेमाल करना पसन्द करता है । स्यान- 
कार्लो भेनोटी की 'मनोहारी श्रोपेरा शैली का, जिसमें गीतिकाव्य की 
सी श्रभ्मिव्यंजकता श्र नाना उज्ज्वल रंग हैं, 'श्रमाल एण्ड दि नाइट 
विज़िट्स, के टेलीविजन पर भ्रसारण से लाखों व्यक्तियों ने रसोपभोग 
किया है । हावर्ड हैन्सन और डीम्स टेलर ने अपने झोपेरा और सिम्फनियों 
में रोमांटिक तत्त्वों को कायम रखा है। 
संगीत और संस्कृति 

>य सभी वस्तुओं की भाँति संगीत का पथ-निर्देशन भी सरकार 
ने नहीं, बल्कि स्वैच्छिक संगठनों मे किया है। देश भर में गाने-बजाने 
के लिए हजारों गायक-वादक दल संगठित किए गये हैं । इनमें सर्वाधिक 
भ्सिद्ध वैथलहम, पेनसिलवेनिया का वाख्र फेस्टिवल और लिड्सवर्गं, 
कन्सास में अतिवर्ष मसीहा' का अभिनय करने वाला शौकिया कला- 


कारों का दल है। इन शौकिया कलाकारों को पेशेवर विश्येपज्ञ संगीत 
निर्देशन प्रदान करते हैं । 


कालेज और विश्वविद्यालय भी संगीत के केन्द्र हैं। अ्रक्सर इस 
संस्थाओं में छात्रों से अज-न-कुछ संगीत के ज्ञान की भी श्ाश्ा की जाती 


फलाए २७६ 
है । इनमें श्राधुनिक और प्राचीन दोनों तरह के उच्च कोटि के संगीत 
की महफिलों का आयोजन किया जाता है श्रौर आस-पास के इलाकों 
में वे मुफ्त संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। इन संस्थाओं में गीतों 
की स्वर-लिपि लिखना श्रौर उन्हें गायनवादन के द्वारा प्रस्तुत करना, 
दोनों की शिक्षा दी जाती है । 
ग्रीष्मावकाश भ्राते ही संगीत-शिविरों, संगीत सम्मेलनों श्ौर संगीत 
कक्षात्रों का जोर-शोर से प्रारम्भ हो जाता है। शौकिया कलाकारों के 
दल तरह-तरह की धुनें निकालने लगते हैं, जो पहले से रचे हुए गीतों 
को स्वरबद्ध करती हैं और नये गीत रचने के लिए गीतकारों को प्रेरणा 
देती हैं। गायकों और वादकों के संगीत शिविरों में किशोर लड़के- 
लड़कियाँ एकाकी एवं समवेत गायन-वादन के उत्तमोत्तम कार्यक्रम 
पेश करते हैं । बोस्टन सिम्फनी ज॑से प्रसिद्ध श्रारकेस्ट्रा नियमित रूप से 
देहातों में जाकर तारों की ठण्डी छाँह में हजारों श्रोताश्रों के सम्मुख 
झपना संगीत प्रस्तुत करते हैं । 
वाल्पना कीजिए कि आप एकाकी वादक हैं श्रौर श्लरोवो या वायलिन 
बजाते हैं। तब आप म्यूजिक प्रनलिमिटेड से अपने मन के अनुसार 
विसी प्रसिद्ध सिम्फनी का ऐसा रिकार्ड खरीद सकते हैं, जिसमें श्रापके 
वाद्य वो सिवाय शेष सब वाद्य हों। उस रिकार्ड के साथ-साथ अपना 
वाद्य बजाकर ग्याप मजे से एक पूर्ण सिम्फनी का स्वयं 
उसका रसोपभोग कर सदते हैं । 
संयुवत राज्य भव अपने संगीतकारों को स्वयं हो शिक्षा देता है, 
एस बारे में भव वह यूरोप पर झाश्नित नहीं है। हमारे हर तीन पेशेवर 
गाययों घोर वादकों में से एक भ्रव अमेरिकन हो है भझौर यह बात सभी 
स्वीकार करते है कि अमेरिका में नी संगीत का स्तर किसी भी कदर 
रोप के घथवा संसार के किसी सी अन्य देश के संगीत से कम ऊँचा 
नदी है। दिग्तु दर्नाग्य से इन प्र प्ठ कलाकारों में से कितने ही एसे 
जिनवते बला वे संगीतशालाशों झौर 


अंग बनकर 


रगमंचा के प्रवन्धक्ों ने खरीद 


२७२ प्रमेरिका की संस्कृति 


लिया है, इसलिए ज़नसाधारण तक उनका रस पहुँच नहीं पाता । अम्रे- 
रिकेन ग्रायक संघ ने ऐसे संगीत के गायन और वादन पर प्रतिवन्‍्ध 
लगा दिया है, जो उसकी स्वाभाविक अभिवृद्धि और विकास में बाघा 
पहुँचाता है । | 

संगीत के श्रोताओं की संख्या में भारी वृद्धि हो जाने से अब संगीत 
भी व्यापार की वस्तु बन गया है| श्रव संगीत प्रस्तुत करने वालों को 
जन-रुचि का भी ध्यान रखना पड़ता है और इसका परिणाम यह है कि 
वे इस क्षेत्र में परीक्षण और श्रयोग नहीं कर सकते। श्रोत्ताओ्रों की 
विशाल संझ्या को प्रसन्न रखने के लिए संगीतकार को अपनी प्रतिभा 
धन लगा देना पड़ता है, ताकि उसके नए प्रयोगों से कहीं श्रोता 
विगड़ न उठें। यह कुण्ठा उसे अपने हृदय में मचल रहे किसी नए स्वर 
को बाहर प्रभ्रिव्यकत करने से रोक देती है। इसका एक परिणाम यह 
भी होता है कि संगीत का रचयिता गायक-वादक के मुकाबले में ही 
नहीं, उसकी रचनाओं को प्रस्तुत करने वाले रेडियो स्टेशन या सिनेमा 
स्टुडियो एवं विज्ञापन कर्ता के मुकाबले भी गौण हो जाता है । दुपरी 
झोर उसकी रचनाएँ ग्रामोफोन के रिकार्ड श्रादि के द्वारा लोगों के लिए 
इतनी आाम-फहम और सुपरिचित हो जाती हैं कि जनता फिर नये संगीत 
की माँग करने लगती है। 

लेकिन इस क्षेत्र में भी एक प्रतिसन्तुलनकारी शवित मौजूद है । 
विश्वविद्यालयों के सामने कोई व्यापारिक प्रलोभन नहीं होता और “ 
सरकार का भी उन पर कोई प्रंकुश नहीं होता, इसलिए वे संगीत- 
रचयिता और प्रयोगवाद-प्रेमी श्रोताओं के लिए प्रनुकूल वातावरण और 
अवसर उपस्थित कर देते हैं। 
नृत्य कला 

कला की खोज और साधना करते हुए अमेरिकनों ने मानो एका- 
एक नृत्य को फिर से खोज डाला है । “नृत्य पुराने जमाने में हमेशा ही 
अमेरिकत जन-जीवन का अंग रहा है। उन दिनों जो सामूहिक लोक- 


कलाएं द २७३ 


नृत्य ग्राम-जीवन को सौंदर्य प्रौर रंगीनी प्रदान करते थे, उन्हें भ्रमेरि- 
कनों ते नई श्रावश्यकताश्रों श्रौर नये माध्यमों के अनुसार ढाल लिया 
है । इसाडोरा डंकन, रथ सेंट डेनिस पश्लौर टेड शौन श्र उनकी नृत्य 
मंडलियों ने सबसे पहले स्वच्छन्द मुक्त नृत्य श्र जातीय नृत्य लाखों 
झ्रमेरिकन नर-नारियों तक पहुँचाये । उनके श्रधिकतर नृत्य आध्यात्मिक 
नृत्य थे भौर गिरजाघरों में लोगों ने उन नृत्यों से देवता की आराधना 
की । उनमें से प्रनेक नृत्यों की कथा-वस्तु विशुद्ध अमेरिकन विरासत से 
ली गई थी । 

श्रन्य श्रनेक महान्‌ नृत्य-विशारदों ने भी एक ऐसी नृत्य-कला का 
विकास किया है, जो गति, भंगिमाश्रों और मुद्राप्नों के साथ संगीत का 
समन्वय करके केवल मानवीय भावों को ही नहीं, बल्कि सामाजिक 
प्रन्याय, व्यवितगत दुःख झौर उद्वेग या विजय एवं प्रकृति के विभिन्‍न 
रूपों को श्रभिरूपित कर सकती है। 

इस बीच नृत्य-वाटिका, जो किसी समय यूरोप की एक खास चीज 
समभो जाती थी, अ्रमेरिका की भूमि शोर झ्रावो-हवा में भी खूव जम 
गई श्रौर इन नृत्य-ताटिकाश्रों का प्रदर्शन करने वाली कितनी ही 
पम्पनियाँ श्रमेरिका में बन गई । ऐग्विस डि मिल ने जब नृत्य-कला को 
संगीत की कॉमेडी के श्रनुकूल ढाला और जब उसने वले और आधुनिक 
नृत्य एवं लोक-नृत्य तीनों का 'श्रोकलाहोमा !” में सम्मिश्रण किया, 
तब व॑ँले नृत्य श्सन्दिग्ध रूप से श्रमेरिका की भी श्रपनी चीज बन 
गया । मृत्य प्रव केबल नाटक के बीच में शोभा की एक पृथक वस्तु 
नहीं रह गया था, बल्कि समूचे नृत्य वायेक्रम का एक भंग बन गया 
था। सिनेमा फिल्मों में भी, जो फ्रेंड एस्टेयर और जेन केली के कुशल 
नृत्यों से पहले ही काफी समृद्ध थीं, नृत्य अब एक अनिवाय॑ श्रंग बन 
गया। 'सेवन ब्राइड्स फॉर दि संवन ब्रद्स' फिल्म में नत्य कथानक 
प्रौर चरित्र विकास बाग इतना स्वाभाविक धंग वन गया था कि दर्शक 


र्छ्ड अमेरिका की संस्कृति 


उसे कथानक से अलग करके देख ही नहीं सके श्रौर इसी के लिए दर्शकों 
ने उसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की । 

नृत्य विद्या ठेलीविजन में और भी अधिक महत्त्वपु्णं भाग अदा 
कर रही है और प्रब उच्च कोटि के अनेक नतंक टेलीविजन कार्यत्रमों 
'मैं हिस्सा लेते हैं । नृत्य केवल गम्भीर ही नहीं, हल्के हास्यपूर्ण भी हो 
सकते हैं, जैसा कि मिमिक हास्य नतेंकी इवा किचेल अपने नृत्य 'के 
परिधान और अ्रवमुण्ठनों में फंस कर नृत्य में तरह-तरह के हास्य भौर 
विनोद का पुट देती है। 

नृत्य की शिक्षा को अमेरिका में प्रारम्भ करने का मुख्य श्रेय मार्या 
हिल और मार्यरेट डब्लर को है। इस शिक्षा ने प्रमेरिका में नत्तंक ही 
तैयार नहीं किये, नृत्य-दर्शक भी तैयार किये भ्रौर नृत्य को एक कला 
ओर विद्या के रूप में सम्मान दिलाया । 
चित्रकला और मूर्तिकला 

अमेरिकन चित्रकला पर यदि निष्पक्ष दृष्टिपात किया जाय तो 
यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह फ्रॉस को छोड़ कर, जो इस कला में संसार 
का नेता है, और किसी भी देश से पीछे नहीं है । यथार्थवाद ग्रमेरिकत 
चित्रकला में प्रधान भाव रहा है, किन्तु यह यथार्थवाद भी कोरी यथार्थ- 
वादिता नहीं, उसमें रोमांटिक भाव भी मभिश्चित रहा है। जार्ज इन्तेस, 
टामस ईकिस्स, विनसस्‍्लो होमर, जेम्स ए० मैकनील ड्हिस्लर, एल्बर्ट 
राइडर, जॉन सिंश्र सा्जेण्ट, चाइल्ड हैसम झौर मेरी कैसेट प्रादि 
भाकृतिक दृद्य के चितेरों ने उन्‍्मीसवीं शताब्दी के ग्रन्त में फ्रेंच इस्प्रेश- 
निस्ट सिद्धान्तों को अपना कर वर्तमान शताब्दी की श्रमेरिकन चित्रकला 
की ठोस नींव रखी । इनमें से विनस्लो होमर समुद्र के दृश्यों को अंकित 
* करने में निपुण है। ए०मैकनील व्हिस्लर और एल्बर्ट राइडर की शैलियाँ 
विशुद्ध व्यक्तिवादी शैलियाँ हैं जिनमें गीति-काव्य और रहस्यवाद की 
छाया है। जॉन सिंगर सा्जण्ट भद्र वर्ग के लोगों के चित्र अंकित करते 
"में कुशल है। 


कलाए २७५ 


रॉबर्ट हेनरी, जॉन स्‍लोन और जॉज बेलोज़ के नेतृत्व में, जिन्होंने 
दि एट' (श्राठ) के नाम से सुप्रसिद्ध कलाकार मण्डल बना रखा था, 
चित्रकला के क्षेत्र में एक ऐसा आन्दोलन श्राया, जो उसे पुरानी रूढ़िवादी 
शैत्री और यूरोप के प्रभुत्व से दूर पूर्ण स्वतन्त्रता की ओर ले गया । 
यह स्वतन्त्रता पाकर कलाकार श्रपनी इच्छा के अनुसार विषय और 
टेकनीक का चुनाव करने लगे । उनका प्रधिक श्राग्रह अमेरिकन दृश्यावली 
को यथाथंवादिता से चित्रित करने के लिए था। इस स्वतन्त्रता ने ही 
“ऐश कैन स्कूल” नामक कलाकार संघ की स्थापना की जिसके सदस्य 
निडर होकर जो कुछ जंसा देखते थे, वेसा ही चित्रित करते थे । 
प्राधुनिक भ्रमेरिकन चित्रकला के इतिहास में सबसे महत्त्वपूर्ण मोड़ 
का वर्ष १६१३ है, जबकि न्यूयाक में श्रामेरी शो प्रदर्शनी ने पहली बार 
अमेरिकन कलाकारों को इस बात की पूर्ण प्रतीति कराई कि फ्राँस में 
चित्रकला में निपुण कलाकार क्‍या कुछ कर रहे हैं। उसके बाद से ही 
अमेरिका में फो विज्म, क्यूविज्म, एक्सप्रेशनिज्म, डाडा, सरियलिज्म श्रोर 
इसी तरह के अनेक आधुनिक वाद शोर श्रान्दोलन झ्ाये । सबसे महत्त्व- 
वर्ण वात यह थी कि कलाकार ने संसार को देखने के लिए श्राधुनिक- 
वादी रवैया भ्पनाया (वास्तव में यह रवेया प्राचीन ही था)। वह विश्व 
को ऐसे देखने लगा, मानो वह कोई सर्वंथा नई वस्तु हो, भर पुरानी 
रूढ़ियों के बन्धनों से श्रपने श्रापकों पूर्णतः मुक्त कर विशुद्ध श्रान्तरिक 
प्रेरणा से उत्तका चित्रण करने लगा। श्रामंरी शो ने श्रौद्योगिक डिजा- 
एनों, कपड़े झोौर धभान्‍तरिक सजावट के डिजाइनों में, यहाँ तक कि मकानों 
में नल लगाने शौर धातु के घरेलू भारी सामान एवं मशीनों झ्रादि के 
डिजाइनों में भी एक क्रान्ति कर दी । लोगों ने इस प्रदर्शनी में से कला 
की बहुत-सी सामग्री खरीद ली, जो वाद में संग्रहालयों में रख दी गई । 
ऐंब्स्ट्रेटट (प्रमूत्ते) कला के प्रारम्निक अमेरिकन उन्नायकों में 
मेवत देव र, चाल्स डेसथ, जान मैरिन, स्ट्थर्ट डेविस भौर आशिल गोरी 
जैम्ने ब्यवित थे । घन्ततः इन लोगों को कृतियों से ही प्रमेरिकन ऐब्स्ट्रेक्ट 


२७६ भमेरिका की संरक्ृति 


इम्प्रेशनिस्ट शैली का विकास हुआ्ला। सन्‌ १६४० के दक्षक में जेकसत 
. पोलक, राँबरट मदरवैल, विलियम बेजियोट्स से और मार्क रोथको इस 
शैली के प्रमुख कलाकार थे । इनके चित्र किसी, वस्तु के चित्र नहीं थे, 
बल्कि स्वयं सृजन-क्रिया के चित्र थे।. सत्‌ १६४८ में जब जैकसन 
: पोलक ने फर्श पर एक विशाल कैनवास बिछा कर उस पर रंग विसेरना 
श्र फैलना शुरू किया, तब उसने जिस कलाक्ृति को जन्म दिया, वह 
एक तरह से 'सजन की विस्फोटक गति' को कैनवास पर उतारने - वादी 
उत्कृष्टतम कृति थी । उससे बढ़िया कृति की उस समय कल्पना भी नहीं 
की जा सकती थी । * 
ग्राज अमेरिका में अनेक उच्च कोटि के जो ऐव्स्ट्वशनिस्ट कलाकार हैं 
उनमें विलेम डि कूनिंग, मार्क टोची, विलफोर्ड स्टिल और फ्रांज़ -बलाइन 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । विलेम डि कूनिग के विश्ञाल कनः 
वास व्यंग्य में निपुण हैं । मार्क टोबी के चित्र कातिब की लेखनी पे 
चित्रित प्रतीत होते हैं जिन पर पूर्व की छाया है। विलफोर्ड स्टिल के 
रंग कैनवास पर मानो नक्शा बनाते हैं। फ्राज क्लाइन के काले श्र 
सफेद रंग के चित्रों की जापान में बहुत. प्रशंसा हुई है। इस वर्ग के 
कलाकारों की विशेषता यह है कि वे रंग पर बहुत जोर देते हैं भौर 
अ्रपन्ती तुलिका की गति पर कोई अंकुश नहीं लगाते । । 
आधुनिकवादी चित्रकला के साथ-साथ यथार्थवाद -की- पुरानी 
परम्परागत शैली भी चल रही है जिसकी कृतियों के विषय झाम तौर 
पर अमेरिकन होते हैं। श्रोहायो में चार््स ई० बर्चफील्ड, मिसूरी में 
टामस हा वेण्टन, कच्सास में जॉन स्टुअट करी और आयोवा में. ग्राप्ट 
बुड पुरानी शैली के प्रमुख कलाकार हैं. एडवर्ड हॉपर अपने सामने 
“विद्यमान सामान्य दृश्य को बहुत महत्त्व देता था, इसलिए उसने गुजरते 
“हुए दृश्यों के भीतर भी नित्यता श्र स्थायित्व का तत्त्व देखा भौर उसे 
अपनी चित्रकला के भीतर से व्यवत किया । यद्यपि ऐव्स्ट्रबट (अमृर्त) 
कल्ला का उसके लिए कोई भ्रधिक उप्रयोग नहीं था तो भी उसकी अपनी 


कलाए २७७ 


दछतियों ने ग्रनावश्यक विस्तार को दवाकर मोटे समतलों श्रौर रंगों के 
क्षेत्रों को श्रभिव्यकत्त कर अ्रमूर्त्तीकरण श्र प्रस्तुतीकरण के बीच सेतु का 
फाम किया । 

विशिष्ट ययार्थवाद और श्राकारिक डिजाइन को सम्मिश्चित करने 
वाले अन्य कलाकारों में जॉजिया श्रोकीफ, चाल्स शीलर, पीटर ब्लूम 
प्लौर जॉन ऐथटंन के नाम उल्लेखनीय हैं । 

विन्तु यह सम्भव है कि यदि एक ओसत प्रमेरिकन से पूछा जाए 
कि उसे किस चित्रकार की कला सबसे ज्यादा पसंद है तो वह नॉमंन 
रॉकवेल का नाम ले । यद्यपि रॉकवेल का नाम कला की पुस्तकों में 
बहुत कम ग्राता है, तो भी उसके टैकिनकल लालित्य भ्रौर फोटोग्राफी 
वी-सी शैली ने, जिसमें मीठे विनोद भ्रौर चुभते व्यंग्य, दोनों का पुट 
था, श्रौर उसके भावुकतापूर्ण घरेलू चित्रण ने उसे उन लोगों का प्रिय 
उना दिया है, जो यह चाहते हैं कि उनकी कला एक कहानी कहे । 

पिछले बीस वर्षो में सभी स्तरों पर कला में लोगों को दिलचस्पी 
दइहुत बढ़ी है। श्राथिक मन्दी ने यह स्वीकार कर कि वेरोजगार 
बालाकारों का भी सरकार पर उतना ही दावा है, जितना कि वेरोजगार 
ट्रक ड्राइवरों का, कला को सम्मान दिलाया । उन्होंने जो भित्ति-चित्र 
प्ंकित किए उन्होंने कला में लोगों की दिलचस्पी पैदा की । इससे पूर्व 
"एण्डेबस श्रॉफ ग्रमेरिवान डिजाइन' में प्रकाशित लोक कला की कृतियों 
ने चित्रवला को इतना लोकप्रिय बनाया कि लोगों ने श्रौपनिवेशिक युग 
के विलियम्सवर्ग (वर्जोनिया) नगर का हमारी सांस्कृतिक विरासत के 
स्प में पुनर्निर्माण किया | संयुवत राज्य की सरकार प्रपनी इमारतों के 
लिए बालाकृतियों को खरीदकर विश्व वी सबसे प्रमुख कला की संरक्षक 
इन गई । 

समदालीन चित्रहला को कृृतियों के संग्रह के लिए देश में अनेक 
संग्रहालय भी स्थापित हुए, खासकर स्यूया्क में प्राधुनिक कला संग्रहालय 
कायम किया गया। छोटे-छोटे करदों ने भी भपने निवासियों के लिए 


रछप प्रमेरिका की संस्कृति 


विवादग्रस्त कला की ' प्रदर्शनियाँ श्रायोजित करने के लिए धंन-संग्रह' 
किया । वर्जीनिया ललित कला संग्रहालय ने सबसे पंहलें एक चलती-' 
फिरती कला-श्रदर्शनी की स्थापना की, जिसने सारे राज्य में घृम-घूम' 
कर लोगों को सुन्दर कंला-कंंतियों से परिचित फराया । देश भर में 
छोटे-बड़े कला संग्रहालयों की स्थापना का एक लाभ यह हुआ कि उसमें 
बच्चों को श्रामन्त्रित कर तरह-तरह की कलाशों के लिए प्रोत्साहन दिया' 
गया । उनसे चित्र बनाने, नाटंक खेलने, कविता करने, बुनने या. भ्रन्य 
कलाओं में भाग लेने के लिए कहा जाता । इससे कला को जीवन मित्रा' 
भौर श्राज श्रमेरिका में पाँच लाख व्यवित ऐसे हैं जो तैल-चित्र बनाते 
हैं । ' 
मूत्तिकला में भी भांरी परिवत्तंन हुआ । पहले जहाँ वह शरीर के 
श्रंगों को यथार्थ॑वादिता से प्रदशित करती थी, वहाँ श्रव वह सर्वेधा' 
भिन्‍न मार्ग पर चल पड़ी है) जैकब एप्सटाइन का जन्म यद्यपि प्रमेरिका 
में हुआ था, पर वह इंग्लैंड में चला गया । रूडी ब्लेश ने उसके सम्बन्ध 
में लिखा है कि “उसने श्रपनी मृत्तिकला से इंगलैंड के लोगों को इतना 
चमर्क्षत किया कि उन्होंने उसे नाइट के खिताब से विभ्ेषित कर दिया।” 
पॉल मंनशिप ने, जो लोक-कला और उच्चवर्ग की कला, दोनों में निपुण 
है, अनेक स्मारक मृत्तियाँ गढ़ी हैं । जो डेविडसन, मेहनरी यंग,गरट्रुड वांडर- 
विल्ट व्हिटनी, गुट्जन बोर्गलम और मेल्विना होफमैन की कृतियों की भी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । विलियम जोरक, इसामु नोगुची, चेंम ग्रॉस 
राबर्ट लॉरेंट आदि अनेक प्रमुख मृत्तिकारों ने प्राचीन रूढ़िवांदी फार्मूलों 
को ठुकरा कर लकड़ी और पत्थर पर पूर्ण स्वतन्त्रंतों से काम किया और 
नई श्रतियथार्थवादी कल्पनाएँ अपनोई । पिछले बीस॑ वर्षों में मूत्तिकंला 
के क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ है कि सेकड़ों कलाकारों के मांग 
गिनाए जा सकते हैं, ऐसी' दंशो में केवल दस-वीस की नामोल्लेंख करना 
भ्न्याय होगा। पुर हे हक की: । 


। 


कलाए  ' २७६ 


अलेग्नंडर कैल्डर और उनका दल स्थान-स्थान पर जाकर विभिन्‍त 
मसालों से तरह-तरह की मूत्तियाँ या श्रच्य रचनाएं गढ़ते हैं, जिनमें खाली 
स्थान को बहुत महत्त्व दिया जाता है । मूत्ति कला के क्षेत्र में यही सबसे 
नई प्रगति है। जेम्स अ्न्स्ट ने टेलीविजन के 'प्रोड्यूसस शा केस' नामक 
प्रदशंन के लिए जो रचना तैयार की है, उसने लाखों व्यक्तियों को 
इस किस्म की कला से परिचित कराया है। 


वास्तु कला 

कार्यात्मकता (फंकशनलिज्म) की जड़ें संयुक्त राज्य में वहुत गहरी 
हैं । प्रारम्भिक भ्रधिवासियों ने श्रपने घरों पर जो प्रौजार, फर्नीचर या 
घरेलू सामान बनाये थे उनमें प्रनेक बार इतने बढ़िया डिजाइनों की 
चीजें बनीं कि संग्रहालयों ने श्रव तक उन्हें संग्रह कर के रखा हुप्ना है । 
म्यू इंग्लैंड में अंग्रेजों ने जो साधारण घर बनाये थे यथा डेलेवारा में 
स्वीडिश लोगों ने जो लकड़ी के मकान बनाये थे, वे सीधे-सादे तो थे 


ही, उनमें उपलब्ध सामग्री का यथासम्भव उत्तम उपयोग भी किया 
गया था। 


सन्‌ १८४० में होरेशियो ग्रीनो ने श्रौद्योगिक युग की देहरी पर खड़े 
होकर कार्यात्मकता की समुचित व्याख्या की थी । उसने लिखा था''सौन्दर्य॑ 
से मेरा भ्रभिप्राय है कार्यात्मकता कापरिणाम ।” उसकी नजरों में 
निरी कला के लिए कला का मूल्य नहीं था, वह जहाजों, पुलों और मशी- 
नरी के निर्माण में कला के सहयोग को ही कला मानता था । वह कहता 
था कि हर भवन या ढांचा बनाते हुए उसमें खाली स्थान या आकार 
वा श्रावल्पन ऐसे वेज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए कि वे उसकी 
उपयोगिता को बढ़ा सके झौर यथास्थान विये गये हों। उसके विचार 
में लोवातन्त्र, विज्ञान घ्ौर उद्योग, ये तोनों ही सौन्दर्य वोध के प्रतिमान 
के प्राधार है । 


श्८० ... श्नमेरिका की संस्कृति 


ग्रीनो के सिद्धान्त जॉन रोब्लिंग द्वारा ब्रुकलिन पुल के डिजाइन गौर 
निर्माण में, जो १८६६ में प्रारम्भ हुआ था, साकार हु ए | इस डिजाइन 
में जो कसौटियाँस्रपनाई गई, वे अब भी उपयोग में श्रा रही हैं । 

लेकिन संयुकत राज्य ने कार्यात्मकवाद श्लौर उपयोगितावाद पे 
प्रारम्भ भ्रवश्य किया, किन्तु बाद में वह भी यूरोप की भांति उपयोगिता 
को भूलकर प्रदशेनात्मक बाह्य रूप और आालंकारिक सज्जा के फेर में 
पड़ गया । दुर्भाग्य से यह उस समय हुआ जबकि अ्रधिकतर देश का 
निर्माण हो रहा था । यही कारण है कि आज हमें देश में ऐसे भवन 
बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं, जो बाह्य श्राकार-प्रकार में भ्राउम्बर और 
प्रदर्शनात्मक कला के नमूने हैं । 

किन्तु हेनरी होव्सन रिचडंसन (१८३८-१८५६) और लुई सुलिवन 
(१८५६-१६२४) जंसे वास्तु-शिल्पियों के नेतृत्व में शिकागो शैली के 
परिणामस्वरूप अ्रमेरिकन स्थापत्य-कला फिर से प्रदर्शत और वाह्य 
भालंकारिकता को छोड़कर उपयोगितावाद में लौट आई । यह एक संयोग 
मात्र नहीं था कि वित्तीय मतोवृत्ति वाले न्यूयार्क के बजाय शिकागो में, 
जो कृषि-जी वियों के राजकीय दियन्व्रणवादी श्रान्दोलन का गढ़ था, 
लोकतन्त्र पर झ्राधारित कार्यात्मकवाद पल्‍लवित श्ौर पुष्पित हुआ । 
रिचर्डसन ने इमारतों के सामने के भाग का डिजाइन इस ढंग का 
चनाया कि वह उसे व्यर्थ की सनावट के साथ मिलाकर गड़बड़ाने के 
बजाय इमारत की झ्ान्तरिक व्यवस्था की मांकी दे सके । सुलिवन ने 
यद्यपि इस्पात के ढांचे या ऊँची इमारतों का श्राविष्कार नहीं किया तो 
भी उसने सेंट लुई को वेनराइट बिल्डिंग भ्ौर इ्लेसिंगर डिपार्टमेंट स्टोर 
जैसे कुछ प्रसिद्ध भवनों का निर्माण किया, जिनके डिजाइन आधी 
शताब्दी तक आदर्श मॉडल का काम करते रहे | सन्‌ १८५८० के दशक में 
सुलिवन ने अपने इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की कि “आकार कार्य या 
उपयोगिता को अभिव्यक्‍त्त करता है झौर कार्य या उपयोगिता आकार 
को निर्धारित करती है ।” सुलिवन सामाजिक चेतना से झनुप्राणित था, 


कलाएं २८१ 


इसलिए उसने कहा था कि हमें ऐसी वास्तु कला श्रपनानी चाहिए जो 
समाज की प्रावश्यकताओं को पूरी कर सके श्रौर प्रगति की वाहक और 
साधन वन सके । 

सुलिवन के शिष्य फ्रॉक लॉयड राइट (१८६६-१६५६) ने भी 
अपने बनाये भवनों में अपने गुरु के श्रादर्शों को क्रियान्वित किया | उस 
ने जो भवन बनाये, उनमें उसने इस बात का ध्यान रखा कि अपने वाह्म 
प्राकृतिक परिवेश के साथ उनका सामंजस्य हो । उसने उनमें 
समानान्तर घरातलों का उपयोग किया ताकि धरती के साथ उनको पकड़ 
मजबूत हो श्रोर भीतर के भाग में खुला स्थान हो, वे बन्द बक्से कौ 
तरह संकरे न हों । राइट के डिजाइन का आरम्भ इस दृष्टिकोण से 
नहीं होता था कि मकान वाहर से देखने में कसा होना चाहिए, वल्कि 
वह इस विचार के साथ प्रारम्भ होता था कि उसके भीतर रहने वाले 
वी ग्रावश्यकताएँ क्या होंगी । वह भवन में रखे जाने वाले फर्नीचर 
श्लौर साज-सज्जा के सामान का डिजाइन भी इस ढंग से करता 
था कि दहु उसवदंग स्वाभाविक श्रंग वन सके, उसमें सादगो और 
गम्भी रता हो । 

राइट भवनों के नवशे, रचना और यान्प्रिक ढांचे के मामले में 
चहुत कृशल श्र निष्णात था । वह हमेशा नये भ्रौर श्रदुभुत श्राकारों 
वा श्राविष्कार करता था। गुगेनहाइम म्यूजियम का डिजाइन उसी 
की देने है । वह भवन-निर्माण की नई टेकनीकों का भी आ्राविष्कार 
बारता था । 

हृस्तशिल्प की वस्तुग्रों के उत्पादन में प्रारम्भ में जो सादगी और 
उत्पादन कोशल की परम्परा कायम हुई थी, वही झौद्योगिक युग में भी 
प्रतिप्ठापित हुई | जॉन्सन वंक्‍्स कम्पनी के लिए राइट द्वारा बनाई गई 
प्रयोगशाला, जनरल मोटर्स कम्पनी का धौद्योगिक पनुसन्धान केस्द्र 
या ऐल्दर्ट काहन वो बगरजाने ऐसी इमारवें हैं जो उपयोगितावादी 


२८२ झमेरिका की संस्कृतिः 


दृष्टिकोण की विजय को सूचित- करती हैं ।' इन इमारतों में सादगी 
श्ौर उपयोगिता ही सौन्दर्य है।. ह | ५ 

कार्यात्मकता या उपयोगिताबाद की पहली विजय श्ौद्योगिक 
भवतों में हुई, जबकि गगनचुम्बी इमारतें और कारखाने बनाते हुए 
सादगी और दुत निर्माण को दृष्टि में रखा गया । इसका परिणाम यह 
हुआ कि ये इमारतें बहुत जल्दी बनकर खड़ी' होने लगीं।' उसके बाद 
रिहायशी मकानों श्रौर स्कूलों में और अन्त में गिरजाघरों श्र पुस्त-* 
कालयों के निर्माण में भी, जहां कि परम्परा के हावी होने से पुरानी 
इली की ही पुनरावृत्ति की आशंका थी, इसी पद्धति का उपयोग हुक ) 
घरों के निर्माण में भ्रव इस सिद्धान्त को ध्यान में रखा जाता है कि उनके 
भीतरी स्थान का उपयोग बहुविध होना चाहिए । पहले जहां वैठक, 
खाने का कमरा श्रौर शयनागार अलग-श्रलग छोटे-छोटे कमरों के रूप में 
होते थे, वहां श्रब उन्हें मिलाकर एक ही बड़े कमरे में परिणत कर दिया. 
गया है । इस विशाल कमरे का उपयोग इन तीनों कामों के लिए होता' 
है। यहां तक कि झ्राजकल रसोईघर भी इस बड़े कमरे में ही शामिल कर 
दिया जाता है, सिर्फ एक छोटा काउन्टर उसे उनसे अलग करता है ।' 
रसोईघर को इन कमरों से मिला देने का कारण यह है कि आज 
खाना पकाने का काम नौकरानियाँ नहीं करतीं, ग्रहिणी को स्वयं 
करना पड़ता है और उससे पर्दे की कोई आवश्यकता नहीं है । 

दाइट का यूरोप में बहुत प्रभाव था, इसलिए अतेक यूरोपीय: 
स्वापत्य-कला विशेषज्ञों ने अमेरिकन भवन-निर्माण कला को समृद्ध किया 
है। रिचर्ड न्यूट्रा, ऐंटोनिन रेमण्ड, मार्सल ब्रॉयर, वाल्टर ग्रोपियस श्रौर 
मीज वान डेर रोहे ने यूरोप से यहां श्राकर एक अन्तर्राष्ट्रीय शैली की 
स्थापना की है। ल कोबू सियर यद्यपि संयुक्त राज्य में बहुत कम समय 
पैक रहा है तो भी शेष संसार की तरह संयुक्त राज्य को भी उसने बहुत 
भ्रभावित किया है । फ्रैक लॉयड राइट ने टोकियो में इम्पीरियल होटल' 
का डिजाइन तैयार किया था। जापानी स्थापत्य-कला ने भी राइट तथा 


फलाए रेण्रे 


कुछ श्रन्य वास्तुकारों के द्वारा श्रमेरिकन वास्तुकला को प्रभावित 
किया है । 

इन सब प्रभावों ने और टंघिनकल उन्नति के फलस्वरूप भवन- 
निर्माण की नई और सस्ती सामग्रियों के श्राविष्कार ने अमेरिका के 
चेहरे को बदल दिया है और निरन्तर बदल रहा है । भ्रमेरिका के गगन- 
चुम्बी भवनों में इन प्रभावों के कारण ही उपयोगितावादी सादापन भा 
'है श्रोर विशालता की भव्यता भी । सामूहिक पैमाने पर बनाये गये 
रिहायशी मकानों की बस्तियां, जिनमें खेलने श्रौर मनोरंजन के लिए 
पार्क हैं श्रौर विशाल खुले स्थान से घिरे बाजार हैं, नई आधुनिक शैली 
दी उदघोषणा करती हैं। घरों और नगरों की स्थापना के लिए पश्राज 
जो नये डिजाइन तैयार किये जा रहे हैं उनमें प्रवृत्ति यह है कि खुला 
स्थान खूब हो, जहां लोग खुलकर सांस ले सके, परिवार श्रान्तरिकता 
भौर भ्रात्मीयता से जीवन बिता सके, लोग अपने भ्रवकाश का अ्रधिका- 
घधिक उपयोग वार सके, घर के भीतर का खाली स्थान भर बाहर का 
खाली स्थान मिलकर एकाव्गर हो सर्के भशौर सामूहिक खेल-कूद के लिए 
भी पर्याप्त स्थान हो । ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त राज्य में श्रव 
वास्तु कला में भी एक पुनर्जागरण का युग झा रहा है। 


अध्याय : ग्यारह 


सामूहिक प्रचार-माध्यम 


जब हम कला के प्रचार से प्रचार की कला पर श्राते हैं तो हम दोनों 
में एक बेचैनी भरा सम्बन्ध देखते हैं । सामूहिक प्रचार के साधन सभी * 
श्रकार की कलाओं की प्रतिभा का उपयोग करते हैं। इस उपयोग की: 
उपज कभी-कभी ऐसी होती है कि उसे कला की श्रेणी में रखा जा सके ' 
किन्तु सामूहिक प्रचार माध्यमों में ऐसी प्रवृत्तियाँ भी शामिल होती हैं 
जो कलापूर्ण नहीं होतीं और जिनका प्रयोजन सुजनात्मकता के बजाय 
मुनाफा होता है । 

विज्ञापनकर्त्ताओं ने १६९५६ में विज्ञापन पर दस अरब डालर के 
लगभग व्यय किये, जिनका अधिकांश भाग सामूहिक प्रचार के साधनों 
-“टेलीविजन, रेडियो, समाचार-पत्नों और पत्रिकाओं--में खर्च किया ' 
गया । विज्ञापन ही इनमें से कुछ को जीवित रखे हुए है। हमारे देश में' 
६२६ सामान्य पत्रिकाएं, १७०० देनिक समाचार-पत्र, ६,००० साप्ता- 
हिंक पत्र, २६९४७ रेडियो स्टेशन और ४६५ टेलीविजन स्टेशन विज्ञापत- 
दाता्रों की बदौलत ही जीवित हैं। स्वभावतः इन सामूहिक माध्यमों 
से विज्ञापददाता का विचार और दृष्टिकोण ही विज्ञापनों श्रौर घोष- 
णाश्रों के रूप में प्रकाश में आता है और वह पत्न-पत्रिकाओं के लेखों, 
'सम्पादकीय टिप्पणियों और रेडियो एवं टेलीविजन के कार्येक्रमों की 
प्रभावित करता है। विज्ञापनदाता लोगों को मनोरंजन प्रदान कर ग्राहक 
बनाते हैं और चूकि हर सिगरेट या साबुन निर्माता श्रपने माल के 
अधिकाधिक ग्राहक चाहता है, इसलिए वह सब से अधिक लोकप्रिय 
रेडिया या टेलीविजन कार्यक्रम को प्रपनाना और सबसे श्रधिक प्रसार 
वाले समाचार-पत्र या पत्निका में विज्ञापन करना पसन्द करता है। 


सामूहिक प्रचाए-माध्यम रण 


रेडियो और टेलीविजन स्टेशनों की पत्र-पत्रि काझ्नों के साथ भी श्रोता और 
पाठक जुटाने में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है । 
टेलीविजन 

किन्तु सब से प्रधिक व्यक्तियों को कौन श्राकपित कर पाता है ? 

टेलीविजन पर 'फ्लेडरमाउस' पर श्राधारित नाटक का कार्यकम 
१ करोड़ ३०लाख व्यवितयो ने श्रौर 'ला बोहेम' पर श्राधारित नाटक का 
प्रसारण १ करोड़ २० लाख व्यवितयों ने देखा । जब नेशनल ब्राडकास्टिग 
वम्पनी ने पाँच लाख डालर खर्च कर लॉरेन्स श्रोलिवियर के “रिचर्ड दि 
थर्ड' के श्राधार पर नाटक प्रस्तुत किया तो उसे पाँच करोड़ व्यक्तियों ने 
सुना । किसी भी कार्यक्रम के लिए इतने श्रोता दिन के समय इससे पूर्व 
बाभी उपलब्ध नहीं हुए थे। यद्यपि यह कहा जाता है कि लोगों में अभी 
तक वारह वर्ष पुरानी मनोवृत्ति है, तो भी यह स्पष्ट है कि इस तरह 
वी श्राद्दोचनाश्रों के वावजूद जब भी कोई श्रच्छी चीज प्रसारित की 
जाएगी तो लोग उसकी शोर श्राकृष्ट होंगे ही । 

लेकिन टेलीविजन को कुछ समय तक देखने के बाद ही प्रासानी से 
यह समझा जा सकता है कि उस पर सब कार्यक्रम 'पलेडरमाउस' और 
रिचर्ड तृतीय” जैसे उच्चव्रोटि के ही प्रसारित नहीं किये जाते । 

टेलीविजन को कुछ दिन तक निरन्तर देखने के बाद कुछ चीजें” 
सर्वंधा स्पष्ट हो जाती है । पहली यह कि उसमें विशुद्ध मनोरंजन प्रदान 
वारने दी, श्रोताम्रों भ्रौर दर्शकों पर तत्काल सीधा प्रभाव डालने की 
मानवीय संस्पर्श की शोर सारे समाज के सांस्कृतिक घरातल को ऊँचा 
उठाने वी भारी क्षमता है । झभी वह न्यूयार्क से संयुवत राष्ट्र संघ के 
कार्यप्रम प्रसारित वरता है और उसके अगले ही क्षण स्वेज नहर में 
डूदते किसी जहाज का चित्र दिखाता है और फिर तत्काल ही कैलिफो- 
निया में पहुँच जाता है, जहाँ कोई विशाल अग्नि्कांड घटित हो चुका 
गेता (| इस तरह टूम नी उसके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
टरैंदते घोर विचरण करते है । वह कितने ही ऐसे घरों में दंले (नृत्य- 


श्र 


२८६ . “भ्रमेरिका को संस्कृति 


नाटक) को पहुंचाता है, जिन्हें उस शब्द के भ्र्थ तक का ज्ञान नहीं होता, 
वह हमें हँसी से लोट-पोट कर देता है और भय से जकड़ देता-है | उस 
से हम उन लोगों के बीच में पहुँच जाते हैं जो उसके कैमरे के सामने 
आये होते हैं। वह हमें भ्रपती दुनिया की एक नई जानकारी देता है, 
हम उसे नई दृष्टि से देखते और नए स्प्श से .छूते हैं । वह हमें. सैंकड़ों 
तरह से यह अनुभव कराता है कि सारा विश्व, सारा मानव समाज एक 
ही है । 

इंसरी चीज यह स्पष्ट हो जाती है कि टेलीविजन में उत्कृष्ट: का्य- 
'क्रमों के साथ-साथ नितान्त घटिया कार्यक्रम भी प्रसारित होते रहते हैं। 
'वह उन दोनों के भेद को महसूस नहीं करता। जाहिर है.कि जब एक 
टेलीविजन स्टेशन महीनों तक प्रतिदिन अठारह घंटे कार्यक्रम प्रसारित 
करता रहता हो तब स्वभावत: उसके कुछ कार्यक्रम निम्न या साधारण 
कोटि के भी होंगे ही। कठिनाई यह है कि श्रभी-तक वह कोई ऐसी 
कसौटी निर्धारित नहीं कर सका जिससे अच्छे और -बुरे कार्यक्रम में 
भेद कर सके । किन्तु यह वात रंगमंच पर भी उतनी ही लागू होती है, 
जो हजारों वर्ष से चला आा रहा है। वह भी किसी ताटक की अच्छाई 
या बुराई का निर्णय तब तक नहीं कर सकता, जब तक उसे <दर्शकों के 
सामने एक बार प्रस्तुत न कर ले । 

टेलीविजन में हम एक झौर श्राश्वयंजनक बात देखते हैं और वह 
यह कि वह पारिवारिक जीवन में गहरी दिलचस्पी लेता है | टेलीविजन 
की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों से उनके परिवारों के बारे में प्रश्न 
वे जाते हैं, बच्चों को बार-बार कैमरे के सामने लाया जाता है और 
पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में छोटे-छोटे हास-परिहास के और सुखान्त 
नाटक श्रस्तुत कर उनमें यह दिखाने का प्रयत्न किया जाता है कि किस 
अकार विनोद की भावना से, था दुसरे का मन रखकर और लिहाज 
'कर के चलने से घरेलू जीवन को सुखी बनाया जा सकता है | टेलीविजन 
“बच्चों के उन्मुक्त जीवन को, उनके बन्धनहीन और वेरोक-टोक. कामों 


सामूहिक प्रचार-माध्यम २८७ 


को श्रात्मीयता से पर्दे पर प्रस्तुत करके यह दिखाता है कि नन्हे बच्चों में 
कसी आइचयंजनक प्रतिभा होती है और कंसे वे हमारी तरुण, प्रवर्ध मान, 
युक्ति-तर्क हीन, जिद्दी, भयभीत, खर्ची ली, अ्रभिमानो उदार और भावना- 
युक्त संस्कृति के प्रतीक हैं। यह सम्भव है कि बच्चों के प्रति हमारा प्रेम ' 
मोहात्मक हो परन्तु हमें वह पावन श्र श्रानन्ददायक प्रत्तीत होता है । 
टेलीविजन ने हमारी इस कमजोरी को देख लिया है श्रौर वह उससे 
लाभ उठाता है। 

प्रमेरिकनों में यह विशेषता है कि श्राज जिस चीज पर वे हंसते हैं 
देर-सवेर उसी को वे श्रंगीकार कर लेते हैं। किसी समय वे ड्यूशांप 
की कलाकृति “सीढ़ी से उत्रती नग्न नारी” का मज़ाक उड़ाते थे, पर 
श्राज उन्होंने भ्राधुनिक कला की सुन्दरतम क्ृतियों का बढ़िया संग्रह कर 
डाला है । इस सौभाग्यशाली देश में लोगों को एकाएक जो हँसी श्राती 
है, वह बच्चों की-सी हँसी नहीं होती । जैसे कभी-कभी दूर से डराती 
थ्रा रही एक्सप्रेस ट्रेन एकाएक पास की पटरी से ग्रुजर जाती है भ्रौर 
हम भय से मुवत होकर चेन की सास लेते हैं, वेसे ही कभी-कभी यह 
हँसी किसी दुखान्त घटना के पास पहुँच कर फिर उसे बचाती हुई निकल 
जाती है। वह हमारे इस गहरे विश्वास को द्योतित करती है कि सद्‌- 
भावना से सब संधर्षो को टाला जा सकता है, श्रौर किसी भी वस्तु का 
भ्रसल तत्त्व उसका सबसे भ्रधिक विनोदकारी शअ्रंश ही है। किसी भी 
चीज को हँसकर सहज में जीता जा सकता है । 

बाहर से श्राने वाले लोग अकसर यह शिकायत करते हैं कि हममें 
जीवन को दुःखमय दृष्टि से देखने की प्रवत्ति का अभाव है और यह वात्त 
सही है । किन्तु जीवन को विनोद के वजाय दुःख झौर विपाद की दृष्टि 
से देखना बया सचमुच गुण है ? जो संस्कृतियाँ गुलामी, विशेषाधिकार, 
प्र्‌रता, शोपण या सामूहिद भुखमरी की दुनियाद पर खड़ी हुई हैं, उनमें 
जीदन के प्रति दुःसमय झौर वेदनापूर्ण दृष्टि की बात सममभ; में ग्राती 
है, परन्तु झ्मेरिका वी संस्कृति प्रपनी समस्त श्ुटियों के बावजूद उस 


र्प८ प्रमे रिका फी संस्कृति 


किस्म की नहीं है । वह भावात्मकता पर वल देती है। भ्रमेरिका का 
यह विश्वास है कि सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था और सबके नैतिक 
ग्रौर भौतिक कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करना असम्भव नहीं है । इसे- 
लिए स्वभावतः वह जीवन के प्रति दुःखमय और वेदनापूर्ण दृष्टि नहीं 
ग्रपनाता और विनोद और हास-परिहास का आश्रय लेता है । 
टेलीविजन एक काम श्र भी करता है। वह नाठक और वृत्त 
चित्र, दोनों का सम्मिश्रण करता है । उदाहरण के लिए टेलीविजन पर 
'ऐण्ड़ी डोरिया' के डूबने की घटना का जो चित्रण किया गया वह उत्त 
घटना की वास्तविक फिल्म और कुछ दृढ्यों के पुनरभिनय को सम्मिश्रण 
था । जेल-जीवन के सम्बन्ध में प्रस्तुत एक टेलीविजन नाटक में स्वाभा- 
विक अभिनय तो प्रस्तुत किया ही गया, उसमें यह सन्देश भी दिया 
गया कि यदि अपराधों को खत्म करना है तो जीवन में जो लोग छित्त- 
मूल हैं उन पर विश्वास करो और उन्हें भी किसी मूल आधार से जोड़ 
कर विस्थापित से समाज में स्थापित बना दो । एक डावटर के सम्बन्ध 
में जो एक छोटे से कैरीवियत गाँव में सेवा करके नया जीवन पाता है, 
एक टेलीविजन कार्यक्रम में उसके इस सन्देश को सशवत रूप में प्रसा- 
रित किया गया कि हर संस्कृति की अ्रपतती अलग जीवन-अ्रणाली हैं, 
अपने पृथक उद्देश्य हैं और सभी संस्कृतियों का सम्मान किया जाना 
चाहिए । 
केवल २६ शैक्षणिक टेलीविजन स्टेशन ही नहीं, बहुत-से व्यापारिक 
स्टेशन भी ज्ञान के सभी क्षेत्रों में उच्च कोटि के कार्यक्रम प्रसारित 
करते हैं। कोई भी व्यक्त प्रतिदिन ये कार्यक्रम देख-सुनकर और उनके 
नोट लेकर अपने कमरे में ही काफी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। वैसे 
अभी टेलीविजन का उपयोग शिक्षा के लिए प्रारम्भ ही हुमा है। 
जैक्षणक टेलीविजन के लिए राष्ट्रीय नागरिक समिति” चार्मके एक 
स्वैच्छिक संगठन टेलीविजन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरन्तर 


सामूहिक प्रचार-माध्यम २८६ 


उद्योग कर रहा है | लिकिन इस बीच शैक्षणिक टेलीविजन स्टेशनों के 
कार्यक्रम पाँच करोड़ व्यक्तियों तक अभी से पहुँचने लग गये हैं । 
टेलीविजन की और चाहे जो कमियां हों, इसमें सन्देह नहीं कि अभि- 
नय, निर्देशन, प्रस्तुतीकरण और नई-नई चीजों के आ्राविष्कार की सूझ- 
चूम की दृष्टि से उसने एक उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है। वह संचार 
श्लौर सम्पर्क का एक उवंर और सजीव माध्यम है। यही नहीं, वह 
सामूहिक प्रचार के सभी साधनों का मिलन-स्थल भी वन गया है। वह 
प्रेस एसोसियेशनों की खबरों झौऔर तस्वीरों का, पत्रिकाओं शौर पुस्तकों 
वे कथानकों का, रेडियो के कलाकारों श्रोर निर्देशकों का एवं हॉलीवुड 
की फिल्‍मों का व्यापक उपयोग करता है। 
दर्णकों और श्रोताश्रों की दृष्टि से टेलीविजन की सदसे श्रधिक उदा 
ने वाली चीज है उस पर! प्रसारित व्यापारिक विज्ञापन, जो हहुत लम्बे 
होते हैं श्रौर बार-वार दोहराये जाते हैं। कभी-कभी ये विज्ञापन टेली- 
विजन दर्शक वो झपना अ्रपमान भी प्रतीत होते हैं । सबसे ज्यादा गुस्सा 
तब श्राता है जब्र किसी नई ब्रांड को सिगरेट या नये साबुन की विक्री 
के लिए टेलीविजन पर उसका दिज्ञापन करते हुए यौवन, सांदये, सुख, 
लू शान्ति और ईसाई धर्म के नंतिक सिद्धान्तों की दुह्ाई दी जाती है । 
रेडियो श्लौर टेलीविजन प्रसारकों की राष्ट्रीय एसोसियेशन ने 
टेलीविजन के बारे में यह संकल्प व्यक्त किया है कि वह अच्छे से अच्छी 
शिक्षा, ज्ञान भौर मनोरंजन की सामग्री प्रस्तुत करेगा। सावंजनिक 
सेवाप्रों के सम्बन्ध में अपने कर्तव्य को दृष्टि में रखकर टेलीविजन अपने 
एायंक्मों के दोच-बीच में लोगों से गिरजाघर में नियमित रूप से जाने 
धोर सामुदायिक कोप में दान करने की अपीलें करता है और उन्हें 


टर। 
ख्न्न््बे 
दि । 
हा | 
ब्न्म्मी 
। 
| 
ठप 
न्न्च 
274 
2 
श्य 
| 
न 


र जन-दाल्याण सम्दन्धी कार्यक्रम समझाता है। 
संयृबत राज्य में स 


रदागर का बगई झपना रेडियों या टेलीविजन का 
देशय्यापी जाल नहीं है, इसलिए वह व्यापारिक स्टेशनों पर अन्य शिसी 


42, 
दिए 
बा 
2१ 


श की सरकार की धपेक्षा प्रधिद निनंर करतो है। यहां कारण 


२६० श्रमेरिका की संस्कृति 


है कि टेलीविजन स्टेशन सरकार को भी अपने प्रसारणों में काफी समय 
देते हैं। उदाहरण के लिए कोलम्बिया ब्राडकास्टिंग सिस्टम ने वायु-सेना 
के सहयोग से हवाई ताकत के बारे में एक पूरी कार्यक्रम-म्राला प्रसारित 
करने के लिए दस लाख डालर खर्च किए। संयुक्त राज्य में रेडियो 
और टेलीविजन कस्पनियाँ एवं स्टेशन व्यापारिक हैं, इसलिए उन्हें 
आशिक प्रश्नों पर विचार पहले करना पड़ता है, अ्रन्यथा वे सफल नहीं 
हो सकते । किन्तु क्या यह जहूरी है कि हर कार्यक्रम सबको पसंद 
आये ? इसका उत्तर यह है कि छोटे-से-छोटे कार्यक्रम को सुनने भर 
देखने वाले भी लाखों की संख्या में होते हैं। ऐसी दक्या में क्या टेली- 
विजन स्टेशन का यह नेतिक कत्तंव्य नहीं है कि वह वौद्धिक दृष्टि से 
उत्सुक और आलसी दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करे । 


सामूहिक प्र चार-साधनों में एक बड़ी खराबी होती है कि वे लाभ 
में अ्धिक-से-प्रधिक एकाधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, किन्तु 
उनकी इस प्रवृत्ति को प्रतिसन्तुलित करने वाली कुंछ अच्छी बातें भी 
हैं। उनके श्रोताम्रों की संख्या बहुत बड़ी होती है, उनमें सभी प्रकार 
की रुचियों शरर अनुभवों वाले लोग होते हैं, इसलिए उन्हें अपने कार्ये- 
कम अस्तुतत करते हुए सहिष्णुता का परिचय देना पड़ता है। ऐसे 
विविध श्रोत्ता इन कार्यक्रमों में जान डालने के लिए भी स्टेशनों को 
जदूर करते हैं, जिससे उनमें घिसापिटापन और शिथिल्ता नहीं रहती । 
ग्ेता उत्कृष्ट कोडि के नाटकों, गेय-वाट्यों और संगीत में बहुत उत्साह 
२ रुचि दिखाते हैं जिससे यह अतीत होता है कि प्रारम्भ में जन- 
चि के जिस स्तर की पम्भावना प्रकट की गई थी, वास्तव में उसका 
र उससे ऊँचा है । शैस भरकार व्यापारिक दृष्टि से भी वह टेलीविजन 


म्पनियों को अपने कार्यक्रमों का स्तर ऊँचा रखने के लिए प्रोत्साहन 
ग्ी है । 


सामूहिक प्रचार-माध्यम २६१ 


रेडियो 
टेलीविजन के आ्राविष्कार के बाद रेडियो का स्थान पीछे हो गया 
हैं। किन्तु श्रव भी वह विज्ञाल जन-सम्‌ह तक पहुँचता है श्नौर श्राज 
भी ऐसे अनेक अवसर होते हैं जबकि टेलीविजन नहीं देखा जा सकता, 
किस्तु रेडियो सुना जा सकता है | टेलीविजन के . साथ प्रतियोगिता में 
उतर वार रेडियो ने यह पब्ननुभव कर लिया है कि उसमें भी कुछ विशिष्ट 

शबित है 
सावन के विज्ञापन के लिए रेडियो पर प्रसारित किये जाने वाले 
गेय-नाटक कार्य झम झव भी उन व्यस्त गृहिणियो तक पहुँचते हैँ जिनके 
पास टेलीविजन के सामने बंठने फे लिए पर्याप्त समय नहीं है या जो 
वर्षों तक साथ देने वाले अपने अभिन्‍न साथी रेडियो को छोड़ना नहीं 
ह॒तीं, या जो टेलीविजन पर नाटक या अ्रन्य कार्यक्रम देखने के वजाय 
पने ही कल्पना-लोक में विचरण करना पसन्द करती हैं। रसोईघर 
सस्‍्नादागार, शयनागार झौर मोटरकार में प्रव भी रेडियो का ही राज्य 
है, बयोंदि इनमें लोगों के हाथ प्र संस व्यस्त रहती हैं, वे सि्फे कान 
ट्टी वार्यत्रामों को चुनने मे लगा सकते है । पिकनिक और यात्राद्रों में 


रेडियो ही साथ देता है । ट्रॉजिस्टरशोर वेटरी सेठ अब इतने छोटे बनने 


लगे एूं कि जेब में डालवार भी ले जाये जा सकते है । रेडियो ने भव 
ग्पनी शक्ति दो पहचान लिया ऐु--उसका सीधा-मादा और प्लौपचा- 
रिए्ता से रहित होना, तत्याल प्रभावश्ारिता, संक्षिप्तता और दर्णन 
कोणज ट्ो उत्यदत दशबित है । 
र 


झाग शाज उबर झोर मौसम के समाचार सनने या दिसी गभ्सौर 
संवाद शधदा विपत्ति ये दवत ताजा घोर नवीनतम दलेटिन सनने के 


गा उपयोग करते है । वे संगीत सुनने वे लिए नी रेडियो 
दंग उपयोग बारते है क्योंकि हर बढ़े नगर में किसी-न-किसी रेडियो 
स्वेणन से एर बवत संगीत प्रसारित होता ही रहता है। रात दे समय 
नी रेशियों पर पूरो रात दे कायं परम प्रसारित छिए जाते हैं चौर संगीत 


॥ 
२६९२ भ्रमेरिका की संस्कृति 


के रिकार्डों के बीच-बीच में उद्घोपक कुछ-न-कुछ बोलता रहता है और 
इस श्रकार रात को काम करने वाले कर्मचारी के अकेलेपन को दूर 
करता है | 

रेडियो पर आजकल छोटे-छोटे कार्यक्रम भी प्रसारित किये जाते हैं 
ताकि जिन्हें लम्बे कार्यक्रमों को सुनने की फुरसत नहीं है, वे हजामत या 
नाश्ता करते अथवा मोटर से काम पर जाते-जाते पूरा कार्यक्रम सुन 
सके । जिन्हें लम्बे कार्यक्रम सुनने के लिए फुरसत है उनके लिए भी 
लम्बे कार्यक्रमों को ऐसे छोटे हुकड़ों में बाँट दिया जाता है, जो अपने 
श्राप में पूर्ण होते हैं। इसका लाभ यह होता है कि जो भ्रधिक समय 
नहीं दे सकते वे भी उनके एक-दो टुकड़े चुनकर आनन्द ले सकते हैं । 
अखबारों की तरह रेडियो भी यदि अभी ताजा समाचार सुना रहा है, 
तो अगले ही क्षण आपकी किसी संसत्सदस्य से मुलाकात कराता है, 
श्रौर उसके बाद समुद्रपार की कोई रिपोर्ट यथा किसी नई वैज्ञानिक खोज 
या स्त्रियों के किसी नये फैशन की दुनिया में आपको पहुँचा देता है| 

सिण्डिकेटों के जरिए अब उच्चकोटि के कलाकारों के कार्यक्रम भी 
छोटे-छोटे स्थानीय स्टेशनों पर प्रसारित होने लगे हैं । इन कार्यक्रमों के 
वीच-बीच में स्थानीय स्टेशन अपने स्थानीय विज्ञापन और घोषणाएँ 
भी प्रसारित करते रहते हैं । इन सिण्डिकेटों की वजह से अब वे लाभ 
छोटे स्टेशनों और स्थानीय व्यापारियों को भी मित्र जाते हैं जिन्हें पहले 
बड़े स्टेशन और बड़े व्यापारी ही पा सकते थे । 
सिनेमा 

टेलीविजन ने सिनेमा को चहुत चोट पहुंचाई है| पहले जहाँ प्रति 
सप्ताह संयुक्त राज्य में नौ करोड़ व्यक्ति सिनेमा देखने जाते थे, वहाँ 
उनकी संख्या घट कर पहले पाँच करोड़ हो गई, किन्तु बाद में फिर 
साढ़े-पाँच करोड़ पर पहुंच गई । इस कभी का कारण सिर्फ टेलीविजन 
ही नहीं था लेकिन वह एक महत्त्वपूर्ण कारण अवश्य था । इसका असली 
बड़ा कारण था सिनेमा की टिकट-दरें बढ़ जाना । सामान्य आ्राय वाले 


सामूहिक प्रचार-साध्यम २६३ 
जिस व्यक्ति को सपरिवार सिनेमा देखना होता, वह या तो बच्चों का 
भो टिकट खरीदता या छोटे बच्चों को घर छोड़ जाने पर उसे उनको 
देखरेख के लिए पैसे देकर किसी को बैठा जाना पड़ता | बाद में छोटे 
बच्चों के लिए मुफ्त टिकट की व्यवस्था हो जाने पर इस मामले में 
लोगों को कुछ सहायता मिलो । 
शुरू में कुछ समय तक हॉलीवुड ने ऐसा दिखाया जैसे टेलीविजन 
वा भ्रस्तित्व ही नहीं है । किन्तु बाद में उसने श्रनुभव क्रिया कि टेली- 
विजन के खिलाफ लड़ाई लड़ना उसके लिए सम्भव नहीं है इसलिए 
वह टेलीविजन के लिए फिल्में तैयार करने लगा श्रोर पुरानी फिल्में 
टेलीविजन पर प्रदर्शन के लिए देने लगा । यही नहीं, हॉलीवुड के 
सितारे भी टेलीविजन पर झभिनय करने लगे | टेलीविजन की प्रति- 
स्पर्धा वा एक परिणाम श्रच्छा भी हुआ भौर वह यह कि हॉलीवुड ने 
घटिया फिल्में छोड़ कर अ्रच्छी फिल्में बनानी श्रारम्भ की । इस प्रति- 
योगिता में टेलीविजन के मुकाबले में हॉलीवुड कुछ लाभ की स्थिति में 
, वेधोंकि उसका कार-बार विज्वाल था, सेट बड़े-बड़े थे, अभिनेता- 
अभिनेत्रियों के दल विशाल थे और वह दूर-दूर जाकर फिल्में बना 
सवाता था। ठीका निर्णायक समय आने पर फिल्‍म निर्माण उद्योग में 
वुछ ऐसे टेविनकल सुधार हो जिनसे हॉलीवुड की ये विशेषताएं और 
भी निखर झ्राई । उदाहरण के तौर पर कमरों के लिए प्रधिक चौड़े 
फोण दाले लैन्स बन गये, झधिक बड़े रजतपट बने झौर तरह-तरह के 
सुन्दर रंगों का झ्ाविष्दार हो गया । 
निःसन्देह हॉलीवृड टैविनकल सुधार झौर झ्ाविष्कार की दृष्टि से 
हमेगा बहुत उपजाऊ रहा है । धोमी गति वाली फिल्में जिनमें घटना की 
गति को बहत बारीकी झौर विस्तार से दिखाया जा सकता है, पानी की 
; नीचे फोटोग्राफी, डूदते जहाजों, टकराती रेल माडियों और 
थाग से जदत समूच या 


प्रभावशाली 


| | 


है. 


समूचे शहरों के मामिक, विस्मथकारों और 
दृश्य, चलते-फिरते मजाकिया दााटून जिनमें जादू की 


२६४ अमेरिका की संस्कृति 


तरह किसी वस्तु को नष्ट कर फिर से एकदम पुन्तिमित कर दिया 
जाता है--इन सबने सिमेसा दर्शकों के मन में यह ॒ विश्वास बैठा दिया 
कि वे हॉलीवुड से इसी तरह की बड़ी-बड़ी आ्राइचयेजनक चीजों की आशा 
कर सकते हैं। एक सिनेमा फिल्‍म तैयार करने के लिए २७६ बड़ी 
कलाओों और शिल्पों की आवश्यकता पड़ती है । 

हॉलीवुड के जादू में कछ-न-कुछ बात ऐसी भ्रवश्य थी कि वह सभी 
जगह लोगों को प्रभावित करता था | हॉलीवुड यौन भाववाओं का और 
संसार के स्वप्त का प्रतीक बन गया | लोग यौन भावनाओं को भड़काने 
चाली उसकी फिल्मों की आलोचना करते थे परन्तु फिल्में देखना 
छोड़ते भी नहीं थे । इस तरह हॉलीवुड उनके भीतर जो स्वप्न और 
कल्पनाएं जगाता उनका वे श्रानन्‍्द भी लेते और अपनी कमजोरियों के 
लिए उसे कोसते भी रहते । 

हॉलीवुड की अन्तर्राष्ट्रीय सफलता का एक कारण यह था कि 
उसने प्रारम्भ से ही बहुत बड़ी संख्या में अन्य देशों से आने बाले श्रा- 
भवासियों के कारण यह सीख लिया था कि कैसे भ्रपनी फिल्मों में सार्व- 
भौम श्राकर्षण पैदा करने के लिए उसकी कहानियों में मानव की बुन्ि- 
यादी आवश्यकताओं और मूलभूत भयों को आधार बनाया जाए। उस 
ने काऊव्वाय फिल्में (प्रमेरिका के प्रारभिक दिलों में पशुओं के चरवाहों 
का जीवन चित्रित करने वाली फिल्में) बनाई, जिनमें चरवाहों के आान्त- 
रिक तनाव एवं द्वन्द श्रौर आक्रमण के लिए उसकी बाह्य अभिव्यवित 
का चित्रण किया जाता था | बुटेरों की भयानक फिल्में बनाई जाती थीं 
जिनमें अपराधी और श्रपराध की भावना से युक्त लोग दूसरों का पीछा 
करते थे और पुलिस की गाड़ियों के चीखते-चिल्लाते भोंपू सुनाई पड़ते 
थे। हॉलीवुड प्रणयलीला के नग्त और कामुकता भरे चित्र भी बनाता 
जिनसे दशक थोड़ी देर के लिए यह अनुभव करता, मानों सुन्दर और 
पुदगुदी नायिका उसकी गोद में बैठी है। ये सभी ऐसी फिल्में थीं, 
जसका श्राकपंण किसी एक देश, जाति या वर्ग तक सीमित नहीं था 


सामूहिक प्रचार-माध्यम र६५ 


बल्कि सावंभौम था । दक्षिणी सागरों के मूल निवासी हॉलीवुड की फिल्मों 

हर चीज की तह में जाने की अपनी सहज बुद्धि के कारण, दो 
श्रेणियों में चॉटते थे या तो मारकाट की फिल्में या चुम्बन और प्रणय- 
लीला दी फिलमे । उन्हें दोनों ही पसन्द थीं । 

प्रमेरिका का यह दुर्भाग्य था कि इन सावंभौम काल्पनिक चित्रों को 
देखपार भन्य देशों के भोले लोग यह समभने लगते थे कि अमेरिका में सभी 
लोग गुएटे, एठेरे, खख्यार चरवाहे श्रौर कामुक प्रेमी हैं, हालाकि अपने 
देश में दनी पिल्मों को देखवार ये यह भूल कभी न करते श्लरीर यह कभी 


तट 


मे मानते वि उन फिल्मों में लोगों का ऊंसा चित्रण किया गया ह, उनके 
सब देशयासी देसे ही है । हॉलीवड की सफलता के लिए शअ्रमेरिका के 
यही राव नो बद्ये कोमत देनी पड़ी कि उसके बारे में सारे संसार ने 
एवा गलत श्रौर पणा थी तस्वीर श्रपने मद में बना लो | यह तस्वीर 
श्तनी गहरी थी कि अ्रग रिका ने वास्तविक सत्य को प्रकट करने वे लिए 
जितमे भी प्रयत्न किये, थे सद निष्फल हुए और वम्यनिस्टों ने इस गलत 
धारणा या लाभ उठाकर संयुवत राज्य के विरुद्ध एव प्रदार किया। 
ऐसा लागया था कि पंगलिपासी की भाति अमेरिशा सारे संसार का 
मंदारजन बज्या, फिज्तु उससे 


दुनिया व नजरों में उसका जो पतन 
ऐेगा, उससे वहु कभी उबर'नहों सकेगा और लोग उसे कनी दीवा- 
टीए समभा नटी सकेंगे । 

ऐलीवड बी फिल्म 
धन्य जाति के व्यवित वो सजनायका 


हे त 
ी रे 
22 हे 


२९६ े . अ्रमेरिका की संस्कृति 


फिल्मों की कहानियों में एक खास तरह का पेच और घुमाव होता, 
जिससे यह मालूम होता कि वह अमेरिकन है। अमेरिकन फिल्मों में ही 
ऐसी लड़कियां दिखाई जाती हैं जो प्रतीत बुरी होती हैं, किन्तु वास्तव 
में होती अच्छी हैं । उसे खराब चित्रित करने का कारण शायद पुरुष 
कहानी लेखक की अपनी श्रान्तरिक मनोभावना है । वह ऐसी लड़की 
की कल्पना करना पसन्द करता है जो प्रासानी से उसके बाहुपाश में 
भा जाए। लड़की की ऊपर से प्रतीयमान दुश्चरित्रता ऐसा अवसर लाने 
में सहायता देती है जबकि एक दिन एकाएक उसकी किसी युवक से 
मुलाकात होती है । यह मुलाकात एक ऐसी संस्कृति में अनिवार्य ही है 
जिसमें तरुण-तरुणियां श्रपना जीवन-संगी स्वयं खोजती हैं। वह नायक 
के सम्पर्क में आने के लिए तैयार रहती है, इसलिए नायक के मन में 
. उसकी माता द्वारा पैदा की गई नैतिकता की भावना की दुविधा और 
संकोच धीरे-धीरे मिट जाते हैं । और अ्रन्त में उसकी वासनाओं को 
भड़का देने के वाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें ऐसा प्रतीत 
होता है मानो वह उसके हाथों में अपने आपको सौंप देगी । लेकिन 
हंठात्‌ उसी समय पता लगता है कि वह दुश्चरित्र नहीं थी, बल्कि भोली 
और निर्दोष थी। तब दोनों के विवाह में सारे काण्ड की सुखद परिणति 
हो जाती है । 

अमेरिका के पारिवारिक जीवन की कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ 
हैं। इन परिस्थितियों के कारण फिल्‍मों को कहानियों में कुछ निश्चित 
विशेषताएं रहती हैं । इन कहानियों का नायक अपने माता-पिता को 
पीछे छोड़ देता है और इस बात पर जोर देता है कि उसे अपने लिए 
जीवन का मार्ग स्वयं चुनते का अधिकार है । कथानक में बल उस नये 
परिवार पर दिया जाता है जिसका वह निर्माण करता है न कि उस पर 
जिसमें वह पैदा होता है । युवक के यौवन की बड़ी महिमा प्रकट की 
जाती है। इसके विपरीत युवक के पिता को गंजा, प्रभावहीन और उप- 
हासास्पद चित्रित किया जाता है। मेलोड़ामे के चित्रण में पिता को 


सामूहिक प्रचार-माध्यम २९७ 


चुरा और खतरनाक चित्रित किया जाता है और ऐसा दिखाया जाता 
है, मानो वह नायक को जीतने को चेष्टा कर रहा है। फ्रॉयड के मनो- 
विज्ञान की भाषा में उसको व्याख्या की जाए तो यह कहा जा सकता 
हैं कि कथानक लेखक पिता के इस आचरण से युवक को पिता से अलग 
ओर दूर रहने के श्रपराध से बरी कर देता है, क्योंकि पिता के इस 
आचरण से यह स्वाभाविक ही है । जिस खतरनाक संसार से उसे लोहा 
लेना पड़ता है वह पिता से आगे बढ़ने या उसकी अवज्ञा करने के उसके 
अपराध को बाहर शअ्रभ्रिव्यवत करता है भशौर पुलिस उसे सन्देह की 
नजर से देखती है, इसलिए भी वह मानो अपने आप को प्रभियुवत्त 
ठहराता है । 

इस तरह मां-वाप के अ्रत्याचार की यह काल्पनिक बहानी ही अप- 
राध की! फिल्मों के मूल मे रहती है । श्रपराध वा पता भनन्‍्त में पुलिस 
नहीं लगा पाती, बल्कि कोई प्राइवेट जासूस या वकील जगाता है। यह 
जासूस विद्वोही पुत्र को अमेरिवान युवक का एक प्रतीक बना देता है, 
जिसे न्याय पाने के जिए पिता के झ्रधिकार के रूप में कानून की ग्रवज्ञा 
करनी पड़ती है । प्रतीक दी दृष्टि से यह अमेरिकन एक ऐसा नौजवान 
है. जिसने एक नई दुनिया में जाने के लिए अपने पितदेश को दठुकरा 
दिया है और जो पश्चिम बे झोर नित्य नये ससार में दौलत झौर सुख 
वी खोज में जाने के लिए झपने पिता के घर और व्यवसाय का परि- 


त्याग कर देता हैँ | वहा उसे बानून को अपने हाथ भें लेना श्रौर नया 
घर गउसाना पड़ता है आर एदा दिन नई पीदी उसे और उसके घर को 
भी उद्ी व तरह टकरा देती है। माता-पिता के झधिदगर को चुनौती 
थौर उश्बा प्रतिरोध ही लोवतन्घ वा सार है, जिसमे सद को समान 
माना गया है। इसीडिए वह हमारी राजनीति में ही नहीं, बाला में 
नी निरग्तर एघल विये रणता है। हम दाता मे यौदन पर, नर-नान्यों 


की प्ागे बहवार प्रशिन्तम करने की प्रदूत्ति पर, उद्योग और विजय-प्राप्ति 


पर जे बणजतओ जे -त जि ० पजदि: बज ट्रक्णज १४-०३ -5 
र प्ोर घग्त में दुसी जीदन वी उपजब्यि पर बल देते है । 


२९८ प्रमेरिका की संस्कृति 


जो लोग सिनेमा फिल्मों की यह्‌ कह कर आलोचता करते हैं कि 
उनका स्तर ऊँचा नहीं है, वे यह भूल जाते हैं कि सिनेमा फिल्‍म थोड़े से 
बुद्धिजीवी भद्र वर्ग को दिखाया जाने वाला रंगमंच नहीं है, बल्कि वह 
संसार का लोक-नाट्य है। इसलिए सिनेमा फिल्में उन काल्पनिक कहा- 
नियों, उन भयों और आकांक्षाओं पर ही हमेशा आधारित रहेंगी, जो 
हमेशा लोक-कथाओं का आधार रही हैं । 

यदि सिनेमा फिल्मों पर सेंसरशिप का लकवा न गिरे तो उनका 
स्तर कुछ अधिक ऊँचा होगा | सिनेमा उद्योग ने सेंसरशिप की सिरदद्दी 
से बचने के लिए 'मोशन विक्चर प्रोड्यूसर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स एसोसिये- 
शन श्रॉफ अमेरिका के तत्त्वावधान में अपनी फिल्म उत्पादन की एक 
अचार संहिता का निर्माण किया है । इस संहिता के अनुसार फिल्मों 
में डरावनी चीजें नहीं दिखाई जाती, और न ही कामवासना को अत्य- 
विक भड़काने वाले यौन सम्भोग के अइलील ओर गन्‍्दे दृश्य दिखाये 
जाते हैं। किशोरों और वयस्कों की यौन सम्बन्ध विपयक समस्याझ्रों के 
आधार पर फिल्में बनाने का निषेध है । 'लीजियन्स झलॉफ डिसेन्सी' नामक 
कैथलिक संगठन और कुछ अन्य प्रोटस्टेंट संगठन भी हॉलीवुड को वयः 
पा युवक-युवतियों की यौन सम्बन्ध विपयक समस्याओं को फिल्मों में 
पेश करने से रोकने के लिए निरन्तर आन्दोलन करते रहते हैं । 

उनकी यह चिल्ता अ्रस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि फिल्में बच्चे भी 
देखते हैं। कामुकता और यौन सम्बन्ध विपयक फिल्में देखकर बच्चों 
का झाचरण बिगड़ सकता है। किन्तु उपयु कत आचार संहिता का परि- 
गाम यह हुआ है कि स्त्री-पुरुष का सम्भोग तो फिल्मों में नहीं दिखाया 
जाता लेकिन युवक-युवत्तियों का प्रेम और मिलन खूब जोरों से दिखाया 
जाता है। आचार संहिता में श्रपराध और हिंसा की फिल्में बनाने की 
अनुमति है, इसलिए फिल्म जगत्‌ ने फिल्‍मी अपराधों की एक सर्वथा 
काल्पनिक सृष्टि कर डालो है| सेंसर विभाग से फिल्मों को वदल कर 
समाज को बदलने की चेष्टा की है, किन्तु समाज को बदलने के लिए 


न 


साम्‌ हिक प्रदार-माध्यम २६६ 


श्रपराधों के मूल कारणों -गनन्‍्दी वस्तियाँ, माता-पिता द्वारा शअ्रत्याचार 
या उपेक्षा, मनोरंजन के साधनों का अभाव और घन को भ्त्यधिक महत्त्व 
देने वाले श्लौर लूट-खसोट में निपूण समाज की शोषण से अपराधों को 
बढावा देने की प्रवृत्ति श्रादि--को दूर करने की कोई चेप्टा नहीं की 
गई है | वारण यह है कि अपने आपको दोप देने की अपेक्षा फिल्‍मों के 
सिर दोप मढ़ना कहीं श्ाज्ान है । 

हाल के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने सेसरशिप की झाचार- 
नियमाबली को छुछ कमजोर किया है। ब्रव निर्माता लोग झाचार- 
संहिता का प्रमाण-पतन्न लिये बिना भी अपनी फिल्‍मों का प्रदर्शन कर 
सब है टदेलीदिजन पर सेंसर वी कोई पावन्दी नहीं है, इसलिए उससे 
हॉलीवुड द्वारा निर्धारित श्राचार सहिता के घनेक निपेधों का उल्लंघन 
किया है । 

बिन्दु यदि सेंसरशिप की सगसस्‍्या हल हो भी जाए तो भी एक 
बुनियादी रामस्था बनी ही रहेगी । हॉलीवृट एक ऐसा उद्योग है जो एक 
बालात्मक उत्पादन तयार वारता है, लेकिन उद्योग और कला परस्पर 
विरोधी चंजे है| इस उद्याग के लिए पैसा देगे वाले बैक फिल्म निर्माण 


में कोई नया क्जात्मदः प्रयोग करने का विराध करते है । वे फिल्म 


५) 


निर्माताश्रों को किसी एसे फामले से परे मही हटने देते जिसकी उपयो- 
गिता शोर रापलता सिख हो दुकी है। फिर भी घनेक उच्चकोटि की 
फिल्मों दी भारी झाय से सिद्ध हो गया है कि कलात्मक कल्पना और 
मौलिक सूच-हुझ से अग्तत: फायदा ही होता है । 

आज ऐसे लोग, जो स्वयं बाहानी, सिनारियों झौर संवाद लिखते 
हैं, रदयं निर्देशन करते. और स्वयं हो निर्माता है, उच्चक्ोटि की 
फिल्मों का प्रधिकाधिक संस्या में निर्माण करने लगे है । इन सब कारों 


१ 


्ष लाक्तप ०4 ने ; है डुजुन- व्यान कण... अन्य न क' चय लवण जय... बी 
का एवा हा व्यावत् मे साम्मणण वरना धार उस निश्चय वारन का 
ता 


स्यतन्द्ता देना स्वनादतः हॉलीवुृड में उपलब्ध प्रतिभा के अधिक अच्दे 
उपणंेग वा घबन र प्रदान बच्ता हैं । दाम तौर पर यह प्रतिना निनणभा 


३०० श्रमेरिका की संस्कृति 


की दशा में रहती है, इसलिए जब उसे खुलकर अपनी अभिव्यवित का 
मौका मिलता है तो वह अच्छी फिल्मों का निर्माण करती है। किन्तु 
इससे उस कटुता और विरोध का अन्त नहीं होता जो निर्माता और 
निर्देशक, निर्माता और अभिनेता एवं अभिनेता और एजेंट के बीच में 
रहता है। 

जहाँ तक अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का सम्बन्ध है, उनमें चोटी 
के लोग श्रक्‍्सर प्रेम के चक्कर में पड़े रहते हैं, खुब अपव्यय करते और 
ठाठ से जीवन विताते हैं । उनका प्रचार और ख्याति खूब होती है और 
जब कभी वे अ्रचानक सामान्य लोगों के बीच में आ पड़ते हैं तो लोग 
उन्हें देखने के लिए श्रोलम्पिस के देवताओं की भाँति घेर लेते और पूजते | 
हैं, परन्तु यदि गहराई से भीतर जाकर देखा जाए तो उनका जीवन 
वसा सुखमय नहीं होता, जैसा उनके प्रशंसक समभते हैं। जब वे किसी 
चित्र में भूमिका अदा कर रहे हैं तो उन्हें उसके निर्माण के लिए बहुत- 
बहुत देरी तक कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। कभी-कभी उन्हें खूब 
इन्तजार करना पड़ता है और एक ही दृश्य का छवि अंकन वार-वार 
होने से वे परेशान हो जाते हैं। एक चित्र का निर्माण समाप्त होने के 
बाद उन्हें जब तक किसी नए चित्र का अनुबन्ध नहीं मिल जाता तब 
पक उनका जीवन निराशा से भरा रहता है और अक्सर उन्हें व्यर्थ की 
उबा देने वाली पार्टियों में शरीक होना पड़ता है या यौन सम्बन्धों से 
परितृप्ति पाने श्रथवा मनोविनोद के दूसरे साधन खोजने की कोशिश 
करनी पड़ती है । उन्हें श्रपनी आय के मुताबिक शान-शौकत से रहना 
पड़ता है और आय उनकी फिल्मों की आथिक सफलता पर निर्भर 
करती है। यद्यपि उनकी आमदनी देश के अन्य लोगों से श्रधिक होती 
है, किन्तु इस आमदनी के लिए उन्हें गुलामों की तरह सात-साला 
कण्ट्रेक्टों में बंधे रहना पड़ता है। आम जनता की नजरों में उनका 
स्थान बहुत ऊँचा और भव्य होता है, परन्तु जिन लोगों के साथ वे काम 
करते हैं, वे उन्हें हिकारत की नजर से देखते हैं। लेकिन जनता भूल से 


साम्‌ हिंक प्रचार-साध्यम ३० ६१ 


यह समभ लेती है कि वे जैसे ऊँचे चरित्र का फिल्मों में प्रभिनय करते 
हैं, बसा ही वास्तव में उनका निजी चरित्र है और इसलिए वे उनको 
पूजा बारने लगते हैं । न्‍ 

जिस फिल्म में वे नायक का पश्रभिनय करते हैं वह सारे संसार में 
दक्ष को को ब्राकृष्ट करती हैं। इसका कारण क्या है ? 

हॉलीवुड की सिनेमा फिल्म भी एक व्यवसाय है, जिसमें एक अत्यन्त 
दाठिन और पेचीदा माध्यम की टेकनीक में निपुणता प्राप्त कर हमारी 
मानवीय सत्ता के मूल में निहित भावनाश्रों का व्यापार किया जाता 
है । वहु अनुभव का सरलीकरण कर उसे कऋ्रमबद्ध करती है, हमारे मंस्तार 
यो देश भ्रौर काल में फैलाती है, हत्या की लोमहपफ विभीषपिक्रा में से 
गुजारने के वाद हमें फिर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देती है, हमें अपने 
प्राक्ममणों, श्राशंकाशों भौर घृणाश्रों को बाहर श्रभिव्यवत करने, ऐश्वर्य 
झ्रौर विलायिता में ग्रालोड़न करने, हास-परिहास में चतुर नायक के 
साथ बहादुर श्रौर खलनायक पर विजयी बनने का प्रवसर देती है और 
प्रन्त में हम इस सारे वे चित््यमय अ्रनुभव के वाद सुन्दरी-युवती को पा 
जाते हैं । साठ सेट के टिवाट में यह बया घाटे का सौदा है। 
समायार-पत्र 

झमेरिका के समाचार-पत्र संततार वा ६० प्रतिशत झखवबारी कागज 


ऐली स्पूज' जैसा छोटे झ्रावग्र का लोव प्रिय समाचार-पन्र भी है 
रविदार के संस्करण की विक्री ३६,६८,८५१ है। 
फ्रिश्चियन साइस मॉनीटर' छोर 'बाल स्ट्रीट जनेल' जैसे भिन्‍न किस्म 
१ 
दर 


प््ः क्ताक ० भी ञ शिल यु रत: घ्य नदी कल न्‍्क [: 
7 पष्च भी एनमें शामिल है। रन्‍हीों में 'स्पूयाव टाइम्स! जेसा दिब्व- 


न्न्क्ल्जाउक ब्चल औ ना शः साःः + >> बन्‍ल्‍त्जर बा » ्च्द 
ए्िरदात पत्र नो है जो यह दावा बारता है दिए उसमें ससार भर की 
सदर होती है घोर उसका रदिदार दा सस्दारण छापने वे लिए २०० 
या ९१६ यप ड्क्क है टम 4५. श्दिति पा क्रातक्पी अफनक-ई। 
एव्ड जंगल झप जाता है। एनके घतिरिकत घनेवा छोटे स्थानीय पत्र 





/+क्‍* 
| 
१ 
2 
24 
474 
| 
3 
224 
हि । 
ल्न्त 
2 
2॥, 
4१, 
/!4 
46% 
५ 
४ 
नव -९ 
5 
| 
८2.2 
मिट । 
८ 
हक 
| 
£7 है 
“|! 

/5॥# 
4व 
ब्न 

/ 


३०२ अमेरिका की संस्कृति 


कस्बे या नगर की भावना को व्यवत करते और स्थानीय जनता के 
उत्साह को बनाये रखते हैं। 'क्लीवलेंड प्रेस' जैसे पत्र भी अमेरिका से 
निकलते हैं, जिसके सम्पादक लुईं सेल्टूजर ने बचपन में अत्यधिक गरीबी 
के दिन देखे हैं और अपने अ्रध्यवसाय से उन्नति की है । उसने प्रपने 
पत्र को सारे कस्बे के अन्तःकरण की आवाज बना दिया है । उसने 
लेक एरी को साफ करने और नगर में एक चिड़ियाघर स्थापित करने 
को झ्रावश्यकता पूरी कर दी है । उसका एक कर्मचारी सारे दिन अमेरि- 
कन श्र विदेशी बच्चों के वीच पत्रों के श्रादान-प्रदाव को बढ़ाने के ही 
काम में लगा रहता है । 

अमेरिका के लोकप्रिय पत्र किस ढंग के हों, इसका निर्णय करने 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रमेरिका के आधप्रवासियों ने अदा की । जोसैफ 
पुलिटज़र ने सबसे पहले एक जमंन्र समाचार-पत्र से यह मालूम किया 
कि जर्मन मूल के आप्रवासी किस तरह की सामग्री अखबःर में चाहते 
हैं । इसलिए इन आप्रवासियों की श्रगली पीढ़ी के समर्थन से उसका 
पत्र न्यूयार्क वलड खूब लोकप्रिय हो गया । इसी तरह हस्दे ने आयरिश 
लोगों की मदद से अपने पत्रों को लोकप्रिय बनाया। दोनों ने विदेशी 
भाषाओं के पत्रों से यह जाना कि समाचारपत्नों को लोकप्रिय बनाने 
के लिए सनसनीखेज खबरें देना, सामाजिक एवं वर्गीय प्रवृत्तियों के 
समाचार प्रकाशित करना श्र पाठकों को सलाह-मशविरा देचा बहुत 
महत्वपूर्ण है । 

समाचारपत्रों को आझ्रामदनी का मुख्य ख्ोत विज्ञापन हैं और विज्ञान 
पनों के लिए पत्र की विक्नी अच्छी होना जरूरी है, इसलिए बिक्री बढ़ाने 
के उद्देश्य से सनसनीखेज खबरों पर जोर दिया जाने लगा है। समाचार- 
पत्रों ने नौजवान, बच्चे और बूढ़े सभी को आक्ृष्ठ करने के लिये खेल 
के समाचार, भद्र वर्ग की खबरें, मजाकिया कार्टून, चित्रमय कहा: 
नियाँ, कितावों और कलाओों की समीक्षाएँ, घर की साज-सज्जा, घरेलू 
सामान्र की मरम्मत की विधियाँ, सिण्डिकेटों से प्राप्त हास्यपूर्ण और 


सामूहिक प्रचार-माध्यप्त ३०३ 


गम्भीर लेख और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के नुस्खे और व्यक्षिगत सम- 
स्थाग्रों के हल के लिए परामर्श छापने शुरू किए । 


वड़ी-बड़ी समाचार समितियाँ--असोभियेटेड प्रेस, यूनाइटेड प्रेस 
श्रीर इण्टरनेशनल न्यूज सविस--दैवल समाचार ही सारे देश मे तारों 


ब 


शऔरौर टेलीप्रिटरों से नहीं भेजती, बल्कि शब्रखबारों के दफ्तर 
मधीनों से खबरों के टेप भी तंयार दर देती है, जो कम्पोज करने के 
लिए सीधे प्रेस में भेजे जा सवाते है । प्रमेरिका में दो सौ के लगभग 
सिण्टिकेट है जे। हर किस्म के फीचर और स्तम्भ प्रदाधन के लिए अख- 
बारों को देती है । इसका लाभ यह है कि शअनेक छोटे समाचार-पत्र 
भी, जो पन की कामी झौर वेड़े श्रसवारा की प्रतिस्पर्धा के वारण दिक 
नही सकते थे, इन सिण्टिवोटों से कम पंशे में प्रदाशनीय सामग्री प्राप्त 
बारे अपने पाठकों को दे सबते हैं श्रौर इस प्रदार अपना अस्तित्व 
दगाये रस सकते ९, भले ही वह सामग्री उनकी श्रपनी मौलिक सामग्री 
नही टीती । समाधार-पत्र स्वय भी झपने नगरों को महत्त्यपूर्ण खबरें 
घूसरे पत्नों को देने वे लिए झ्पनी तार राविसे चलाते है, जिससे श्ख- 
बारां में पारस्परिक स्विस भी यजदी रहती है । 
पानगाएं 

धाम प्रसार की ५०० परियातों में ये श४ पं्तिकाएँं एसी है जिनकी 


दिप्नी] गात जाख से ६ कराइ १० जादझ् प्रतियों तवा हैं 


४ 


स्पान जटर्स शाजेस्ट दा (, जिसकी बिक्री सिर्फ सटुक्‍त राज्य में ही 
न, रुग्य एेणों में थी पे 







न, ५ ४ 
पार सयारजन एड शार्य द. सामझः 
हशा्उपच एप तो एर 
शदण्य्यादा दा एस 


३०४ - श्रमेरिका की संस्कृति 


इनके अलावा व्यापार-व्यवस्ताय की पत्रिकाएँ, विद्वत्तापूर्ण पत्रिकाएँ 
(जिनमें से कुछ विश्व की श्रेष्ठतम पत्रिकाएं हैं), कम्पनियों के प्रकाशन 
स्कूलों की पत्रिकाएँ और विभिन्‍न संगठनों के समाचार बुलेटिन श्रादि 
अन्य हजारों चीजें भी विविध पत्र-पत्रिकाश्रों की संख्या में वृद्धि करती 
हैं। , 

पत्रिकाए भी पब्रनेक प्रकार की हैं। अमेरिकन स्कॉलर” जैसी 
दिलचस्प और बौद्धिक पत्रिका के साथ-साथ कॉमिक की पत्निकाएँ भी 
प्रकाशित होती हैं जो दिलचस्प अवदय होती हैं, परन्तु बुद्धिजीवी मनीपी 
वर्ग के मतलव की नहीं होतीं । इसके अलावा घटिया दर्जे की पत्रिकाएँ 
जिनका उद्देश्य प्रसिद्ध व्यक्तियों, खासकर फिल्‍मी सितारों के बारे में, 
निन्‍्दात्मक सत्य को प्रकाशित करना, गर्भपात की खबरें छापना और 
इसी तरह की ग्रन्य गन्दी श्रौर कुत्सित चीजें प्रकाश में लाना है, जो एक 
विशिष्ट सम्राज को हीव मनोवृत्ति, निक्ृष्ट लोभ और पतन को सूचित 
करती हैं । 

विज्ञापन प्राप्त करने के लिए पत्र-पत्रिकाश्रों की बिक्री ऊँची होता 
आवश्यक है, इसलिए उनमें पाठकों को झकृष्ट करने बाली सामग्री 
छापी जाती है, चाहे वह श्रच्छी हो या घटिया | फिर भी यह बात बड़ी 
उत्साहवर्धक है कि जो पत्रिकाएँ सर्वोत्तम लेखकों की रचनाएँ और 
सर्वोत्तम चित्र प्रकाशित करती हैं और जिनकी सांज-सज्जा उच्चकोटि 
की होती है वही बिक्री के लिहाज से भी सबसे ऊपर रहती हैं। दूसरी 
शोर गन्दी और घटिया दर्जे की घृणित सामग्री प्रकाशित करने वाली 
पत्रिकाएँ न केवल समाचार एवं चित्र पत्रिकाओं से, बल्कि अन्य धार्मिक 
पत्रिकाओं से भी विक्री के लिहाज से नीचे रहती हैं । 

कुछ अमेरिकन इस प्रकार की भहदी और भोंडी सामग्री के प्रकाशन 
को रोकने के लिए सेंसरसिप के पक्षपाती हैं। किन्तु आम तौर पर 
अमेरिकन लोग अरब भी यही महसूस करते हैं कि वाणी के स्वातन्त्य का 

तब तक कोई श्र नहीं है, जब तक कि सर्वथा अश्लील और वासनामय 


न्न्साध्यमं 


$ 


च्् 


कक्ण्द्ः 


मा 


ए 7 
५० ५ | 
यि कक [! 

5 
॥४ रु 
! अप अपन हू 
६ जे /| 
क्षै कमर ५३०५ 
0: हे (४! 
|| न 3) 
३ ॥ 

रे ; ह् 
जी 
) १४१ ' रा 
४ दो 

; है 75 
४ 
0+.. ५ | 
3) २०! १0४ 


कर ः ५ 
2 “2 जी ५ 
का ६ 
५ ५ 
४. हा ५०७ 
शत श रु 
५» हैं 


४5 ६*१ 7. 
छः 3 





छा न 
 फ ५७0 
१0 |: 

हा 





३०६ प्रमेरिका की संस्कृति 


अपना स्थान बनाया है। मार्क वान डोरेन जैसे कवियों ने भी अनेक 
उच्च कोटि की साहित्यिक समीक्षाएं लिखी हैं । 

उपस्यासकार देश की जो श्रालोचना करता है और समीक्षाकार 
उपन्यास लेखक की जो आलोचना करते हैं, उससे शायद कुछ लोग यह 
समझने लगें कि संयुक्त राज्य की हालत बहुत खराब है । लेकिन वास्त- 
विकता यह है कि उपन्यासकार और समीक्षक दोनों ही आदशेवादी 
पैमाने से नापने के अभ्यासी हैं । इसका श्रथे यह है कि अमेरिका बहुत 
झाशावादी देश है जो यह मानकर चलता है कि श्रादर्श को पाया जा 
सकता है और उसमें शिथिलता नजर झाने पर वह विक्षोभ प्रकट 
करता है । 

जो भी व्यक्ति किशोर भायु के बालक-बालिकाश्रों से जाज़ संगीत 
या अन्तदंहन इंजनों के बारे में जानकारी भरी बातें सुनता है, जो प्रमुख 
पत्र-पत्रिकाप्रों में छपने वाली समालोचनाएं पढ़ता है श्रौर जो यह 
जानता हैं कि ये समालोचताएँ और' समीक्षाएँ सिण्डिकेटों के जरिए 
विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में छपती हैं, और जो राजनीति और खेलों पर 
भी टिप्पणियाँ और भ्रालोचनाएं' देखता है, वह सहज में यह जाव सकता 
है कि अ्रमेरिकन लोगों में कितनी श्रालोचनपूर्ण सजग वृत्ति है । 

अमेरिकन समीक्षक केवल अमेरिकन साहित्य या कला की ही 
समालोचनाए' नहीं छापते, बल्कि श्रभेरिका से बाहर के अंग्रेजी साहित्य 
की भी कुछ सर्वोत्तम समालोचनाएं श्रमेरिका में ही छपी हैं । एक फ्रेंच 
प्रेक्षक का कहना है कि फ्रेंच कला की फ्राँस से बाहर जितनी विशद 
ओर व्यापक आलोचनाए' संयुक्त राज्य में हुई हैं, उतनी और कहीं 
नहीं हुईं । 

श्रमेरिका का श्रालोचना-शास्त्र मनोविज्ञान, समाज. विज्ञान भौर 
नृवंश विज्ञान की सहायता से और अलंकार शास्त्र, इतिहास एवं ६र्शन 
की पुरानो परम्पराओं को घ्याव में रखकर अपने श्राधार का भ्रधिका- 
घिक विस्तार कर रहा है और अपने झ्वबोध को गहरा बना रहा है। 


साम्‌ हि प्रचार-माध्यम * ३०७ 


अमेरिकत आलोचकों को अपने ऊपर और अपनी झ्रालोचना की विधियों 
पर पूरा भरोसा है, इसलिए डेलमर श्वाट ज के शब्दों में वे समालोचना 
की उस रूढ़ि-विरोधी पद्धति की रक्षा का प्रयत्त कर रहे हैं, जिसके बिना 
वौद्धिक' शब्द निररथंक हो जाता है शौर प्रतिभा भी श्रथार्थ हो 
जाती है । कै 
अभिरुचि 

किन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या श्रमेरिकन श्रभिरुचि में कोई सुधार शौर 
परिष्कार हुआ ? या वह भ्रभी तक लड़खड़ा रही है ? 

इस प्रश्न का एक उत्तर तव मिला, जब टेलीविजन ते दस या पर्द्वहु 
वर्ष पुरानी सिनेमा फिल्में दिखानी प्रारम्भ कीं । वे फिल्में जिस समय 
बनाई गई थीं, उस समय पूर्ण प्रतीत होती थीं,परन्तु दस-पन्‍्द्रह वर्ष बाद 
टेलीविजन पर दिखाई जाने के समय वे टेकनीक की दृष्टि से पुरानी, 
संवादों की दृष्टि से भद्दी, कथानक में कमजोर श्रौर कल्पना की दृष्टि से 
बहुत हल्की प्रतीत हुई | भावुनिक टेलीविजन भौर पुरानी फिल्मों की 
इस तुलना ने यह साबित कर दिया कि रुचि भ्रोर स्तर में कितना 
अन्तर भ्राता जा रहा है । 

कभी -कभी ऐसा लगता है कि सामूहिक प्रचार के माध्यमों के लिए 
बड़े पैमाने पर दर्शक श्र श्रोता जुटाने में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है 
ओर उसमें लाखों व्यक्तियों को भ्राकृष्ट करने वाली सामप्री प्रस्तुत 
करने का जो उद्यम हो रहा है, उससे लोकरुचि का स्तर बहुत नीचा 
हो जाता है । किन्तु भोंढी शोर द्वीन रुचि की इस सारी सामग्री के 
मुकाबले में कुछ उच्च कोटि की सुरुचिपूर्ण कलात्मक सामग्री भी रहती 
है । यूरोपीय लोग सिर्फ छोटे-से कला-पारखी भद्द समाज के सामने 
कला को प्रस्तुत करने के भम्पस्त हैं, इसलिए जब वे पत्र-पत्रिकाप्रों के 
स्टालों या टेलीविजन पर इस तरह की हीन रुचि की घटिया चीजों को 
भारी मात्रा में देखते हैं तो उबका विचलित होना स्वाभाविक ही है । 
किन्तु अमेरिकन लोग परिवततन के भम्यासी हैं, इसलिए वे फिसी भी 


३०८ | ;| श्रमेरिका की संस्कृति : 


वस्तु को स्थिर या स्थायी मानने के बजाय परिवत्तेनशील प्रवृत्ति के 
रूप में देखते हैं। वे यह श्रनुभव करते हैं कि उन्होंने संचार के साधवों 
को विशाल जनसमुदाय के लिए खोल दिया है और वे एक पूरे राष्ट्र 
की रुचियों का परिष्कार और एक अभूतपूर्व पैमाने पर साँस्क्ृतिक 
विकास कर रहे हैं । 

वास्तविक समस्या यह है कि सामूहिक प्रचार के साधनों का मुह 
भरने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में उत्कृष्ट सामग्री कहाँ से लाई जाए 
ओर विज्ञापन-दाताओ्ीं को उच्च कोटि की वस्तु का समर्थन करने और 
सहायता देने के लिए कसे प्रेरित किया जाए। सम्भव है कि उस प्रतिभा 
से, जो विदेक्षों में जाने के बजाय अपने देश में ही विद्यमान है, यह आव- 
इयकता पूरी की जा सके । इसके अतिरिवत अब किसी अन्य देश में भी 
कोई ऐसा सांस्कृतिक स्वर्ग नहीं रह गया है, जहाँ अमेरिकन ग्राम्यता और 
श्रपरिष्कृत रुचि से बच कर आश्रय लिया जा सके । इसीलिए, लॉयनल 
ट्रिलिंग का कहना है कि, अमेरिका में घीरे-धीरे संस्कृति का स्तर ऊँचा 
हो रहा है । दौलत अ्रव मन और कल्पना के राज्य के सम्मुख आत्म- 
समर्पण करने को उद्यत है और सुरुचि भर संवेदनशीलता के द्वारा 
अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध कर रही है । बुद्धिजीवी वर्ग का श्रव 
निरन्तर विस्तार हो रहा है और उसके सदस्य कलात्मक क्ृत्ियों के 
उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं । विचार और चिन्तन को आज पहले . 
हमेशा को अपेक्षा श्रधिक मान्यता और महत्त्व दिया जा रहा है। 

जिस प्रकार अमेरिकनों ते अपनी राजनीतिक दृष्टि को विश्वुद्ध 
स्थानीय प्रइनों के ऊपर उठा कर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक पहुँचा दिया हैः 
वेसे ही यह आशा की जाती है कि आज दुत सांस्कृतिक विस्तार की 
देहरी पर पहुंच कर श्रमेरिकन कलाकार भी एक ऐसी भाषा और शैली 
में कला का सूजन करेंगे जिसे सारा संसार समझ सकेगा । ह 


_विलोकलल-«»--->«+>> नि की-न>«++>>-«»+-कनम, 


प्रव्याय : बारह 


सनोरंजन 


' पिछले युद्ध के दिनों में जिन अमेरिकन सैतिकों के दक्षिण-पश्चिमी 
अजान्त क्षेत्र के जंगलों में घिर जाने की आशंका होती थी, उन्हें यह 
सिखाया जाता था कि वे अपनी जेबों में रस्सी का एक ठुकड़ा रखा 
करें और जब भी उन्हें यह सन्देह हो कि इन जंगलों में मूल निवासी 
लोग उन्हें मारने के लिए शत्रता की नीयत से उनकी ओर भा रहे हैं, * 
वे फौरन ही रस्सी से खेलना प्रारम्भ कर दें । अक्सर यह देखा गया 
कि ऐसे अवसर आने पर मूल निवासी शन्नुता का भाव छोड़ कर स्वयं 
भी इस खेल में शामिल हो जाते । खेल ऐसी चीज है जो शत्रुता को 
खत्म कर देती है और जहाँ दो पक्षों में सम्पक की कोई सामान्य भाषा 
नहीं है, वहाँ मैत्री के सेतु का काम करती है । 

प्राचीन काल के खेलों और उत्सवों से आधुनिक ओलिम्पिक प्रति- 
योगिताश्नों तक और प्राचीन मन्दिरों के नृत्यों से प्राधुनिक सामूहिक 
सृत्यों तक सर्वत्र और स्वंदा नर-नारियों ने ऐसी शारीरिक क्रियापओ्रों 
और गतियों की खोज की है जिनके द्वारा वे अपनी सम्पूर्ण सहजवृत्तियों 
और आाकांक्षाओं को अभिव्यक्ति प्रदान कर सर्के॑ । खेल भी कला की 
भाँति अराजकता के बीच से व्यवस्था को श्र ग्रधंहीनता के मध्य से 
अर्थ को अभिरूपित करने का उद्योग करता है | खेल भी कला की भाँति 
किसी राष्ट्र के उद्देश्यों और जीवन के अभिपष्रायों को ग्रभिव्यक्त करते 
हुँ । 

प्रमेरिकन लोग जो खेल खेलते हैं श्लौर श्रपते खाली प्रवकाश का 
जिस प्रकार उपयोग करते हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं ? 


३१० . प्रमेरिका की संस्कृति 
खेल 
भ्रमेरिका का स्ववेयर डाँस (चारों दिशाश्रों से चार जोड़ों का 
परस्पर सम्मिलित नाच) यद्यपि यूरोपीय लोक नृत्य की ही उपज है तो 
भी वह सर्वथा भ्रमेरिकन नृत्य है। प्रामों में इसका जन्म हुआ है श्र 
ग्रामों के ही यह श्रनुकूल है । इस में चार जोड़े चार दिशाओं से भाग 
लेते हैं, इसलिए वह स्वभावत्त: यह स्वीकार करता है कि भ्रमेरिकन 
संस्कृति में विवाहित युगल का बहुत महत्त्व है श्नौर साथ ही वह सामृ- 
हिक सहयोग पर बल देता है। नृत्य की गतिशील और भव्य मुद्राओं में 
विचार और गति दोनों का वैसा ही सम्मिश्रण होता है, जैसा कि 
प्रारस्भिक जमाने का साहसी और श्रग्मणी श्रमेरिकन श्रौर उसकी 
वन्दृक या फावड़ा उसकी विचारशीलता भौर गति के सम्मिश्रण के 
द्योतक थे । 
स्ववेयर डाँस एक प्रकार से सृष्टि का लघु प्रतिरूप है । वह यह 
योतित करता है कि इस नृत्य की भाँति समाज-व्यवस्था में हर 
व्यक्ति की स्थिति अनिवार्य है श्रौर सब व्यक्तियों की संयुक्त किया ही 
समाज को एक भव्य समग्न रूप प्रदान करती है । वास्तव में स्ववेयर डॉस 
भत्तीकात्मक रूप में समाज के सारे ढाँचे को भ्रभिव्यकत करता है। इसमें 
व्यक्ति पर बल दिया जाता है, जिसका उस वर्ग के प्रति सामूहिक 
एवं पारस्परिक लाभ के लिए उत्तरदायित्व होता है, जिसमें वह स्वेच्छा 
से शामिल हुआ है। इस प्रकार उसमें व्यक्तित्व और स्वैच्छिक सहयोग, 
दोनों चीजें आ जाती हैं| इस नृत्य में इस तरह के चार-चार जोड़े एक 
नहीं अ्रनेक होते हैं और वे अलग-अ्रलग नृत्य करते हुए भी एक अनु- 
शासन के भीतर समस्वर होकर नाचत्े हैं। यह हमारे समाज के संघ- 
नाई का प्रतीक है। इसी तरह पुरुषों और स्त्रियों की परस्पर-विरोधी 
चंचल गतियाँ समाज की भतिसस्तुलनकारी शक्तियों और नर-नारियों 
की परस्पर मिलाने वाली जटिल नृत्य-यतियाँ पारस्परिक मिलन की 


मनोरंजन ३११ 


प्रौर चारों जोड़ों की हाथ मिलाकर एक वृत्त बनाने की श्रन्तिम क्रिया 
समाज के एकीभाव की प्रवृत्ति के प्रतीक रूप में दिखाई देती है । 
इसी तरह हमारे मुख्य खेल भी समाज-व्यवस्था को प्रतीक रूप में प्रकट 

करते हैं । उनमें खिलाड़ी पर व्यक्तिगत रूप से बल दिया जाता है 
किन्तु उसका व्यक्तिगत खेल एक दल के अंग के रूप में होता है भ्रौर 
वह दल भी श्रन्य दलों के साथ एक संघ के रूप में खेलता है । 

वेसबॉल अमेरिका का सबसे प्रधान खेल है श्रौर वह सामूहिक 
प्रौर सम्मिलित क्रिया पर निर्भर है, किन्तु उसमें हर व्यक्ति को श्रपना 
पूरा कौशल अ्रभिव्यवत करने की स्वतन्त्रता और मौका होता है। 
नपा-तुला काम, तीब्र गति, सूक्ष्म और त्वरित दृष्टि और बाहु का जोर 
इन सब से खेल में सफलता मिलती है। खिलाड़ी से श्राशा की जाती 
हैं कि यदि एकाएक कोई अनुकूल मौका आ पड़े तो वह उसका लाभ 
उठाने में नहीं चूकेगा, खेल के मंदान में कहाँ क्या हो रहा है, इसे वह 
एक ही क्षण में भांप लेगा श्रौर भटपट यह हिसाब लगा लेगा कि क्या 
कदम उठाना सब से श्रधिक लाभकारी होगा । इसके भ्रलावा सारी टीम 
बिना किसी प्रकार के श्रादेश के मिलकर समन्वय, सहयोग भौर सौहार्द 
से खेलती है । वह पारस्परिक सहायता और सौमनस्य पर निर्भर 
रहती है (क्या इसी कारण अमेरिकन सैनिक युद्धकाल में सब से भ्रधिक 
साहस छात्र को मारने में नहीं, वल्कि शत्र्‌ से श्रपने साथियों को बचाने 
में दिखाते हैं) । 

वास्केट बॉल का खेल भी (जिसकी शुरूझ्रात १८६३ से कुछ . 
समय पूर्व स्थप्रिगफील्ड, मंचाचुसेट्स में हुई थी) संयुवत रूप से काम 
करने की भावना, त्वरित निश्चय, तीब्र अ्रनुक्रिया श्रौर उपलब्ध अ्रवसर 
का तत्काल लाभ उठाने के गुणों और क्षमता पर निर्भर है। 

फुटबाल के खेल में भी, जिसके अमेरिकन रूप का विकास १५६७ के 
वाद हुमा, सारा दल संयुक्त रूप से काम करता है, और उप्तमें सिर और 
टाँगों से तेज प्रहार किये जाते है श्रोर द्रुत शौर निरन्तर गति कायम रखी 


३१२ झमेरिका फी संस्कृति 


जाती है, किस्तु उसमें शरीर से झरीर की भयंकर टक्कर शौर घर्षण पर 
अधिक बल दिया जाता है। उसके इ्दग्रिदे की सब वस्तुएं भी पुराने 
जमाने के युद्ध के वातावरण की ही प्रतीक होती हैं--रणस्थल में सैनिकी 
की हिम्मत बढ़ाने के लिए जैसे सैनिक बैंड बजाया जाता है, वसे ही इस 
खेल में भी बैंड बजता है, पुराने जमाने की लड़ाइयों की तरह दर्शक 
मंडली में बैठी स्त्रियाँ और बूढ़े बुजुर्ग ्पने-अपने दल के वीरों का होसला 
बढ़ाने के लिए शोर मचाते और उन्हें अपवी लाज बचाने के जिए भ्रावाहन 
करते हैं। दलों के चिह्न भी प्राचीन काल के आदिवासी लड़ाकों के 
पशु-पक्षियों के चिह्नों के समान ही होते हैं । उदाहरण के लिए कोल- 
स्बिया का चिह्न सिंह और प्रिसटन का चीता है । 

दर्शकों को भी खेल से उतना ही लाभ होता है जितना खिलाड़ियों 
को । अपने इतिहास के उन प्रारम्भिक दिनों से ही, जब हम पश्चिम की 
ओर बढ़ते हुए तये-तये क्षेत्रों को आवाद करने के लिए साहसिक कार्य 
कर रहे थे, और जब या तो कायदे-कानून थे ही नहीं या बहुत कमजोर 
थे, हम आत्म-रक्षा के लिए अमूत्ते न्‍्याय का सहारा लेने के वजाय अपने 
समूह के बल का ही सहारा लेते रहे हैं। यह भावना हमारे-बेलों में भी 
आा गई है । हम अपने व्यक्तित्व को एक दक्ष और कुशल टीम में एका- 
कार कर लेते हैं और इस प्रकार त केवल टीम के साथ, बल्कि उसके 
द्वारा सब दर्शकों एवं समूचे समाज के साथ भी एकाकार हो जाते हैं । 
शौकिया दिल-बहलाव 

भ्रमेरिका में लोगों के दिल-बहलाव के शौक इतने अधिक प्रकार क्के 
हैं कि उनकी सूची नहीं दी जा सकती । इन कामों में लोग अपना सवे- 
काश का अ्रधिक-से-प्रधिक समय व्यतीत करते हैं । श्रमेरिकत स्त्री-पुरुष 
श्रपने पूर्वजों की भाँति ही हाथ के काम और श्रम में गौरव अनुभव करते 
हैं, इसलिए वे पुराने हस्तशिल्प के काम वहुत अधिक करने लगे हैं । यही 
नहीं, उद्यान क्‍लबें और पृष्पश्रदशंनियाँ श्रायोजित की जाती हैं, 
लोगों के वागवानी के शौक की सूचक हैं। डाक टिकटों से लेकर बटन 


मनोरंजन ३१३ 


तक, छोटी-छोटी मूर्तियों से हस्ताक्षरों तक तरह-तरह की चीजों के संग्रह 
करने की लोगों में प्रवृत्ति है । तरह-तरह के जानवर पालने का शौक भी 
अनेक लोगों को है । श्रपने हाथ से काम करने का जो दीवानापन अमेरिका 
में चला है, उसने उन लोगों के लिए भी हाथ से काम करने के अनेक 
रास्ते खोल दिये हैं, जिन्होंने पहले कभी हाथ का काम नहीं किया था । 
इस शौक को पूरा करने के लिए लोग जो किताबें, औज़ार और अच्य 
सामग्री खरीदते हैं उठका हर वर्ष करीव ६ अरब डालर का व्यापार होता 
है। अपने हाथ से फोनोग्राफ बनाने का शौक (ही फी) तो इतना अधिक 
व्यापक हो गया है कि पत्रिकाओं में भी उसकी नई-नई चामत्कारिक 
विधियाँ छपती रहती हैं । 

हर शौक (हॉवी) के लिए श्रलग क्लव है । लोग इन क्लबों के जरिये 
नये-नये मित्र बनाते हैं | पक्षियों को देखने के शौकीन रात को निर्दिष्ट 
स्थानों पर एकत्र होते हैं ओर अपने पक्षी-संग्रह में पक्षियों को मार कर 
नहीं, वल्कि केवल देखकर ही वृद्धि करते हैं । पुराने जमाने के मॉडलों की 
कारों में पुराने जमाने के ही कपड़े पहनकर सैर के लिए निकलने का भी 
एक अजीब शौक कुछ लोगों को है । वे इन पुरानी कारों को खूब सजाते- 
चमकाते हैं । इनकी श्रपनी एक श्रलग कलव है । लोक संगीत या शास्त्रीय 
संगीत के शौकीनों की गायन मंडलियाँ भी बनाई जाती हैं । लॉस एंजेलेस 
में एक संगीत मंडली ऐसी है जिसमें केवल गायन-वादन के शौकीन 
डाक्टर ही है। 

कस्बों में नगरपालिकाश्रों के रंगमंच नाटक-ड्रामे के शौकीनों को 
आक्ृष्ट करते हैं। जो ग्रभिनय नहीं कर सकते, किन्तु नाटक के शौकीन 
हैं, वे इन रंगमंचों में दृश्यों के पर्दे या वेश-भूपा बनाने के काम में 
हिस्सा बेंटाते हैं। रोझ्रानोक आइलंड में हर ग्रीष्म ऋतु में 'दि लॉस्ट 
कॉलोनी' नामक नाटक का आयोजन होता है, पश्चिम के श्रनेक नगरों 
में भी नाटक खेले जाते हैं। अ्रल्वुकक्क के उत्सव में लोकनृत्य और लोक 
नाट्य का उत्साहपूर्ण भ्रायोजन होता है । ये सभी नाटक और उत्वस . 


३१४ अमेरिका को संस्कृति 


उस सांस्कृतिक ताने-वाने फो सुन्दर और वंचित्यपूर्ण बनाते हैं, जिसमें 
देश के निर्माण के काम में लगे लोग परिश्रम से थक कर और चूर 
होकर श्रपने श्रकवाद काल में मस-बहलाव के लिए हिस्सा लेते हैं। 

गाँवों में स्कूल को ही सामाजिक केन्द्र बनाने का रिवाज पुराने 
समय से चला आ रहा है। श्राथिक मन्दी ने इस पुराने रिवाज को और 
भी अधिक सबल बना दिया था, जिससे आज भी अधिकाधिक संख्या में 
सावेजनिक स्कूल सामाजिक केन्द्रों का काम करते हैं । कोई भी रात 
ऐसी नहीं जाती जब कि गाँव के हाई स्कूल में रोशनी'न जलती हो 
झौर उसके कारखाने में लोग फरनीचर बनाना न सीखते हों, या 
माता-पिता बच्चों के प्रदर्शन न देखते हों, किशोर बालक नृत्य न करते 
हों या पुस्तकालय में श्रध्ययनशील लोग विभिन्न विषयों पर वाद- 
विवाद न करते हों । कुछ बड़े नगरों में इन कामों के लिए झलग 
मनोरंजन केन्द्र होते हैं। 

जिन कस्बों में नवयुवकों के लिए मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं 
थे, वहाँ उन्‍नीसवीं शताब्दी में खेल के मंदानों का निर्माण किया गया 
था। प्राज ये मैदान सभी जागरूक नगरों के लिए श्रावश्यक भ्ौर 
अनिवायं समझे जाते हैं। जहाँ नागरिक प्रशासन अपने आपको खेल का 
मैदान बनाने के लिए समर्थ नहीं पाता, वहाँ नाग रिकों के स्वेच्छिक 
संगठन यह काम शपने हाथों में ले लेते हैं। सन्‌ १६५६ तक ७६ हजार 
वेतनभोगी कार्यकर्ता, इस प्रकार के खेलों और मनोरंजन कार्यक्रमों का 
निर्देशन कर रहे थे । 

पार्कों का निर्माण श्राज जनता के उपयोग के लिए किया जाता है, 
पहले की भाँति उन्हें कुछ विशिष्ट उत्सवों के लिए ही सुरक्षित नहीं 
रखा जाता । मेन से वार्शिगटन राज्य तक फैले विज्ञाल राष्ट्रीय पार्क 
अमेरिका के सब से प्रसिद्ध पार्क हैं। इन पार्कों में राष्ट्र की प्राकृतिक 
विरासत की रक्षा की जाती है। इनमें खूब सुन्दर और चौड़ी मोटर 
सड़कें भी ववाई गई हैं ताकि लोग उनमें घूमकर प्राकृतिक दुई्य और 


सतोरंजन ३१५ 


मोहिनी वन-श्री का श्रानन्‍द ले सकें । सब से प्रमुख भ्रौर बड़ा पार्क 
यलोस्टोन है जिसका क्षेत्र लगसग ३५०० वर्गमील है । इसके गर्म 
सोतों और रंगीन कीचड़ के उवलते जलाशयों ने, इसकी सुरम्य भीलों, 
पहाड़ों श्रौर जंगलों ने इसे प्रकृति की एक महान्‌ रचना बना दिया 
है । ऐतिहासिक और सामरिक उद्यान यद्यपि छोटे हैं तो भी उनमें 
लिकन की वह लकड़ी की फोंपड़ी, जिसमें उसका जन्म हुआा था, 
गेटिसवर्ग का रणक्षेत्र और अंग्रेजों की सब से पहली बस्ती जेम्सटाऊन 
(वर्जीनिया) आ्रादि महत्त्वपूर्ण स्मारक सुरक्षित हैं । 

इसी तरह १४० राष्ट्रीय वन भी जनता के लिए खुले हुए हैं जिनमें 
पिकनिक श्रौर कंम्प लगाने के लिए ४४०० स्थान बने हैं। इनमें शिकार 
झौर मछली पकड़ने, बर्फ पर फिसलने का खेल खेलने, जंगलों में घूमने या 
पानी के खेल खेलने के लिए भी शझ्ननेक स्थान हैं । इन मनोहारी वनों में 
मामूली-से किराये पर जमीन लेकर प्राइवेट मकान बनाये जा सकते हैं । 
प्रायः हर राज्य के अपने दर्शनीय ऐतिहासिक स्थान श्रौर पाक हैं, जहाँ 
कम्प लगाने की भी सुविधाएं हैं। 

छुट्टी मनाने के लिए अमेरिकन लोग इतनी विशाल संख्या में इन 
वनों शोर पार्को में जाते हैं कि कभी-कभी उनकी सड़कों के लिए इतने 
यातायात को सेभालना भी मुश्किल हां जाता है । ऐतिहासिक स्थानों 
को देखने की उत्सुकता से प्रेरित होकर वे श्रपने बच्चों को भी इनमें ले 
जाते हैं और उनसे प्लाइमाउथ रॉक, जैफर्सन्स मौटिसिलो के वैंदर कॉक 
या अलामों के रणस्थल की, जहाँ डेवी क्रॉकेट लड़ा और वीरगति को 
प्राप्त हुआ था, खोज करने के लिए कहते हैँ। श्रधिक सुविज्ञ लोग श्रपने 
साथ राज्य की मार्गदशंक पुस्तक भी रखते हैं। धाथिक मन्दी के दिनों 
में लेखकों की सहायता के लिए संघीय सरकार द्वारा आयोजित परि- 
योजना के श्रन्तगंत ये पुस्तकें तंयार की गई थीं । श्रमेरिका के इतिहास 
में इस से पहले कभी भी अतीत के प्रध्ययन में लोगों ने इतती व्यापक 
दिलचस्पी नहीं ली श्रोर न श्वतीत को सुरक्षित रखने या उसका पुन- 


३१६ *... झमेरिका की संस्कृति 


निर्माण करने में में ही कभी इतना उत्साह दिखाया गया है । पहले 
अमेरिकनों ने पुराने सलेम नगर का पुननिर्माण किया, फिर विलियम्स- 
बर्ग का, उसके बाद स्टरब्रिज का और भ्रव प्लाइमाउथ का | यदि यही 
प्रवृत्ति रही तो हमारे देश में पुराने भवन मिस्र से भी प्रधिक हो 
जाएंगे। 

संयुक्त राज्य में भ्रव हजारों ऐसे लोगों को भी गर्मी की छुट्टियाँ 
मिलने लगी हैं, जिन्हें पहले नहीं मिलती थीं। इसका परिणाम यह हुआ 
है कि अब बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकत परिवार अपनी कारों पर सवार 
होकर देश के विभिन्‍न भागों में गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए जाने 
लगे हैं। इससे उन्हें देश-दर्शन का और राष्ट्र का परिचय पाने का भ्रवसर 
मिला है। वे जहाँ जाते हैं वहाँ उन्हें एक जंसा पैट्रोल और एक ही जंसे 
सिगरेट मिलते हैं, इससे उनकी यात्रा आराम से बीतती है । साथ ही 
उन्हें अपने इतिहास की चित्र-विचित्र वस्तुएँ भर नाना प्रकार के प्राइ 
तिक दृश्य देखने का आ्रानन्‍्द भी प्राप्त होता है। जो परिवार छुट्टी 
बिताने के लिए बाहर जाने योग्य आ्िक स्थिति में नहीं होते, उनके 
बच्चों के लिए छोटे नगरों में स्वयं नागरिक ही खुली हुवा के कंम्प या 
आवासमृहों की व्यवस्था कर देते हैं । 

भ्रमण भौर पर्यटन की इस प्रवृत्ति ने संयुक्त राज्य में पहरावे के 

सम्बन्ध में ग्रोपचारिकता को बहुत कम कर दिया है। दूर-दूर तक का 
में यात्राएँ करने, जगह-जगह कैम्प लगाकर विश्वाम करने, पहाड़ी नदियों 
में मछली पकड़ने और कारखानों में काम करने से लोगों में कमीज की 
आस्तीनें ऊपर चढ़ाए रखने और नीली जीन पहनने की झादत पड़ गई . 
है। स्त्रियाँ भी स्लैक्स या हाफपैंट पहनने लगी हैं । यहाँ तक कि बढ़िया 
होटल भी यह विज्ञापन करते हैं कि “आप जैसे पहरावे में हैं उसी में 
आएं” इस प्रकार के विज्ञापनों से अनौपषचा रिकता को और भी बढ़ावा 
मिलता है । 


सनोरंजन २३१७ 


मित्रों का स्वागत श्रौर शआ्लातिथ्य करने के मामले में भी बहुत 
-प्रनौपचारिकता वरती जाती है। श्रातिथेय महिलाएँ नोकरों की सहायता 
के बिना ऐसे खाद्य पदार्थों की योजना बनाती हैं जो पहले से हीतैयार 
करके रखे जा सकते हैं, गर्मागर्म हालत में भोजन के कमरे में लाये जा 
सकते हैं और बूफे के ढंग से परोसे जा सकते हैं । श्रतिथि अपनी-अपनी 
तश्तरियों में स्वयं उन्हें डालते शोर खड़े होकर या बंठक में कहीं भी बैठ 
कर गपशप करते हुए खा सकते हैं । घर के बाहर खुले मंदान में होने 
वाली दावतें श्लौर भी अनौपचारिक श्रौर आडम्बरहीन होती हैं । उनमें 
थ्रातिथेय स्वयं रसोइये के कपड़े पहन कर चूल्हे पर रसोई तैयार करता 
है और फिर घासपर वंठे मेहमानों को भोजन परोसता है। 
जिन परिवारों को भ्रधिक खाली श्रवकाश मिलता है और वे उसे 
इकट्टू मिलकर विता सकते हैं, वे घर के भीतर ही बहुत-सी काम की 
चीजें तंयार कर लेते हैं। अब हर घर में एक छोटा-सा व्कशाप श्रव्य 
बनाया जाता है। बच्चों को ऐसे खिलौने दिये जाते हैं जिन्हें मनोविज्ञान- 
शास्त्री बच्चों के मानसिक विकास के लिए उपयुक्त समभते हैं। बड़े होने 
पर बच्चों को ऐसे खेल सीखने के लिए भेजा जाता है, जो स्कूलों में नहीं 
सिखाये जाते--मसलन नृत्य, पियानों वादन, शुड़सवारी और टेनिस 
आदि । 
मानस शास्त्रियों ने घर के भीतर एक श्रौर खेल की भी श्रनुमति 
दी है | वह खेल है पति और पत्नी के दाम्पत्य प्रेम का खेल । श्रव पुरानी 
कुण्ठाओं, निपेधों और आशंकाशों का स्थान इस सर्वमान्य सत्य ने ले 
लिया है कि लैंगिक प्रेम पारिवारिक जीवन की सुदृढ़ नींव है, लेगिक 
आ्रानन्द की सहज वृत्ति स्वाभाविक श्रौर उचित है और शझ्राघुनिक जीवन 
के श्रनेक तनाव हँसी से लेकर लेगिक वासनापूत्ति तक सभी प्रकार की 
प्रेम-वृत्ति के वेरोकटोक परीक्षणों और उपयोगों से दूर किये जा सकते हैं । 
सेवा से अवकाश प्राप्त कर रिटायर्ड जीवन बिताने वाले बूढ़ों क्के 
लिए मनोविनोद की एक नई भ्रावश्यकता पैदा हो गई है । इसकी पृत्ति 


हे 


३१८ । धमेरिफा कौ संस्कृति 


के लिए नई मनोरंजक प्रवृत्तियों के कार्यक्रम बनाये गये हैं जिनमें 
बूढ़े लोग अपने समवयस्कों के साथ उठते-वठते शौर भाग लेते हैं। सारे 
देश में सीनियर सिटिज़न्स यान्‍गोल्डन एज नामक बूंढ़ों के संगठत 
स्थापित किये गये हैं। इनके सदस्य वाद-विवाद से लेकर नृत्य तक सभी 
प्रकार के कार्यक्रमों का अपने लिए स्वयं आयोजन करते हैं। भनेक रिटा- 
यडें प्रधिकारी सारा जीवन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में बिताने के बाद 
अपना अवशिष्ट जीवन बिना वेतन लिये समाज की सेवा में लगाकर 
परम सन्‍्तोष भ्रनुभव करते हैं। वे स्कूलों के प्रबन्धक मंडलों में या अन्य 
नागरिक संगठनों में शामिल हो जाते हैं। राज प्रमेरिका में हर व्यवित 
६४५ वर्ष की भ्रायु में सेवा से मुक्त कर दिया जाता है किन्तु जीवन की 
भवधि इससे भी काफी लम्बी होती है, इसलिए राष्ट्र को इन नागरिकों 
के खाली समय के रूप में काफी साधन सम्पदा उपलब्ध हो जाती है । 

किन्तु जिन मनोरंजन कार्यक्रमों पर हमने ऊपर दृष्टिपात किया हैं, 
दुर्भाग्य से वे सभी उत्पादक नहीं होते । उदाहरण के लिए लास वेगास, 
नेवाडा में, जो राष्ट्र का मुख्य यूत नगर है, १६५४ में भ्रमेरिकनों ने (और 
कुछ घिदेधियों ने भी) ६,०३,२०,००० डालर का जूपझा खेला । प्रतिदित 
भोसतन ३८६१ व्यक्त जूआ खेलने के लिए वहाँ श्ाते श्रौर श्रपना पैसा 
बरबाद कर चले जाते । इसी तरह राष्ट्र ने १६५२ में ५"३ श्ररव डालर 
तम्बाकू का धूओ्आाँ उड़ाने में श्रोर इससे दुगुनी राशि! शराब पीने में 
उड़ा दी। 
अवकाश के समय का उपयोग 

अमेरिकन लोग अपने खाली समय का तरह-तरह से जो उपयोग 
फरते हैं श्रौर मनोविनोद पर जो अत्यधिक बल देते हैं, वह उनके इस 
संकल्प को प्रकट करता है कि वे भपने श्रम के फल का पूरा उपभोग 
करेंगे श्रौर जो दोलत उन्होंने प्रपने कठोर परिश्रम से भ्रजित की है उस 
में से कुछ ध्रात्मिक झ्रानन्‍्द भी प्राप्त करके रहेंगे । इसलिए वे सनोविनोद 


मदोरंजन ३१६ 


और रस-राग की प्राप्ति भी ऐसे उद्दाम प्रावेग से करते हैं, मानो किसी 
नई मुहिम पर सिकले हों । 
इस सारे मनोरंजन प्लौर आत्मविनोद की जड़ में सृजनात्मकता कौ 
भावना है। अतीत में भ्रमेरिकन लोग श्पने काम-धन्वे, व्यवसाय और 
रोज़गार में भी सुजनात्मकता की भावना का समावेश करते थे। स्वयं 
काम भी उनके लिए खुराक और शराब की तरह नशा और पोषण 
जुटाता था। उन्होंने श्रपने परिश्रम से जो प्राचुय श्रोर इफरात पैदा की 
है, उसका उपभोग करना भी आवधयक है । वे यह जरूरी समभते हैं 
कि उत्पादन में कम समय दिया जाए और उपभोग में प्रधिक | अ्र्थ- 
व्यवस्था के इस बुनियादी परिवत्तेन ने लोगों की मनोवृत्ति में भी एक 
आधारभूत परिवत्तंव कर दिया है । पहले भ्रमेरिकन को काम में ने तिकता 
नजर आती थी, आज उसे मनोविनोद में नजर आती है । और वह श्राज 
मनोविनोद के सम्बन्ध में श्रोरों से कहीं भ्रधिक गम्भीर है। इसीलिए और 
चीजों की भांति वह मनोरंजन का तरीका सीखना भी झावश्यक समभता 
है। 
उद्योगदाद ने पुराने जमाने की कला झौर शिल्प को जो चोट 
पहुंचाई है उससे प्रमेरिकन लोग भब उबरने लग गये हैं। टंक्नोलॉजी 
ने आज हमें ऐसे माध्यम शोर साधन प्रदान किये हैं जिनके द्वारा नाटूय- 
कला को लाखों-करोड़ों व्यक्तियों तक पहुँचाया जा सकता है। इस- 
लिए कला ओर उद्योग के वीच पूर्ण विच्छेद नहीं हो सकता, वे एक-दूसरे 
के साथ ग्रुथे हुए हैं। स्वचल यन्त्रों के श्राधिष्कार भ्ौर उपयोग ने 
मानव को उसके चिरकालीन वन्धन से मुक्त कर दिया है| उद्योग उसे 
काफी खाली भ्रवकाश देकर कला, शिल्प श्रौर सृजनकारी प्रवृत्तियों की 
उस पुरानी विरासत में फिर से भेज रहे हैं, जिसने प्राचीन काल में 
कलाओं श्और आनन्दोत्सवों को जन्म दिया था। इस प्रकार जिन ताकतों 
ने मानव को अपनी लोहे की उँगलियों से जकड़ा हुआ था, उन्हीं के हाथों 
बन्धन से मुक्त होकर अब फिर वह एक लम्बे रास्ते से मनोरंजन और 


३२० झमेरिका को संस्कृति 


व्यविंतगत सृजन की पुरानी विरासत में- लौट रहा है। दंकनोलॉजी आज 
हमारे लिए एक महान वरदान वन गई है क्योंकि अपनी भोतिक सम्पदा 
के श्राचुय की बाढ़ से ही वह हमें मुक्ति प्रदान कर एक ऐसे जीवन की 
शोर ले जाएगी जो भौतिक नहीं, सृजनात्मक और श्रानन्दमय है। 

यदि हम एक लम्बी चक्राकार यात्रा कर श्रन्त में फिर श्रदन के 
बगीचे में लौट आएँ, जहाँ से हमारी यह महायात्रा शुरू हुई थी, तोः 
कौन कह सकता है कि यह यात्रा सार्थक नहीं थी ? ह 


ग्रध्याय : तेरह 


विज्ञान ओर सानव 


अमेरिकन गणराज्य का जन्म एक ऐसे वीड्धिक युग में हुआ, जिसमें 
विज्ञान श्रीर वैज्ञानिक पद्धति एक नये जीवन के द्वार उन्मरवत कर 
रहे थे, इसलिए उसने विज्ञान को हमेशा एक सामाजिक श्वित के रूप 
ग्रहण किया और उस पर अपनी आशाएँ केन्द्रित कीं। बेंजामित 
फ्रेंकलिन के परीक्षणों और टामस जेफर्सन के श्राविष्कारों से लेकर 
नवीनतम झौद्योगिक उत्पादनों तक सवंत्र विज्ञान ने अमेरिका के जीवक 
में एक दुर्वोध और उत्कण्ठापूर्ण वस्तु के रूप में नहीं, वल्कि जन-सामान्यो 
के सेवक और एक ऐसी शक्तिति के रूप में स्थान पाया, जो उत्पादन बढ़ाने 
ओर सवको उसके लाभ प्रदान करने के कारण लोकतन्‍्त्री प्रक्रिया के 
लिए आवश्यक है । विज्ञान ने परिवहन और संचार के द्रत साधन प्रदान 
कर हमारे संसार को वहुत व्यापक बना दिया है। उसने हमारी दिलल- 
चस्पियों और जिम्मेदारियों का भी विस्तार किया है, नृत्य, नाट्य और 
संगीत की कलाश़ों को हमारे घरों में पहुंचाया है, स्त्री और पुरुष के 
कामों को बदला है और द्वत परिवर्तन की अपनी शक्ति से संसार को 
वह इतनी तेज गति से बदलता है कि हमारे लिए अपने बच्चों को उसे 
ठीक से समझाना भी कठिन हो जाता है । 
विज्ञान ने मानव जीवन को दीघेकालावस्थायी बनाया है और 
शिश्नश्रों को मृत्यु-संख्या को काम किया है । इसका परिणाम यह हुआ्ना है 
कि झाज हमारे यहाँ ववयुवकों श्रौर बूढ़ों का अनुपात बदल गया है 
इसी की बदौलत झाज सन्तान पंदा करना या न करना मनप्य के अपने 
हाथ को वात हो गई है, इसलिए सनन्‍्तानोत्वत्ति आज बोक का नहीं 


३२२. श्रसेरिका की संस्कृति 


सच्चे श्रानन्द का स्रोत बन गई है । विज्ञान ने अनेक बीमारियों का 
हमेशा के लिए अन्त कर दिया है, अनेक के इलाज हूढ निकाले हैं और 
कई बीमारियों की पूर्ण चिकित्सा न करने पर भी वह उनमें राहत दे 
रहा है। उसे यह मालूम है कि सवको भोजन देने के लिए क्या उपाय 
करना चाहिए और वह यह भी जानता है कि समूची मानवता को कंसे 
मुहं मात्र में विनष्ट किया जा सकता है । 

विज्ञान के साधन से ही श्राज हमारी सम्यता अपनी वर्तमान 
स्थिति में पहुँच पायी है । उसके अमूर्त सिद्धान्तों को, जिन्हें किसी समय 
प्रयोगशाला में प्रयोग की कसौटी पर कसा गया था, श्राज क्रियात्मक 
उपयोग में लाया जा रहा है श्रौर उससे श्रधिकाधिक उपभोग्य वस्तुएं 
तैयार की जा रही हैं। विज्ञान के विशुद्ध सैद्धान्तिक अनुसन्धानों ने पूरे 
के पूरे नये उद्योग खड़े कर दिए हैं, जिनसे वाइलन और प्लास्टिक जैसी 
सवंधा नई वस्तुश्रों का निर्माण होने लगा है । 

किन्तु लोगों में विज्ञान के श्रनुकूल रवैये और मनोवृत्ति पैदा होता 
भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि श्राज यह सत्य सबने स्वीकार कर 
लिया है कि समस्यात्रों पर विचार करने और उनके हल खोजने का सबसे 
सही रास्ता वैज्ञानिक ही है। और यह बात केवल भौतिक समस्याओं 
के बारे में ही नहीं, मानवीय समस्याओं के बारे में भी सही है। वेज्ञा- 
निक तरीका पूर्वाग्रह और अन्धविश्वासों का विकल्प है । वैज्ञानिक प्रयोग 
ओर परीक्षण किसी वस्तु के प्रति मनुष्य का विश्वास बेठाने के लिए 
सबसे अ्रधिक सफल साधन हैं, इसलिए विज्ञापनकर्ता भी इसका बहुत 
अधिक सहारा लेने लगे हैं। उदाहरण के लिए विज्ञापनों में कहा जाता 
है कि “हर पाँच डाकटरों में से चार मानते हैं कि'******** ४ या “वही 
कार खरीदिए जिसे इंजीनियर पसन्द करते हैं ।” यद्यपि श्राम तौर 
पर कोई भी यह नहीं जानता कि 'टोर्शन बार सस्पेन्शन' (मुड़ी हुई तार 
को लटकाना) का सही श्रभिप्राय क्‍या है, फिर भी सुनने में वह एक वैज्ञा- 


विज्ञान श्रौर सानव * २३२३ 


निक शब्दावली जैसा लगता है, इसलिए विज्ञापनदाता कारों की बिक्री 
के लिए ग्राहक को प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं । 

विज्ञान आज की दुनिया में जो महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा करता हैं 
उसे स्वीकार कर ही काँग्रेस (संसद) ने १६५० में एक राष्ट्रीय विज्ञान 
प्रतिष्ठान की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य विज्ञान के बुनियादी 
अनुसंधानों और शिक्षा को समुन्तत करने और सामान्य जनकल्याण 
पर विज्ञान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति को 
बढ़ावा देना था । यद्यपि इस प्रतिष्ठान की इस बात के लिए आलोचना 
की जाती रहो है कि उसने अपना नीति-निर्धारण का काम पूरी तत्परता 
से नहीं किया है, तो भी उसने भ्रनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त अपने लिए 
निर्धारित किए हैं । ये सिद्धान्त हैं: (१) जहाँ तक सम्भव हो प्रतिष्ठान 
क्रियात्मक विज्ञान के बजाय बुनियादी विज्ञान को समुन्तत करे; (२) 
देश में अधिक वैज्ञानिक तैयार करने के लिए माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान 
की शिक्षा के तरीकों में सुधार करे; और (३) गुप्त रखे जाने वाले 
वेज्ञानिक कार्यो के बजाय ऐसे कार्यों को हाथ में ले, जिनको गुप्त रखना 
झ्रावश्यक नहीं है । ह 
विज्ञान ओर सामाजिक सुधार 

जिस तरह प्रतिभाशाली युवक मैकेनिक घर के पिछवाड़े मैरेज में 
मोटर या अ्रन्य मशीनों में छेड़-छाड़ कर उन पर प्रयोग करते रहते हैं, 
चैसे ही अ्रमेरिकत लोग अपने समाज में भी इस सुधार की आशा से 
कुछ-न-कुछ प्रयोग और परिवतेन करते रहते हैं । किसी भी संस्कृति के 
लिए, जिस पर तरह-तरह के दवाव पड़ रहे हों, यह बाव बहुत श्राशा- 
वर्धक होगी कि उसके सदस्य उसकी निष्पक्ष श्र वैज्ञानिक श्राधार पर 
ऊँचे स्तर की श्रालोचना करें । यद्यपि यह सम्भव है कि स्वार्थी और 
संकीर्ण हित जीत जाएँ तो भी यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि 
चैज्ञानिक प्रमाण ही किसी भी नीति-निर्धारण या निर्णय में सबसे श्रधिक 
वजनी प्रमाण होते हैं । 


हि 


३२४ । श्रमेरिका फी संस्कृति 


स्वयं हमारे राष्ट्र का निर्माण भी सतन्रहवीं शताब्दी के यूरोप में 
विद्यमान परिस्थितियों के विरोध से हुआ्ना । इसलिए विरोध और विद्रोह 
ही अमेरिकन समाज का विशिष्ट लक्षण है। लेकिन इस विद्रोह के 
द्वारा वह सुधार करना चाहता है और उसकी सुधार की प्रवृत्ति सबसे 
पहले ईश्वर में और उसके बाद मानवीय प्रगति में उसके विश्वास और 
आस्था पर आधारित रही है | अमेरिकन सुधार आन्दोलन में धर्म श्रौर 
नैतिकता का रंग आज भी विद्यमान है । यही कारण है कि जिन लोगों 
के कान वार-वार माक्स और लेनिन के वचनों को सुनने के अम्यस्त 
हो गए हैं, वे अ्रमेरिकन समाज में होने वाले सुधारों को देख ही नहीं 
सकते और देखते भी हैं तो सन्देह की दृष्टि से । 

ग्रमेरिका के विद्रोह श्र सुधार के विशाल साहित्य को अन्य देशों 
के लोग बहुत कम जानते हैं । इस साहित्य का आरम्भ श्रमेरिका के 
आरम्भ से ही होता है, जैसाकि विलियम ब्रौडफोर्ड द्वारा अमेरिका में 
लिखी गई सर्वप्रथम महान्‌ अंग्रेजी पुस्तक 'झॉफ प्लिमथ प्लाण्टेशन' 
से विदित होता है । इस साहित्य में अमेरिका के ओऔपनिवेशिक युग से 
जैफसंन के युग तक का, विलियम लॉयड गैरीसन, सूसन बी० एन्धनी, 
डेमारेस्ट लॉयड आदि समाज-सुधा रकों के वचनों और कार्यो का, १८४० 
के दशक में गुलाम-प्रथा उन्मूलन, श्रध्यात्मवाद, समाजवाद और सर्वे 
वस्तुश्नों को मानवीय मन की उपज बताने वाले शेलिग और इमसंन 
श्रादि के सिद्धान्त के रूप में हुए समस्त सुधारवादी आन्दोलनों का भर 
उसके वाद समाज की गन्दगी को साफ करने वाले अगली शताब्दी के 
सुधारकों तक का वर्णन है। 

ब्रायन और टेडी रूज़वेल्ट से विल्सन और लाफोलेत तक, उसके 
बाद फ्रेंकलिव झूजवेल्ट की नई नीति (न्यू डील) तक और फिर भाइजरनि- 
हावर के युग तक सुधारवाद ने राजनीति को प्रभावित किया है। सैंवे 
यह जाहिर हो गया है कि अनुदार लोगों के दल ने .भी समाज-सुधार 
को अपने लक्ष्य के रूप में अपना लिया है, हालाँकि यह सम्भव है कि 


विज्ञान भ्रौर मानव श्२५ 


उसके कुछ सदस्य ब्रव भी जन-जाधारण के समाज के इतने निकट सम्पर्क 
में आमे से घबरायें। पोपुलिस्ट, सोशलिस्ट और प्रोग्रेसिव श्रादि सभी 
समाजसुचारक वर्गों द्वारा सुभाये गये प्रस्ताव देर-सवेर कानून का रूप 
धारण करते ही रहे हैं । 

विरोध और सुधार के आन्दोलन के मूल में दो सिद्धान्त अन्तनिहित 
रहे हैं। पहला यह कि मानवीय तर्क-बुद्धि और निरन्तर प्रवर्धभाव 
वैज्ञानिक ज्ञान जनवा के रहन-सहव के स्तर को ऊँचा उठा सकता है 
और दूसरा यह कि देश में जो दोलत पैदा होती है उसमें सभी को 
हिस्सा मिलना चाहिए । दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के कथनों और 
कार्यो से यह स्पष्ट हो गया है कि ये सिद्धान्त अब अमेरिकन सिद्धान्त बन 
गये हैं । हाल के वर्षो में दोनों राजनीतिक दलों और जनता ने यह 
भली-भाँति समझ लिया है कि उनका अपना भला इसी में है कि इन 
सिद्धान्तों का विश्वव्यापी प्रसार किया जाए और सारे संसार का ज़ीवन- 
स्तर ऊँचा उठाया जाए । 


एक ओर शुद्धाचारवादी प्योरिटन लोगों का समाज-व्यवस्था के 
प्रति विरोध और विद्रोह और दूसरी ओर तकंबुद्धि का युग, एक ओर 
ईसाइयत का समाज कल्याण का सन्देश और दूसरी ओर वैज्ञानिक पद्धति 
का विकास--इन सबने मिलकर संयुक्त राज्य में विज्ञान को मानव की 
उन्‍नति का साधन बना दिया है । जेम्सटाउन और प्लाइमाउथ की 
प्रारम्भिक वस्तियों से लेकर ब्रुक फार्म और श्ोनीडा कम्युनिटी तक 
और वाइविल कॉमनवेल्थ से सर्वजातीय आवास-ग्रहों के विकास तक 
हर मंजिल ग्रौर दौर में देश ने तरह-तरह के सामाजिक परीक्षण किए 
हैं। अमेरिका के इतिहास के प्रारम्भिक युग में जब जंगलों में नई 
पस्तियाँ बसाई जाती थीं, तब प्रायः उनमें कोई-त-कोई नया कार्यक्रम 
हाथ में लिया जाता था | उदाहरण के लिए जॉन जे शिफईं ने ओवर- 
लिन, ओहावो में श्रपनी नई बस्ती एक स्कूल को केन्द्र बनाकर स्थापित 
की । इस स्कूल का उद्दंइय ऐसे युवक तैयार करना था जो ईसाइयत 


२६९५९ अमेरिफा को संस्कृति 


के सन्देश को श्रौर श्रोबरलिन की समाजवादी पद्धति को तमाम नये 
इलाकों में पहुँचा सके । 

ये बस्तियाँ एक प्रकार की सामाजिक प्रयोगशालाएं थीं। बाद में 
समाजशास्त्रियों ने इन प्रारम्भिक बस्तियों का श्रध्ययन कर यह मालूम 
करने की चेष्टा की कि क्‍यों वे सफल हुईं और क्यों श्रसफल । इन 
अध्ययनों में सबसे प्रसिद्ध रॉबर्ट और हेलन लिण्ड द्वारा किया गया 
मिडिलटाउन का अध्ययन है। इससे पूर्वे कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएँ 
की जा चुकी थीं, जिनमें पड़ोसी गरीब बस्तियों की समस्याझ्रों का 
अध्ययन कर उनकी आवश्यकताए” पूरी करने का प्रयत्व किया गया 
था। मिडिलटाउन के अध्ययन के बाद और भी प्रभेक श्रध्ययन किए 
गए, जिनमें सबसे विस्तृत और व्यापक अध्ययन डब्लू. लॉयड वार और 
उनके साथियों की यांका सिटी परियोजना थी । 

इन विस्तृत अध्ययनों के श्राधार पर समाजशास्त्रियों ने मानवीय 
व्यवहार, सामूहिक बस्तियों श्रर सामाजिक संस्थाओं के बारे में एक 
विस्तृत वंज्ञानिक जानकारी का संग्रह किया । जीवकोशों का खुर्दबीन 
से अध्ययव करने वाले जीवविज्ञान शास्त्री और परमाणु की रचना का 
अध्ययन करने वाले भोतिक विज्ञान शास्त्री की भाँति इन लोगों ने भी 
मानवीय क्रियाकलाप का अध्ययन श्रत्यन्त निष्पक्षता से किया । उन्होंने 
यह मालूम किया कि सामाजिक व्यवहार को पहले से ही कैसे जाना 
जा सकता है श्रौर सामाजिक बुराइयों को रोकना या सुधा रना कंसे 
सम्भव है । 

डाविन और फ्रायड के सिद्धान्तों की भाँति इन समाजशास्त्रियों 
के सिद्धान्त भी जन-चेतना में प्रवेश करने लगे | एक बार जब समाज- 
शास्त्र के सिद्धान्त जन-साधारण के पलिए विज्ञान का अंग वन गए तो 
सामाजिक न्याय की श्रोर प्रगति का रास्ता अपने आप ही खुल गया, 
क्योंकि जन-साधारण विज्ञान को समझ न पाने पर भी उसकी चाम- 
प्कारिक सत्ता को स्वीकार अभ्रवश्य करता था। विज्ञान अपने आपको 


| 


विज्ञान और मानव ३२७ 


इतनी अधिक बार सफल सिद्ध कर चुका था कि उसकी समस्त सफल- 
ताझ्रों ने इस नये विज्ञान को श्रपनी जड़ें मजबूत बनाने के संघर्ष में बहुत 
सहायता दो । समाज शास्त्र ने समाज के जिन दुखते और सड़े अंगों 
की परीक्षा की थी, उन्हें काटकर फंक देना या उनका इलाज करना 
जरूरी था। जिस तरह चिकित्सक केवल रोग का निदान ही नहीं करता 
उसका इलाज भी बताता है, वैसे ही सामाजिक चिकित्सक भी केवल 
सामाजिक रोगों का निदान हो नहीं करता, वह जातीय तनाव, बाल- 
अपराध और पारिवारिक असन्तोष और श्रशान्ति के रोगों का इलाज 
करने के लिए कार्यक्रम भी सुभा सकता है । 

समाज-सुधार का काम सबसे पहले कस्बों और बस्तियों की आाव- 
इयकताझ्रों का निर्धारण करने के लिए उनके सर्वेक्षण से आरम्भ हुआ । 
उदाहरण के लिए ग्रीनविल, दक्षिणी करोलाइना, के सामने सबसे बड़ी 
समस्या उसके नीग्रो निवासियों की थी। इसलिए वहाँ की नगर- 
परिषद्‌ ने यह अनुभव किया कि यह हर व्यक्ति की समस्या है, सभी 
विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले गोरों श्रौर नीग्रो लोगों की एक 
समिति नियुक्त की । इस समिति ने वारह उपसमितियां श्रावास से 
लेकर रोजगार तक सभी समस्याशओ्रों के श्रध्यपन के लिए कायम कीं । 
हर उपसमिति के दो-दो अध्यक्ष थे, एक गोरा और एक नीग्रो । दो सौ 
व्यक्ति इन समस्याश्रों के बारे में सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किए गए । 
ग्रहिणियों को अपने पड़ौसियों की समस्याश्रों का भ्रध्ययन करने का और 
पादरियों को बसों में नीग्रो लोगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार की 
जाँच करने का काम सौंपा गया । 

ग्रीनविल ने जब सारी सामाजिक समस्या का श्रध्ययन कर लिया 
तो नीग्रो और अन्य लोगों के लिए श्रावास एवं गन्दी बस्तियों के उन्मूलन 
के कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए गए। नीग्रो डावटरों को पहली बार मैडि- 
कल सोसाइटी की व॑ैठकों में झआमन्त्रित किया गया। सम्मवतः सबसे 
महत्त्वपूर्ण वात यह थी कि गोरे और नीग्रो दोनों इन समितियों में एक 


>«» ॒ 


शेर८ े0 प्रमेरिका की संस्कृति 
साथ मिलकर काम करते थे जो अपने झाप में एक बड़ी सामाजिक प्रगति 
शा । इस सर्वेक्षण में जो पद्धति अपनाई गई उसमें पहले समस्या का पता 
लगाया जाता और फिर मित्रकर उसका विश्लेषण और उसके बाद 
इलाज किया जाता । यह पद्धति जॉन ड्यूई की लोकतन्त्र की परिभाषा 
को साकार करती है । जॉन ड्यूई लोकतन्त्र को एक ऐसी पद्धति मानता 
है जिसमें प्रयोगों शौर परीक्षणों द्वारा मानवीय प्रकृति की शवितयों को 
उक्त कर स्वैच्छिक प्रयत्नों पर आ्राधारित सहकारितापूर्ण स्वतन्त्रता की 
सेवा में नियोजित किया जाता है। 

समूचे नगर और समाज के स्तर को ऊंचा उठाने झ्ौर उसे सुखी 
जमाने का विचार अमे रिकनों को प्रारम्भ से ही आक्ृष्ट करता रहा है। 
जीवन के स्वप्न को साकार करने के लिए हर प्रकार की समाज-सेवा 
आश्रय लिया जाता है--जैसे मनोरंजन कार्यक्रम, पारिवारिक सेवा 
केन्द्र, मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय, नगर परिपदों द्वारा नियुक्त नें, 
शिशु चिकित्सालय, प्रसव से पूर्व गर्भवती स्त्रियों की देखभाल, रोजगार 
दिलाऊ कार्यालय, बालचर और गलंगाइड, वृद्धों और निराश्रित बच्चों 
की देख-भाल आ्रादि। इन सब सामाजिक सेवाओं के लिए धन संग्रह 
करने को वीस लाख से अधिक व्यक्षित हर वर्ष घर-घर जाते हैं और 
सामूहिक नगरकोपों और परियदों के कार्यक्रमों के लिए ३० करोड़ 
डालर से अधिक राशि एंकन्र करते हैं। यहो नहीं, सेवाभावी लोग 
अस्पतालों में सेवा करके या स्काउटों को प्रशिक्षण देकर लाखों घण्टे 
समाज-सेवा के लिए प्रदान करते हैं। समाज के स्तर को ऊँचा उठाने 
मे काम सरकार का नहीं है| वह स्वयं समाज का काम है और उसके 
लिए यह आवश्यक है कि समाज-सेवी लोग स्वेच्छा से धत और समय दें । 

समाज-विज्ञानों के द्वारा किये गये अव्ययनों के निष्कर्पों का उपयोग 
समाज के सभी क्षेत्रों भें किया जा रहा है । पादरी इन निष्कर्पो के 
बार पर गिरजाधर में उपदेश करता है। स्कूल अपने मार्ग निर्देशन 
कायंत्र्मों में और छात्र के व्यक्तित्व और उसकी आवश्यकताओं के 


विज्ञान ह्नौर मादव ३२२६ 


अध्ययन में उतका उपयोग करता है । उद्योग अपने कर्मचारियों के 
साथ अच्छे सम्बन्ध और जनता के साथ सम्पर्क्र स्थापित करने में उनका 
इस्तेमाल करता है । हॉलीवुड जनता की आवश्यकता और माँग का 
पता लगाने झ्नौर विज्ञापनकर्त्ता जनता की उत्पादित वस्तुओं की माँग 
का ब्रध्ययन करने के लिए इसी पद्धति का आश्रय लेता है । 
व्यक्तियों के झ्रापसी सम्बनन्धों की टेकनीक का अध्ययन कर ऐसे 
उपाय निकाले जाते हैं जिनसे विभिन्‍न वर्गों, दलों यौर समितियों का 
काम अधिक अच्छे सौहादंपूर्ण तरीके से हो सके । इस प्रकार सामाजिक 
बन्नान हमें महत्त्वपूर्ण और उपयोगी साधन प्रदान करते हैं और उनका. 
मूल्य उनके उपयोग से ही जाँचा जा सकता है । बारूद एक नई सड़क, 
बनाने के लिए रास्ता साफ करने के काम में भी लाया जा सकता है 
और एक वेगुनोह व्यक्ति की जान लेने के काम में भी । इसी प्रकार 
घन का उपयोग भी मनुष्य को ऊँचा उठाने या पतन की ओर ले जाने, 
दोनों में किया जा सकता है | यही नहीं, धर्म का उपयोग भी वेमनस्थ 
और घृणा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है । इस प्रकार समाज 
विज्ञान के उपकरण भी यदि स्वार्थी और अविवेकी लोगों के हाथों में 
पड़ जाएं तो वे उनका उपयोग कमंचारियों को मालिकों की इच्छा का. 
दास बनाने, जन-मत को प्रमावित करने और व्यावसायिक एवं राज- 
नीतिक प्रयोजनों के लिए जन-भावनाओरं को उभाड़ने में कर सकते हैं । 
वेज्ञानिक सिद्धान्तों को मानवीय कल्याण श्ौर उत्कर्ष के लिए 
उपयोग में लानेवाली तमाम परियोजनाञ्रों में सदसे महत्त्वपूर्ण थी टेनेसी 
घाटी परियोजना, जिसकी टंक्‍्विकल सफलतागों और उपलब्धियों का 
ही उल्लेख किया जा चुका है । लेकिन इसकी सामाजिक सफलता 
से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। टेनेसी घाटी प्रशासन ने श्रपने कार्य क्रम 
अपने क्षेत्र के किसी गाँव पर जबरदस्ती नहीं थोपे, वल्कि उसने इनमें 
धीरे-धीरे इत कार्यक्रमों के प्रति दिलचस्पी पैदा की । प्रशासन के ब्रधि- 
कारी किसानों से उनके घरों पर जाकर मिले । उन्होंने उन्हें ग्राम के 


३३० झमेरिका की संस्कृति 


स्कूल में छोटे-छोटे समूहों में मिलने के लिए निमंत्रित किया और 
समझाया कि पारस्परिक सहयोग से वे क्‍या लाभ उठा सकते हैं । धीरे- 
धीरे लोगों की समझ में बात झा गई । कृषि के तरीकों में सुधार हुआ । 
फसलें अधिक अच्छी हुईं । लोगों में सामूहिकता श्र सहयोग की 
भावना का विकास हुआ । फलत: स्वच्छता, सफाई, अच्छे घरों का 
निर्माण, अच्छी शिक्षा-व्यवस्था शौर मनोरंजन के साधनों का आयोजन 
किया गया । सरकार ने जनता को अपने दक्ष व्यक्तियों की सेवाएँ 
अ्रपित कीं किन्तु उन्हें उसपर थोपा नहीं । . उसने तब तक प्रतीक्षा की, 
जब तक कि लोगों में सहयोग की भावना स्वेच्छा से विकसित न हो, 
क्योंकि वह जानती थी कि स्वयं भीतर से पैदा होने वाला परिवर्तन ही 
सुनिश्चित और स्थायी होता है । 
नई सीमाएं 

चिकित्सा विज्ञान श्रास्त्रपुच्छ को आपरेशन कर निकाल सकता हैं, 
टूटी हुई ठाँग को ठीक बैठा सकता है श्रोर शिशु पक्षाघात पर विजय पा 
सकता है। कृषि विज्ञान सस्ते खाद्य-पदार्थ इतनी बड़ी मात्रा में पैदा 
कर सकता है कि उससे भूख का नाम ही संसार से मिठाया जा सके। 
किन्तु इन्सान की यह लड़ाई अधूरी है । कारण, वीमारी मनुष्यों को 
इतनी चोट और नुकसान नहीं पहुँचाती, जितना कि वे अपनी संस्थाश्रों 
और परम्पराओं के दवावों से स्वयं अपने आपको पहुँचाते हैं । भ्राज 
लोग रोगों के विपाणुओं और जीवारुओं के शिकार उतने नहीं होते, 
जितने कि तनाव, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और आ्राथिक लोभ और लूट-खसोद 
के शिकार होते हैं । 

इसलिए अब प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, दोनों को 
ही समान समस्याओं का समाधान करना है । डाक्टर आज रोगी की 
चिकित्सा के लिए मानस-चिकित्सक को भी बुलाता है । भारत या 
थाईलैंड के किसी गाँव में जब कृषि-टेक्नीशियन किसी नई टैबनीक का 
प्रयोग करता है तो वह नृवंशशास्त्रियों की भी यह जानने के लिए, 


विज्ञान श्रौर मानव ३३१ 


सहायता लेता है कि कहीं उसका कोई कार्य इन ग्रामों में प्रचलित 
सामाजिक विधि-निपेधों या रूढ़ियों का उल्लंघन तो नहीं करता । वह 
अपना कार्यक्रम जनता के सामने इस ढंग से प्रस्तुत करता है कि स्थानीय 
लोगों के चैंतिक आचार-विचार, परम्पराएँ और रूढ़ियाँ उसे भ्रंगीकार 
कर लें। जो उद्योगपति अपने कारखाने में कोई नई मशीन लगाना 
चाहता है, वह भी पहले मानवीय विषयों श्रौर सम्बन्धों के ज्ञाताश्रों से, 
फिर श्रपने प्रवन्धक अधिकारियों से और उसके बाद कर्मचारी संघ के 
प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय करके उसके लिए भूमिका तेयार 
करता है। 

सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान केवल उन्हीं समस्यात्रों के समा- 
घान का प्रयत्न नहीं करते, जिनके लिए उनके संयुक्त प्रयत्न की 
प्रावश्यकता है । बल्कि वे एक-दूसरे के एकाको क्षेत्रों में भी प्रवेश करने 
लगे हैं । पहले जो क्षेत्र केवल भोतिक विज्ञान के या केवल जीव-विज्ञान 
के क्षेत्र समभे जाते थे, उनके मध्य में ग्राज जीव-भौतिक विज्ञान और 
जीव-रसायन के नये क्षेत्र आ गये हैं। इसी तरह जीव-विज्ञान और 
समाज-विज्ञान के बीच की खाई भी भरती जा रही है । श्राज ज॑विक 
क्रियाओं के रासायनिक आधार को और सामाजिक व्यवहार के जीव- 
विज्ञान सम्बन्धी श्राधार को पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझा 
जा रहा है । जब विभिन्‍न विज्ञानों के बीच की लुप्त कड़ियाँ मिल 
जाएँगी, तव यह सम्भव हैं कि मानव के व्यवहार और रुकान और 
सामाजिक प्रगति को रासायसिक साधनों से नियन्त्रित किया जा सके। 
वह जमाना तो झा ही चुका है जब कि मनुष्य सुबह उठकर और ब्रश 
से दाँत साफ कर अपने दवाझों के वक्‍से से ऐसी गोली ले सकता है जो 
उसे वर्फ पर सकी से फिसलने का खेल खेलने के लिए श्ञारीरिक शक्ति 
या किसी महावपूर्ण बिक्री के सौदे के लिए अनुकूल मानसिक शबित 
प्रदान कर सके । 


३ ३२ प्रसेरिका की संस्कृति 


साइवरनेटिक्स का विज्ञान मशीनरी और समाज दोलनों को सन्देशों 
हारा तियन्त्रित करने के उपायों का अनुसन्धान कर रहा है ।॥* यहाँ 
मशीनरी के साथ समाज को भी जोड़ देना यह सूचित करता है कि 
हमने सभ्यता को किस हेंद तक मशीनी सम्यत्ता बना लिया है या मशीन 
का क्रिस हृद तक सामाजिकीकरण कर लियां है । नॉबं्ट बीनर ने 
सन्देशों के विज्ञान में केवल भाषा, संचार के माध्यमों और गणना-यत्त 
आदि मशीतों का ही समावेश नहीं किया है, वल्कि उन सभी साधनों 
का समावेश किया है जिनसे समाज को नियन्त्रित करने वाले संकेत 
भेजे जाते हैं। उसका विश्वास है कि समाज को पूरी तरह समभने के 
लिए उन सब सन्देशों को पूर्ण रूपेण समभना जरूरी है, जो समाज में 
आदान-परदान किये जाते हैं। यही नहीं, भविष्य में इन सन्देशों के भावी 
विकास को पूरी तरह समझता और भो अधिकाधिक आवश्यक होता 
जाएगा क्‍योंकि सन्‍्देशों के प्रेषण और ग्रहण का काम, जो अ्रव तक 
केवल मानवीय कार्य हो समझा जाता था, धीरे-धीरे मशीतों के हाथ में 
चला जा रहा है । 

गगना यन्त्र (कम्प्यूटिंग मशीस) जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी 
कहा जाता है, भ्रभी से उस काम को कुछ मिनटों में पूरा करने लग गये 
हैं, जो पहले वर्षो में होते थे और जिनमें इतना समय लगने पर भी 
गलती की सम्भावना अधिक रहती थी । अ्रव ऐसे यन्त्र बनाये जा रहे * 
हैं जिनसे किसी भी विषय पर एक पूरे पुस्तकालय का ज्ञान तत्काल 
ही उपलब्ध हो सकेगा । एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की 
मशीनें तो बना भी ली गई हैं। मशीनरी आज मानव को केवल उबा 
देने वाले शारीरिक श्रम से ही नहीं, बल्कि मानसिक श्रम से भी, जिस 
में उसने सारी जिन्दगी लगा दी थी, धीरे-धीरे मुक्त करती जा रही 
है। वह युग अब नजदीक हो आ गया है, जबकि भनुष्य स्वतस्त्र होकर 
अपनी सृजन की शक्तियों का पूर्णत: उपयोग कर सकेगा । 

“नॉबर्ड वीनर : ढ़ हयूमन यूज आफ हयूमन वोइप्सः । 


हि 


विज्ञान और सानव ३२३३ 


लोकतनन्‍्त्र का विज्ञान 


विज्ञान या वैज्ञानिक पद्धति का दर्शन जब एक लोकतन्‍नत्री समाज 
की आवश्यकताओं पर लागू किया जाता है तब उसे फलवाद (प्रैग- 
मेटिज्म) कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि शअ्रच्छे और बुरे 
अथवा सत्य और मिथ्या के बीच चुनाव कुछ अमूत्त सिद्धान्तों के साथ 
चिपटे रह कर नहीं किया जा सकता, बल्कि किसी काम के फल को 
देखकर ही किया जा सकता है । अधिकतर दाशंनिक विचारधाराओओं 
का श्राधार यह विचार रहा है कि यह संसार एक सुनिरिचित प्रणाली 
का अंग है और यदि उसके मूल सिद्धान्त एक बार खोज और निर्धारित 
कर लिये जाएँ तो उससे सभी समस्याएँ हल हो जाएँगी । लेकिन फल- 
वादी संसार को एक प्रतिक्षण परिवतंमान वस्तु मानता है जिसमें किसी 
सिद्धान्त के साथ कट्टरपन से चिपटे रहना और किसी सत्य को बिल्कुल 
अ्रन्तिम श्रौर अपरिवर्तवीय भान लेना केवल हानिकारक ही होता है। 

विलियम जेम्स ने फलवाद की व्याख्या करते हुए (प्रैगमेटिज्म नाम 
भी उसे जेम्स ने ही दिया है) अ्रस्पष्ट और श्रमूर्त्त सिद्धान्तों के क्षेत्र में 
युगों से चले आ रहे दार्शनिक विवादों का अन्त कर दिया और इस बात 
पर आग्रह किया कि किसी भी सिद्धान्त की कसोटी सिर्फ यह है कि 
मनुष्यों की दुनिया पर उसका वया क्रियात्मक अ्रसर पड़ता है । इस- 
लिए फलवांदी पद्धति ने अन्तहीत दाशंनिक विवादों को लमहे भर में 
ही फल और उपयोगिता की कसौटो से खत्म कर दिया । जेम्स का 
कहना है कि “सत्य उसी वस्तु का नाम है जिसके वारे में हमारा यह 
विश्वास हो कि वह अच्छी हैं श्रोर जिसके अच्छी होने के भी कुछ 
निश्चित कारण हों ।* 

वेशानिक पद्धति की दार्शनिक विचारधारा के साथ जॉन डयूई ने 
साधनवाद का भी समादेश किया और इन दोनों को मानव के दंनिक 
जीवन की दुनिया की सेवा में प्रवृत्त किया | उसका यह श्राग्रहे धाकि 
किसी उद्देश्य का सही मूल्यांकन करने के लिए यह देखना भश्रावश्यक है 


३१४ धमे रिफा की संस्कृति 


कि उसकी प्राप्ति के लिए काम में लाये गये साधनों का परिणाम क्या 
होता है । साधन भी उद्देश्य का ही हिस्सा हैं। हम यह तव तक नहीं 
जान सकते कि हमने किस वस्तु का चयन किया है, जब तक कि हम 
यह न जान लें कि उस चयन का परिणाम कया होगा । श्रादशों में 
प्रास्था रखने से भी हमें उतके परिणामों के मूल्यांकन से छुटकारा नहीं 
मिल सकता । 

एक ओर जहाँ जॉन डयूई वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग से समाज 
के पुनिर्माण के लिए एक उपयागी दार्शनिक श्राधार तेयार कर रहा 
था, वहां श्रोलिवर वैंडल होम्स यथाथंवाद (रीयलिज़्म) के नाम से 
कानून के क्षेत्र में एक नया श्रान्दोलन चला रहा था | उसका कहना था 
कि कानून को एक श्रमृत्ते वस्तु नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उसे 
एक ऐसा साधन समझा जाना चाहिए जो मानव की बदलती हुई आव- 
इयकताओञं को पूरा कर सकता है और सामाजिक परिवत्तेनों के अनुसार 
परिवर्तित होता रहता है । 

जेम्स हार्वे रौबिन्सन का कहना था कि इतिहास केवल अ्रतीत की 
घटनावली का वर्णन ही नहीं है, बल्कि वह एक साधन है जिससे वर्ते- 
समान को जाना जा सकता है और भविष्य को प्रभावित किया जा सकता 
है । इस प्रकार इतिहास सामाजिक विज्ञानों का सहगामी बन गया । 
ड्यूई, रोौविन्सन और उनके अ्रतुयायियों का विश्वास था कि एक 
समय ऐसा आएगा जबकि श्रौद्योगिक क्रान्ति द्वारा घोषित वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण राजनीति में भी आ जाएगा । विज्ञान की पद्धति से उद्योगों 
से संसार को बदल दिया है। किन्तु टैकनोलॉजी के क्षेत्र में इतनी उन्नति 
कर लेने के बाद भी सामाजिक क्षेत्र में हम बहुत पीछे रह गये हैं । 
ड्यूई का कहना था कि जिस वेज्ञानिक पद्धति ने उद्योगवाद को जन्म 
दिया है, उसकी निन्‍दा करने या उसे ठुकराने के बजाय यह कहीं बेहतर 
है कि हम समाज में भी उसके सिद्धान्तों का उपयोग करें श्र उनसे 
ग़रीबी, भ्रज्ञान और विषमता को दूर करने का प्रयत्न करें । 


१२६ पमेरिका की संस्कृति 


प्रत्यधिक फलयुक्‍त और लाभप्रद सिद्ध होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं 
है ।”* 

अमेरिकनों ने विज्ञान को अपनी निज की चीज़ के रूप में अपनाया, 
उसे एक ऐसी विचार-प्रणाली की शवल में ग्रहण किया, जो उनके अने- 
कत्ववादी, नये-नये क्षेत्रों में श्रग्णणी बनने वाले, आशावादी, परिवर्ततत- 
शील और अधिनायकवाद-विरोधो समाज को सबसे श्रच्छे तरीके से 
अभिव्यक्त करती है । विज्ञान उनके लिए एक अन्तहीन सीमा था; 

उन्तति, अभिवृद्धि और सुधार का प्रशस्त मार्ग था ) 


प्रतिष्ठान 


विज्ञान में यह गहरी आस्था और इस आस्था की क्रियात्मक अभि- 
व्यवित जितनी हमारे देश में संस्थापित विभिन्‍न प्रतिष्ठानों में बजर आती 
है, उतनी श्रौर किसी चीज में नहीं। ८ंकनोलॉजी की बदौलत अजित की 
गई विशाल सम्पदाओं के फलस्वरूप बीसवीं शताब्दी में मानवीय 
उत्नति के लिए श्रनुसन्धान कार्यक्रमों को समुन्नत्त करने के लिए ये 
प्रतिष्ठान कायम किये गये । 

देश में इस समय चल रहे सैकड़ों, प्रतिष्ठानों में से कुछ का यहाँ 
उदाहरण के लिए उल्लेख किया जा सकता है। कारनेगी कार्पोरेशन 
आफ न्यूयाक (जो स्काटलैंड से बचपन में भ्रमे रिका में आकर बसे कारनेगी 
हारा, जो अपने भ्रध्यवसाय से संसार का बहुत बड़ा इस्पात उद्योगपति 
बन गया, स्थापित श्रनेक प्रतिष्ठानों में से एक है) ज्ञान की उन्‍्ततति भर 
प्रसार के लिए स्थापित किया गया था। यह प्रतिष्ठान श्रव उन 
संस्थाओं को अनुदान देता है जो माचव को श्रधिक सुखी बनाने के लिए 
क्रावश्यक नये ज्ञान के द्वार खोलने वाले भ्रध्ययत और अनुसन्धान के 
कार्यक्रमों को चला रही हैं। रसेल सेज प्रतिष्ठान अपना अधिकतर धत 
सामग्जिक विज्ञानों के अनुसन्धान के परिणामों और निष्कर्पों को समाज 





+मांडर्न सा इस एण्ड मॉडर्स भेस, पष्छ $८७। 
पृष्ठ १ 


३३८ झमेरिका की संस्कृति 


परिसम्पत्ति ५४० करोड़ डालर थी किन्तु १६५४५ में उसने यह सारा 
. धन एक ही बार में बिना किसी घामिक विश्वास के भेदभाव के चार 
हजार से अधिक प्राइवेट कालेजों, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों को 
दे डाला ।” यह सारा घन मोटर उद्योग के मुनाफे से प्राप्त हुआ था 
ओर एक नाटकीय ढंग से इस बात को अभिव्यक्त करता था कि किस 
प्रकार प्राइवेट उद्योगों को अपने सावंजनिक दायित्व का बोध है और 
किस तरह वे राष्ट्र के कल्याण में योगदान करते हैं । 
फो्ड प्रतिष्ठान की नीति और कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए 
किये गये सर्वेक्षण और शअ्रध्ययन से मालूम हुआ है कि इन पंच क्षेत्रों 
को सबसे भ्रधिक सहायता की श्रावश्यकता है--शान्ति की स्थापना, 
लोकतन्त्र का सुदृढ़ीकरण, श्रर्थ-व्यवस्था का वृढ़ीकरण, लोकतन्त्री 
समाज में शिक्षा का प्रसार और व्यक्तिगत व्यवहार श्रौर मानवीय 
सम्बन्धों का श्रध्ययन | यह एक विचित्र, किन्तु सही बात थी कि यह 
ग्रष्ययन करने वालों ने भौतिक विज्ञानों और टैकनोलॉजी के विकास 
के लिए, जिसकी बदौलत इतनी विशाल सम्पदा एकत्र की जा सकी। 
धन की सहायता देने की कोई श्रावश्यकता नहीं समझी । 
इन प्रतिष्ठानों के द्वारा, जिनमें कैन्सर अनुसंधान या शिशु पक्षा- 
घात के नियन्त्रण के लिए स्थापित ऐसे प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, जो 
छोटे-छोटे दाताग्रों से थोड़ा-थोड़ा कर लाखों डालर प्राप्त करते हैं, 
अ्रमेरिकन लोग अ्रपना यह विश्वास प्रगट करते हैं कि ज्ञान और प्रतिभा 
अर्जित करना मानव का एक नैतिक दायित्व है और विज्ञान में मानवीय 
समस्याओं को हल करने की क्षमता है। इससे यह भी प्रकट होता है 
कि वे इस काये में सहायता देना अपनी जिम्मेदारी और कत्तंव्य समभते 
हैं । और सबसे बढ़कर यह उनके इस विश्वास को द्योतित करता है कि 
यदि हम भविष्य के प्रति समझदारी और तत्परता एवं सजगता का ' 
दृष्टिकोण श्रपनाएं तो वह्‌ अ्रवश्य ही श्रच्छा और कल्याणमय होगा । 


७७---++-ज्गवादु-$*-4>-ह-सी००--__+नक. 


मजा के न्पेक का आन >> ५ 2 बल ना 
अध्याय ; सलाद 


कम धर जॉ रह है? 


॥ ४ संरकति की स्यवित श्रौर समाज के सापेत महार्य में, प्र एर 
विचार मरना घाहिए शोर हर थग को दोीनी में सस्यूदन छते झये सिरे 
[ 


से गुजर पका । एस शरग मे सथुगत राज्य गये सदर मारागर 
श्रौर घिएपी थे, जिम प्पन कस पर गधे था । इस शैस भे उसे पाम 
ब-बढह शुट्रों के सरदार थे, बनवा घमन्‍कृषर थे, परीदों मे. गढ़ थे 
रुगे जाग पासनसत्ता शाोघ में ले पक्के पे, जा धपने थी दल के मोगा को 
या प्रवने प्रनयागियों को 2. उच्च पर देते थे घोर एसा राजनीतिक 
शप्टाचार भी रह पका पा, जिसे देशकर जण्जा प्रमनभव होती | इस 
प्रयर संग्गत राज्य ग्यवितयाद फो प्ररणाएयां चोर घ॒राहयों, दानों देख 
शुका है । उसने व्यतित शोर समाज के बीच सम्तु लन के परीक्षण एुजारों 
तरह से किये है । 

प्रभरिका की संरथाशों का निर्माण करते एए व्यवित फी सरवतन्वता 
पर बात बल दिया गया है । ऐमने व्यवित को रवतन्यता के इस सझ्ाग्रह 
के लाभ शोर हानि, दोनों का भ्रनुभव किया है । किन्‍्तु हाल के बर्षों 
में हमने श्रपना रुख बदलकार रामृह झोर समाज पर शअ्रधिक बल देना 
शुरू कर दिया है । विलियम एच० छोाइट जूनियर ने श्पनी पुस्तक “दि 
आ्रागनताएजशन मन मे कहा है कि हरा सम्बन्ध में हम सीमा का अ्ति- 
प्रमण कर गये है। उराका बाहुना है कि श्रौद्योगिक संगठन में हम 
सब लोगों को रामानता देने पर बहुत जोर देते है श्रौर व्यवितयत दृष्टि 
से सोचने के बजाय वर्गीय प्रक्रिया के रूप में सोचते हैं शोर खुशी से 
यधास्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, जिसे देखकर शझाएचयं होता है । 


३४० . . श्रमेरिका की संस्कृति 


/ संगठन मानव” के सामाजिक जीवन में उसे समूह पर श्रधिक वल दिखाई 
देता है। यह बल व्यक्ति की पृथक एकान्त निजी सत्ता को नष्ट कर 
देता है । उपनगरों में रहने वाले लोग सामाजिक समुदायों में वंट जाते 
हैं श्लौर सारा समुदाय हर चीज को संयुक्त रूप से उपभोग करता है । 
लोग घास काटने के लिए अलग-अलग मशीनें खरीदने के वजाय मिलकर 
एक मशीन खरीद लेते हैं । स्त्रियाँ श्रापस में मिलकर एक-दूसरे के बच्चों 
की बारी-बारी से देखभाल करती हैं । चाँदी के वत्तंन, खाने के वत्तेन, 
किताबें श्रोर संगीत के रिकाई श्रादि का भी परस्पर आदान-प्रदान होता 
रहता है। - 
उपनगरों में रहने वाले इन नये श्रादमियों में से बहुत-से ऐसे हैं 
जो बड़े नगरों से आ्राये हैं, जहाँ सामुदायिक जीवन जैसी कोई चीज नहीं 
होती । इन उपनगरों में छोटे इलाके का सौहादंपूर्ण पड़ोसीचारा और 
सामुदायिक जीवन पाकर वे सिर्फ पुराने श्रमेरिका को ही, जो यहाँ 
के वीरान जंगलों में बसी पहली श्राबादी के जमाने से ही छोटे 
कस्यों और गाँवों में हमेशा विद्यमान रहा है, फिर से पाते हैं। 
इस जीवन में उन्हें उन पुराने अमेरिकन कस्बों की नवीनता, 
उनका स्वल्प श्राकार, बाह्य श्रधिकारी सत्ता के हस्तक्षेप से मुक्ति 
भ्रीर पारस्परिक सहायता की आवश्यकता के पुनः दर्शन होते 
हैं। श्राज अन्य अनेक नई वस्तुश्रों की भांति समूह और वर्ग पर हम जो 
, गये सिरे से जोर दे रहे हैं, वह भी पुरातन की ही नूतन पुनः प्राप्ति 
है। प्रारम्भिक युग की प्लाइमाउथ बस्ती, उस जमाने के पश्चिमा भिमुख 
गाड़ियों के काफिलों श्रौर १८५४० के दशक की झ्रादर्श बस्तियों में व्यवित- 
गत मानव औभौर समूहगत मानव के बीच जो सन्तुलन श्रौर समस्वय 
था, उसी का आज जीणंद्वार हो रहा है । 
यह आशंका करना कि अनुसन्धान और प्रशासन में सामूहिक रूपसे 
“कार्य करने का वत्तेमान प्रणाली हमें उलट-पलट देगी, एक ऐसे समाज 
की आत्म-सन्तुलन की शक्ति को नजरन्दाज करना है, जो लाखों छोटे- 


हम कफिघर जा रहे हैं ? शेढ १ 


छोटे प्रारम्भिक समूहों से श्ौर फिर लाखों ही बड़े संगठनों से मिलकर 
बना है ) ये संगठन नागरिक, झाथिक, सामाजिक, राजनीतिक ओर 
सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में निर्मित हैं । 

इस प्रकार का श्रनेकत्व पूर्ण समाज जिसमें हरेक समूह दूसरे को 
अ्रपनी ओर श्ाकृष्ट करने का उद्योग करता है या सब समूह परस्पर 
समभौते से काम करते हैं, उत्साह से परिपूर्ण होता है। इस बहुत्वमय 
समाज में हम से यह या वह कार खरीदने की, विमान के बजाय रेल से 
यात्रा करने की, सरकार की सत्ता के बजाय व्यवित की सत्ता का समर्थन, 
करने की या डेमोक्रेटिक अथवा रिपब्लिकन उम्मीदवार को बोट देने की 
ही अपील नहीं की जाती, बल्कि उद्योगों के प्रवन्धक और श्रमिक, श्रन्तो- 
त्पादक किसान या डेयरी फार्म संचालक, भूमि और श्रन्य प्राकृतिक 
सम्पदाश्रं की रक्षा के समर्थक और उनका दोहन करने वाले, प्रगतिशील 
शिक्षा-प्रणाली के समर्थक और शिक्षा-क्षेत्र के रूढ़िवादी और नाना 
धर्मो के श्रनुयायी--पअ्रर्थात्‌ सभी प्रकार के लोग अपने-अपने पक्ष में हम 
से अ्पीलें करते हैं। जो जीवन हमारे सामने इतने विकल्प प्रस्तुत करता 
हैं, जो हमें इतने श्रधिक स्तरों पर उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित 
करता है, वह हमें उत्साह ओर स्फूत्ति प्रदान नहीं करेगा तो और क्या 
करेगा । 

इधर यान्त्रिकीकरण से हमारा काम का बोक घट रहा है और 
उधर हमारे सामने एक नहीं अनेक प्रकार के विकल्प उपस्थित हो रहे 
हैं जिनमें से हम इच्छानुसार चुनाव कर सकते हैं। एक उद्योग में 
व्यक्तियों की भरती के लिए हाल में ही तीन सौ कॉलेज छात्रों के इंटरव्यू 
लिये गये, लेकिन उनमें से एक ने भी यह नहीं पूछा कि जिस काम 
के लिए उनका इंटरव्यू लिया गया है, उसके लिए वेतन कितना मिलेगा । 
देश में दोलत का जो प्राचुयय है, वह इतने व्यापक पैमाने पर वितरित 
किया जा रहा है कि श्रव. श्रादमी अपने स्वास्थ्य और आझाराम को भी 
खतरे में डालकर दूसरों से आगे बढ़ने की अभिलापषा नहीं करता । केवल 


३४२ श्रमेरिका की संस्कृति ह 


भौतिक क्षेत्र में उनत्रति करने के लिए उद्योग करना उतना आवश्यक नहीं 
रहा है। मानसिक शान्ति, सुखी पारिवारिक जीवन, मनोरंजन श्रादि 
जीवन के अन्य मूल्यों का महत्त्व आज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि काम 
का अधिकार लोगों के समय और चिन्तन पर पहले से कम हो गया है । 

भविष्य में सफलता की परख इस बात से को जाएगी कि कोई व्यक्ति 
अ्रपने खाली समय का उपयोग किस तरह करता है--अ्रर्थात्‌ कौन खेलों 
में विजयी होता है, कौन हर-हर तक आनन्दपूर्ण दिलचस्प यात्राएँ 
करता है, भ्रपनी उपलब्धियों की चर्चा करना है, समाज में अपने अच्छे 
कार्यो से अपनी उपस्थिति अनुभव कराता है और कौन भौतिक वस्तुग्रों 
के उपभोग के बजाय अवकाश के समय का सदुपयोग कर सनन्‍्तोष अनुभव 
करता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि समय का अच्छे से अ्रच्छा 
उपयोग कर व्यक्ति, परिवार और समाज को लाभ पहुँचाना ही सफलता 
की कसौटी होगा। 
उपलब्धि और सफलता 

आज जबकि शेष सारा संसार उथल-पुथल में से गुजर रहा है, 
संयुक्त राज्य ने विभिन्‍न प्रकार की सामग्रियों का संयोजन कर एक 
रहने और जीवन-यापन के लायक समाज का निर्माण कर लिया है। 
उसने यह सिद्ध कर दिया है कि परस्पर विचार-विनिमय और सत्ता 
एवं सम्पदा के विकेन्द्रीकरण के द्वारा शासन ही सभ्य जीवन का सबसे 
सीधा मार्ग है। अरब भी हम स्वतन्न्र हैँ--हमें इच्छानुसार कहीं भी जाने 
की स्वतन्त्रता है, श्रपनी सरकार को आलोचना करने की आजादी है 
श्रौर कतार में खड़े होने के बन्धन या अयुक्तियुक्त कानूनों के विरुद्ध 
संघर्ष से भी हम पूर्णतः मुक्त हैं। 

लेसली ए० फीडलर ने लिखा है कि “यूरोपीय लोगों में मानव की 
अशक्‍्तता की जो घारण बनी हुई है, उससे अत्यधिक अभिभूत होने 
के कारण वे ऐसे किसी भी राष्ट्र या समाज को भय और सम्भ्रम 
मिश्चित प्रशंसा के भाव से देखते हैं, जो उन चौजों को जिन्हें मरोपीय 


हम किधघर जा रहे हैं ? ३४३ 


सैद्धान्तिक दृष्टि से असम्भव समभते हैं, कोरे सिद्धान्तों के प्रति श्रास्था 
न होने के कारण सम्भव करके दिखा देते हैं | 

किन्तु अ्रमेरिकनों ने जो सफलता या उपलब्धियां श्रजित की हैं, 
उनका अ्रन्तिम मूल्यांकन करने के लिए हमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी 
पड़ेगी । लेकिन यह बात तो हर आदमी सहज में बता सकता है कि _ 
श्राज अ्रमेरिका में एक वौद्धिक उफान आया हुम्ना है, आत्मालोचन बहुत 
ऊंचे स्तर पर हो रहा है, सामाजिक विज्ञानों और टेकनोलॉजी की 

उन्नति हो रही है, रहे-सहे वर्ग-मेद पर भी प्रहार किया जा रहा है 

भ्रौर परमाणु युग को मानव के लोकतन्त्री स्वप्न की पूर्ति का साधन 
बनाने के संकल्प को साकार करने का उद्योग हो रहा है । 

इतने विशाल श्रौर इतने विविधतापूर्ण समाज की उपलब्धियों का 
वर्णन करना साधारण काम नहीं है, फिर भी एक व्यवित का संक्षिप्त इति- 
हास देकर यहाँ उसकी एक भाँकी भ्रवदय दी जा सकती है। यद्यपि हम 
बहुत-से लोगों की जीवन-भाँकी दे सकते हैं, परन्तु फिर भी हमने उन 
में से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश विलियम शओ० डगलस को सिर्फ 
इसलिये चुना है कि उन्हें विदेशों में भी लोग जानते हैं। विलियम 
डगलस का जन्म मिनेस्तोटा में एक सामान्य धर्मप्रचारक के घर में हुआा 
था। छः वर्ष की आयु में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर वे अपने 
परिवार के ग्रन्य लोगों के साथ पश्चिमी तट पर अवस्थित वाशिंगटन 
राज्य में श्रा गये । उन्होंने स्वयं परिश्रम करके स्कूल की पढ़ाई की और 
छोटा-मोटा काम कर उसकी फीस और श्रन्य खर्च निकालते रहे । स्कूल 
की पढ़ाई खत्म होने पर ह्विटमन कालेज में पढ़ने के लिए उन्हें छात्र- 
वृत्ति मिल गई । कालेज की पढ़ाई के साथ-साथ वे खिड़कियां साफ कर 
और एक दुकान में सहायक का काम कर दस सेंट प्रति घंटा कमाते रहे । 
वे एक होटल में वेटर का काम भी करते रहे जिससे उन्हें भोजन मुफ्त 
मिल जाता। कालेज जीवन के चारवर्पों में से अन्तिम तीन वर्ष 
उन्होंने एक खाली प्लाट पर तम्बू गाड़कर बिताये और इस प्रकार कुछ « 


रे४४ भमेरिका की संस्कृति 


पैसा बचाया । गर्भियों की छुट्टियों में वे वगीचों में फल तोड़ने, जंगलों में 
लकड़ी के लट्टूं घसीटने और जंगल की आग बुझाने का काम करते। 
प्रथम विश्व-युद्ध के दिनों में कुछ समय देश से बाहर रहने के वाद लौट 
कर उन्होंने कालेज की पढ़ाई समाप्त की । उस समय वे छात्र संघ के 
,मध्यक्ष थे। अस्त में वे फे वीटा कापा विद्वविद्यायल के ग्रेजुएट वन गये । 

दो वर्ष तक विलियम डयलस ने अपने कस्बे में शिक्षक के रूप में 
काम किया | इसके बाद वे भेड़ों के चरवाहे के रूप में एक मालगाड़ी 
से पूर्व की ओर गये और शिकागो जा पहुँचे । वहाँ से अपनी बची -खुची 
पूजी से उन्होंने च्युयाके का टिकट खरीदा । जब वे वहाँ पहुँचे तो उनके 
पास कुल छः सेंट हो शेष थे । वहाँ वे कोलम्बिया लॉ स्कूल में भरती 
हो गये श्रौर अपता खर्च चलाने के लिए ट्यूशन करने लगे । उन्होंने 
एक पुस्तक भी लिखी । स्कूल की अन्तिम परीक्षा में वे कक्षा में दूसरे 
स्थान पर आये । उन्होंने कुछ समय तक बड़ी कम्पनियों के कानूनी 
काम को देखभाल करने वाली एक फर्म में काम किया, कोलम्विया भर 
पल विश्वविद्यालयों में कानून का अध्यापत किया और दीवालियेपन 
का विशेष श्रव्ययन करने के कारण सरकार के व्यवसाय-वा णिज्य विभाग 
त उन्हें अपने यहाँ बुला लिया । इसके बाद वे शेयर और एक्सचेंज 
कमीशन के अध्यक्ष बनाये गये, जहाँ उन्होंने वित्तीय. जगत्‌ में अनेक 
गुधार किये। सन्‌ १६३६ में उन्हें उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश 
नयुवत किया गया। अमेरिका के इतिहास में छोटी आयु में हो यह 
उच्च सम्मान प्राप्त करने वाले वे दूसरे व्यक्ति थे । उसके वाद के जीवन 
गि कितनी ही ग्रोष्म ऋतुएँ उन्होंने संसार के विभिन्‍न भागों की यात्रा में 
यतीत की हैं और अन्य संस्कृतियों की समस्याओं और विश्ेषताश्रों का 
्रघ्ययन किया है । 

अमेरिकतों का विश्वास कहता है कि श्राज जो लड़के भ्रखबार 
चकर या मँदानों की घास काटकर अ्रपवी जीविका चला रहे हैं, उनमें 


हम किघर जा रहे हैं ? ३४५ 


कितने ही शरीर डगलस हैं, जो धीरे-धीरे बड़े हो रहे हैं । ये लोग अपनी 
यीढ़ी को समस्याञ्रों का समाधान करना इसी तरह सीख लेंगे । 

श्राज राष्ट्र के सामने जों समस्याएं हैं, वे बहुत गम्भीर हैं और 
कभी-कभी हिम्मत तोड़ देती हैं--उदाहरण के लिए बाल अपराध, 
मदिरापान, मानसिक विक्षिप्तता, श्रन्य अपराध, पक्षपात एवं भ्रष्टाचार | 
किन्तु हमने प्रवृत्तियों का अध्ययन श्र उनके समाधान का प्रयत्त 
करना सीख लिया है, क्योकि हम जानते हैं कि ये बुराइयाँ हमारे साथ 
कुछ हद तक रहेंगी ही । इन समस्याओ्रों के समाधान की प्रवृत्ति से हममें 
से बहुतों का उत्साह बढ़ा है। कितनी ही सरकारी और स्वेच्छिक संस्थाएँ 
इन समस्याझ्रों के समाधान के प्रयत्न में लगी हैं। लेकिन इनसे हमारा 
उत्साह केवल इसीलिए नहीं बढ़ता कि इस दिशा में बहुत बड़ा काम 
क्रिया जा रहा है, वल्कि इसलिए भी बढ़ता है कि यह प्रयत्न लोक-तन्त्री 
पद्धति से किया जा रहा है । 

हम यह श्राशा करते हैं कि १६८० तक हमारी श्रर्थ-व्यवस्था का 
विस्तार और विकास इतना हो जाएगा कि हर व्यक्ति को साल भर 
काम मिलता रहेगा और उसे प्रति सप्ताह ३४ घंटे से अधिक काम नहीं 
करना पड़ेगा | अगले दस या पन्द्रह वर्षों में हमें कालेजों के अ्रध्यापकों 
की संख्या बढ़ाकर दुगुनी कर देनी है ताकि तमाम कालेज छात्रों की 
शिक्षा की आवश्यकता पूरी हो सके । साथ ही छात्रों के लिए हमें कालेजों 
और छात्रावासों के भवन भी इतनी बड़ी संख्या में बनाने पड़ेंगे, जितनी 
संख्या में हमने गत तीन सौ वर्ष में बनाये हैं । ५ 

हमें यह भी आशा है कि हमारे देश में जंसी प्राचुय मय अर्थ-व्यवस्था 
है, जिसमें किसी वस्तु का अ्रभाव नही है, वैसी ही सारे संसार में हो 
जायेगी । हम यह भी आशा करते हैं कि इस विश्वव्यापी प्राचुयंपूर्ण 
श्रर्थ-व्यवस्था के निर्माण में पारस्परिक सहायता और सम्मान में दिल- 
चस्पी लेने वाले राष्ट्रों के साथ हम सहयोग कर सकेंगे । 


३४६ प्रमेरिका की संस्कृति 


संयुक्त राज्य में श्रम और काम की प्रतिष्ठा और सामाजिक सह- 
योग के श्रादर्शों का सम्मिलन हो रहा है श्रौर उससे जो संस्कृति बन रही 
है, वह बिल्कुल नई है और जो उसके वीच से गुजर रहे हैं; उन्हें उत्साह 
और स्फूर्त प्रदान करती है। हम नारी की विशेष अन्‍्तदूं ष्टियों का 
उपयोग कर उससे लाभ उठाना और हर समस्या को पुरुष और नारी 
दोनों के दृष्टिको्णों के समन्वय से हल करना भी सीख रहे हैं । इस प्रकार 
नारी के रूप में मानव जाति का जो आधा भाग अ्रव तक धर की चार- 
दीवारी के भीतर कैद था, उसकी योग्यताएँ, प्रतिभाएँ और अन्तद्‌ ष्टियाँ 
हमें यह समभते में सहायता दे रही हैं कि समाज क्या है और क्या होना 
चाहिए ? 
अमेरिकत पौराणिक गाथा 

हर राष्ट्र की एक पौराणिक गाथा होती है, जो वास्तव में उसकी 
आशाओं और आर्काँक्षाओं को और उसकी सफलताओं और असफलताशओं 
को अभिव्यक्त करती है। उसमें उस राष्ट्र की एक अपनी प्रतीकात्मक 
तस्वीर होती है, और उस तस्वीर के अनुसार अपने आदर्श को पाने का 
वह प्रयत्न करता है। अमेरिका की पौराणिक गाथा यूरोप के एक ऐसे 
स्वतन्त्रता-प्रेमी धुमक्कड़ युवक की गाथा है, जो घूमता-घूमता एक नये 
देश में पहुँच जाता है और वहाँ के जंगली और असभ्य लोगों को परा- 
जित कर वर्बरता और असभ्यता के स्थान पर सभ्यता और कानून के 
शासन की स्थापना करता है । इस शासन में सब लोग स्वतस्त्र और 
वरावर हैं। नये देश की विशाल साधन-सम्पदा उन सबके लिए खुली 
पड़ी है, जिसका वे यथेच्छ उपभोग कर सकते हैं। साहस और सूम- 
बूक से वे जंगल में ही मंगल कर सभ्यता की स्थापना करते हैं। उनके 
कामों से यह सिद्ध हो जाता है कि उनके ग्रुण, उनका धर्म और उन्तकी 
कलाएं मूल निवासियों के गुण, धर्म और कला से उच्चकोटि के हैं, 
इसलिए नियति ने उस नये महादेश पर अधिकार करना और उसे विक- 
सित करना उनके भाग्य में लिख दिया है । 


हम किघर जा रहे हैं ? ३१४७ 


कारोगरों, आविष्कारकों, वैज्ञानिकों, यन्त्र-विशारदों और व्यव- 
सायियो के रूप में ये लोग एसी उत्पादक प्रणालियों श्रौर मशीनरी का 
निर्माण कर लेते हैं, जो सबके लिए भौतिक सम्पदा के प्राचुये का 
उनका स्वप्न लगभग पूरा कर देती है । सबके लिए शिक्षा और उन्नति 
के अवसर के लक्ष्य भी उस स्वप्न के अंग हैं और उनकी भी अधिका- 
घिक पूत्ति होती रहती है । 
प्रमेरिकन लोग यूरोप में अपने पूर्वजों का घर-बार छोड़ कर इस 
नई धरती पर आए हैं, इसलिए वे शोपित, दलित श्रौर उपेक्षित व्यक्ति 
के उद्धार के ध्येय का हमेशा समर्थन करते हैं। वे ऊपर से थोपी गई 
श्रधिकारी सत्ता को हमेशा सन्देह की नजर से देखते हैं श्रौर उसका 
प्रतिरोध करते हैं। अमेरिकन नागरिक को उन सब वस्तुओं में श्रानन्‍्द 
मिलता है, जो युवकों को उल्लसित करती हैं--वह्‌ सब तरह के प्रति- 
बन्धों और वन्धनों को उखाड़ फेंकना, चंचल सुन्दरी युवतियों के साथ 
मनोरंजन करना, मर्दानगी के खेल खेलना, साहसपूर्ण कृत्यों में भाग लेना 
श्रौर अमेरिकन लीजियन या राष्ट्रीय राजनीतिक सम्मेलन जैसे उत्साह- 
पूर्ण श्र उत्सवमय समारोहों में हिस्सा लेना पसन्द करता है। प्रगाढ़ 
आ्राशावादिता और फिर आकस्मिक किन्तु अल्पकालावस्थायी निराशा, 
श्रपनी शवित से झ्रानन्द और हर्प की अनुभूति, श्रोर एक ऐसे युवक की 
भाँति, जो अपनी रहस्यमय श्रार्काक्षाओं और किशोरावस्था की अनुभूति 
को फिर से लौटा लाना चाहता है, बुद्धि, सौंदर्य श्रोर जीवन-व्यवस्था 
की अटूट लालसा--यही श्रमेरिकन नागरिक की विशेषताएं हैं । 
अमेरिका अब भी अपने आपको एक तरुण पुत्र के रूप में देखता 
है श्रोर शायद वह हमेशा ही श्रपने आ्रापको उस रूप में देखता रहेगा । 
इतिहास ने उसे हमेशा के लिए एक ऐसे सीमावासी साहसी मानव-समूह 
के रूप में गढ़ दिया है, जो पिता की, अतीत की और श्रधिकारी सत्ता 
की सब पाबन्दियों श्ौर बन्चनों को उखाड़ फेंकता है । इसलिए किसी 
को भी इस बात से डरने की श्रावश्यकता नहीं है कि श्रमेरिकन उस पर 


३४८ भ्रमेरिका को संस्कृति 


प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि किसी पर प्रभुत्व स्थापित 
"ना उनका भ्रादर्श नहीं है। ऐसा अवसर आने पर यह सम्भव है कि 
वे पीछे हट जाना, फिर से अपने पुराने वन-अदेशों को खोजना और 
पुरानी दुनिया के प्रभुत्व और सत्ता की स्थापना के आदशों को ठुकरा 
देना अधिक पसन्द करें। उनके भाग्य में ही हमेशा विद्रेह करता और 
संसार पर प्रभृत्व स्थापित करने के बजाय पारस्परिक सहयोग से व्यवस्था 
स्थापित करना लिखा है । इसीलिए अमेरिका में सामाजिक विज्ञानों की 
उन्नति हो रही है, वर्ग-भेद को खत्म करते की पद्धतियों का विकास 
किया जा रहा है, मालिक और अफसर को भी कर्मचारी के बराबर | 
स्तर पर रखा जाता है और श्रमिकों श्रौर गर-भ्रमजीवियों की समानता 
पर बल दिया जाता है । 
षड्विध प्रक्रिया 

आज इस बारे में किसी को भी सन्देह नहीं है कि हम संयुक्त राज्य 
में एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, जिसे व्यक्तिवाद, प्राइवेट 
उद्यम, पू जीवाद जंसे पुराने शब्दों से, यहां तक कि लोकतल्त्र छब्द से 
भी ठीक-ठीक व्यक्त नहीं किया जा सकता । हमारी समाज-व्यचस्था के 
विभिन्‍न खण्डों के अत्युत्तर विश्लेषण किए गये हैं, फिर भी' हम अपने 
समाज के बारे में कोई एक समग्र चित्र श्रौर सिद्धान्त प्रस्तुत नहीं कर 
सके हैं । 

श्रमेरिकन समाज को समभने के लिए उसे एक ऐसी प्रक्रिया के 
रूप में देखना चाहिए, जिसकी छः विशेषताएँ हैं- व्यक्तिवाद, स्वैच्छिक 
कार्यवाद, संघवाद, प्रतिसन्तुलन, पारस्परिक सहयोग और क्रिया अनु- 
क्रिया एवं एकता और सम्मिलन । यह प्रक्रिया हमारी समाज-व्यवस्था 
को अब भी विकसित कर रही है और आात्म-विकास भ्ौर परिस्थितियों 
के साथ समायोजन के हरा एक दिन यह समाजे-व्यवस्था बहुत व्यापक 
हो जाएगी। 


हम फिधर जा रहे हैं ? रे४६ 


उदाहरण के तौर पर इस प्रक्रिया को समभने के लिए हम सबसे 
पहले व्यक्ति को 'जेते हैं। मसलन प्लाइमाउथ के गवनेर विलियम 
ब्रेडफोर्ड को लीजिए । ब्रेडफोर्ड जब नौजवान था, तब उसने स्वेच्छा से ही 
भिन्‍न विचार रखने वाले एक विरोधी समूह में शामिल होने का निश्चय 
किया, जिसे श्राज हम 'तोर्थ-यात्रियों' के रूप में जानते हैं। उस समय 
उसके व्यक्तित्व ने समान विचारों वाले लोगों के एक समूह में, जो 
धामिक प्रयोजनों से संघवद्ध हुए थे, शामिल होकर अपने श्रापको विराट 
बनाया । इसके वाद ये लोग उत्तरी अमेरिका में आये तो उन्होंने अपने 
स्वेच्छिक संगठन के सिद्धान्त को और भी व्यापक बनाकर और काये- 
रूप देकर प्लाइमाउथ की पभपनी छोटी-सी बस्ती बसाई और उसके 
व्यावसाथिक कामों को संभालने के लिए एक व्यापारिक कम्पनी का 
निर्माण किया | बाद में जब अनेक छोटे-छोटे कमजोर ग्राम गणराज्यों 
ने सेनिक उद्द श्य से परस्पर मिलकर न्यू-इंगर्लण्ड महासंघ की स्थापना 
की तब संघवाद का सिद्धान्त भी अमल में श्रा गया। 

प्रारम्भ में कुछ समय तक इन गणराज्यों की शक्तिर्या परस्पर 
सन्तुलित होती रहती थीं। उदाहरण के लिए बोस्टन और प्लाइमाउथ 
दोनों ही कर्नविटकट घाटी के लिए लड़ते-भगड़ते रहे शोर इस तरह एक 
दूसरे की ताकत का प्रतिसन्तुलन करते रहे । पारस्परिक सहयोग और 
क्रिया-अनुक्रिया की अगली मंजिल तब श्रायी जब इन छोटी-छोटी 
जागीरों ने (उदाहरण के लिए हार्टंफोड्, वंदर्सफील्ड, सेब्रुक श्रादि) 
मिलकर एक प्रान्तीय सरकार बनाई । श्ौर अन्त में एकता और सम्मि- 
लन का दौर आया जबकि कने क्टिकट एक राज्य बन गया । 

यही प्रक्रिया संघीय सरकार के निर्माण में भी देखी जा सकती है । 

पड्विध प्रक्रिया का यही सिद्धान्त हमारे समाज में भी कार्य कर 
रहा है । उदाहरण के लिए शिक्षा को लीजिए । हमारी स्कूली शिक्षा 
इस व्यक्तिवादी सिद्धान्त पर आधारित है कि हर नागरिक के लिए 
समान श्रवसरों का द्वार खुला है श्रोर वह यह अवसर शिक्षा के द्वारा ही 


३४० झमेरिका की संस्कृति प् 


ज__ 


पा सकता है। स्कूल प्रणाली में स्वैच्छिक संगठनवाद तो इस बात से . 
ही स्पष्ट है कि हर कस्बे की अपनी निज की स्थानीय स्कूल व्यवस्था 
होती है । नागरिक स्कूलों का खर्च चलाने के लिए स्वयं अपने ऊपर 
टेक्स लगाते हैं। वे स्कूलों का निर्माण और अध्यापक के लिए वेतन की 
व्यवस्था स्वयं सहयोग से करते हैं | 

किन्तु स्व्रयं सेवा का सिद्धान्त दो अन्य तरीकों से भी हमें यहां 
अमल में दिखाई देता है । इसलिए यह समभने के लिए कि हमारा 
समाज किस प्रकार कार्य करता है, हमें इन दोनों में थोड़ा भेद करना 
चाहिए । अध्यापक परस्पर मिल कर अपना एक स्वेच्छिक संगठन 
बनाते हैं जिसका ध्येय सामाजिक भी होता है श्लौर उनके पेशे से सम्बद्ध 
भी । यह संगठन बड़े प्रादेशिक और राष्ट्रीय संगठनों से सम्बद्ध रहता 
है। इस संगठन की प्रणाली को हम कार्यात्मक प्रणाली कह सकते हैं, 
क्योंकि अध्यापक इसका निर्माण अपने पेशे की दृष्टि से अपनी स्थिति 
सुदृढ़ बनाने के लिए करते हैं । 

अ्रध्यापक और अभिभावक मिलकर दोनों का संयुक्त संगठन भी 
बनाते हैं । इस संगठन को हम सामाजिक संगठन कह सकते हैं, क्योंकि 
उसका सम्बन्ध समाज में स्कूल का क्‍या स्थान है, इस प्रइन से रहता 
है। यह संगठन स्कूल और परिवार, इन दो बुनियादी चीजों को कुछ 
ऐसे उद्दंश्यों के लिए एक-दूसरे के सम्पर्क में लाता है, जिनका स्थानीय 
समाज के लिए एक विशिष्ट मूल्य और महत्व है और जो स्थानीय 
समाज का सर्व॑मान्य अंग हैं । ह 

संघवाद का सिद्धान्त कार्यात्मक और सामाजिक, दोनों शाखाओं के 
राष्ट्रीय संगठनों में स्पष्ट दिखाई देता है। संघीय रूप घारण कर लेने के 
बाद ये कमजोर संगठन भी एकाएक शक्तिशाली हो जाते हैं । अ्रव ये 
संगठन राष्ट्र के जटिल शक्ति-जाल में प्रतिसस्तुलनकारी शक्तियों के 
रूप में कार्य करते हैं । वे स्कूलों में सुधार करने, कर या सीमा-शुल्क 
कम कराने, किसानों को सहायता देने, श्रमिक कानूनों को अधिक उदार 


हम किधर जा रहे हैं ? ३५१ 


बनाने, वन्य जीव-जन्तुओं की रक्षा करने और इसी तरह की हजारों 
प्रन्य चीजों के लिए प्रान्दोलन करते और उनके पक्ष में अपने संगठन 
बल का उपयोग करते हैं । हमारा समाज असंख्य स्थानीय स्वेच्छिक 
संगठनों से निमित है और ये स्थानीय संगठन अपने संघों या राष्ट्रीय 
प्रधान कार्यालयों के द्वारा अखिल देशीय रूप धारण कर इतने शवित- 
शाली बन जाते हैं कि वे वाशिंगटन में संघ सरकार के निश्चयों को 
प्रभावित कर सकते हैं । 

यहां तक हमारे विश्लेषण में ऐसा लगता है कि हमारी सामाजिक 
प्रणाली विरोध और संघर्ष पैदा करने वाली है, परन्तु इसके बाद 
सहयोग झौर क्रिया-प्रनुक्तिवा का आरम्भ होता है। एक-दूसरे पर अनु- 
क्रिया और प्रतिक्रिया पैदा करने वाले समूह एक-दूसरे के प्रति शत्रुता 
दंदा नहीं करते, बल्कि एक-दूसरे का अनुकरण करते हैं । जो शिक्षा 
पहले केवल स्कूलों श्रौर श्रष्यापकों का ही विशेषाधिकार समभी जाती 
थी, वह अब समाज के अन्य वर्गों और पहलुओों में भी प्रवेश करने लगी 
है | श्रमिक यूनियनें श्रव अपने निज के स्कूल और कक्षाएं स्थापित करती 
हैं। उद्योग भी श्रपने कर्मचारियों को काम की अधिक ऊँची शिक्षा देने के 
लिए आन्तरिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाते हैं और उनके जो कमंचारी 
काम पर रहते हुए अ्रध्ययन जारी रखना चाहते हैं, उनका खर्च भी वहन 
करते हैं । कृपि-संगठन किसानों के लिए विचार-गोण्ठियां, व्याख्यान, 
वृत्त-चित्र और निबन्ध प्रतियोगिता श्रादि का आयोजन करते हैं । 

हमारे समाज के किसी भी वर्ग में यही ञ्रांगिक प्रतिक्रिया देखी जा 
सकती है | एक वकील को लीजिए । वह स्थानीय स्तर पर अपनी बार 
एसोसिएशन (कार्यात्मक संगठन) का और कानूनी सहायता संघ एवं 
कम्युनिटी कौंसिल (दोनों सामाजिक संगठन) का सदस्य है। इस प्रकार 
के और भी सेकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनसे पता लगता है 
कि अमेरिकन लोग अपने पेशे और समाज, दोनों की उन्नति के लिए 
किस प्रकार परस्पर सहयोग से चलते हैं भ्रौर व्यक्ति एवं समाज, दोनों 


इश्श्र पमेरिका की संस्कृति 


का एकीकरण कर देते हैं | श्रमिक और उद्योगपति, दोनों एक समय 
मूलतः परस्पर-विरोधी समझे जाते थे, लेकिन श्रर्वे वे सहयोग और 
पारस्परिक क्रिया-अनुक्रिया के दौर में पहुँच रहे हैं। यूनियन उद्योगों 
के प्रबन्ध की समस्याओ्रों में दिलचस्पी लेती हैं और प्रवन्धकों ने भी 
झ्रव यूनियत्तों के साथ सहयोग करके चलना सीख लिया हैं। स्वचालित 
यन्त्रों के प्रयोग से श्रमिकों के काम के घंटे कम होने और मजदूरी 

एवं वेतन में वृद्धि होने से एकीकरण की मंजिल नजदीक ञ्रा जाएगी । 
एक ऐसा समय झा जाएगा, जबकि आर्थिक सम्पदा, मनोरंजन और 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण के पैमाने से मजदूर और प्रवन्धक के बीच का 
अन्तर कम होता-होता इतना घट जाएगा कि उसका कोई महत्व नहीं 
रहेगा । 
इस षड़्विध आँगिक प्रक्रिया के शौर भी संकड़ों उदाहरण दिये 
जा सकते हैं । चर्च पहले अपने आपको केवल धर्म सम्बन्धी मामलों तक 
ही सीमित रखता था, परन्तु आज वह राजनीतिक और सामाजिक 
गति विधियों में भी हिस्सा लेता है । इसी तरह राजनीतिक दलों के 
इतिहास को देखने पर हमें प्रतीत होगा कि किसी समय दोनों बड़े दल 
एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे, किन्तु आज उनमें इतना कम अन्तर है कि 
वह दीख नहीं पड़ता और अवसर दोनों दल एक-दूसरे के साथ घुल-मिल 
कर मत्तदान के लिए बिल्कुल नये गठजोड़ बनाते हैं । इस तरह दोनों 
एक-दूसरे का प्रतिबिम्ब हैं, क्योंकि ग्रन्ततः उन्हें श्रपने भीतर विद्यमान 
सभी बड़ी-राजनीतिक ताकतों को एकन्न कर दशासन-सत्ता हस्तगत करनी 
या कायम रखनी है । 

यहाँ हम एक ऐसी चीज का उदाहरण लेते हैं जो श्रभी धीरे-धीरे 
अपना विकास कर रहो है और उपयु बत सिद्धान्त का प्रयोग कर उसके 
भावी मार्य की भविष्यवाणी करते हैं । 

हाल में ही सारे देश में ऐसे व्यक्तियों के छोटे-छोटे समूह बन गये . 
हैं, जो एक लाभभय अथ्-व्यवस्था में सम्पत्ति के स्वामी होने की हैसियत 


हम फकिघर जा रहे हैं ? ३४२े 


से अपनी वचत की राशि को काम में लगाना चाहते हैं।ये लोग अपनी 
निवेशनवलवें (इन्वरेस्टमेंट क्लब) बनाते हैं, उनमें भ्पना पैसा जमा करते 
हैं, किसी व्यकित को आमंत्रित कर शेयरों श्रौर बाँडों के बारे में उससे 
जानकारी हासिल करते हैं, जिन शेयरों को खरीदेने लायक शेयरों कौ 
कोटि में रखते हैं, उन पर विचार-विनिमय करते हैं शौर हर महीने 
अपना धन संयुक्त रूप में शेयरों आदि में निवेश करते हैं । 

यह अनिवार्य है कि ये निवेश-क्लबें एक दिन संघीय स्तर पर अपने 
संगठन वना लेंगी । उनके राज्यीय और राष्ट्रीय स्तरों पर सम्मेलन 
होंगे । ये संगठन वाशिगटन में या न्यूयार्क में या दोनों जगह अपने कार्या- 
लय स्थापित करेंगे । वे बड़े निवेशकों (इन्वेस्टर), बैंकों और बड़ी 
कम्पनियों के निवेश सम्बन्धी दवावों को प्रतिसन्तुलित करने के लिए अ्पनहे 
शक्ति का उपयोग करेंगे। वे छोटे निविशक को कर सम्बन्धी रियायतें: 
दिलाने के लिए आन्दोलन करेंगे । किन्तु इसी प्रक्रिया में वे श्रपने हितों 
का एकीकरण भी कर डालेंगे । व्यवित के तौर पर ये सब निदेशक 
कर्मचारी भी हैं और उपभोक्‍ता भी, संगठन के सदस्य के रूप में वे' 
निवेशक हैं, श्रौर राष्ट्रीय संघ के सदस्य के तौर पर वे एक राजनीतिक 
प्रभाव डालने बाली शक्ति हैं । इस सारी प्रक्रिया में योग देकर वे एकी- 
करण की दिशा में काम करते हैं । सम्मिलन ओर एकीकरण की यह 
स्थिति आ जाने पर उनके विविध रूपों में श्लौर इन विभिन्‍न कार्यो और 
हितों के बीच अन्तर घटता चला जाता है । 

किन्तु एकीकरण का श्रर्थ एक ऐसी स्थिति नहीं है जो अ्परिवरत्तनीय 
श्रौर स्थायी हो, बल्कि वह एक प्रवृत्ति है । हमारा समाज परिवत्तंनशील 
है, और यही उसकी शक्ति है । किन्तु उसके बुनियादी तत्त्व-यानी 
पूर्ण और प्रचुर उत्पादन, उत्पादित वस्तुग्नों का अधिकाधिक व्यापक 
वितरण और श्राय, शिक्षा एवं वर्ग के भेद की धीरे-धीरे समाप्ति--इन 
दृष्टिकोणों का अधिकाधिक एकीकरण झौर सम्मिलन अनिवार्य कर देते 
हैं। मजदूर, पादरी श्रौर कारखाना मालिक-तीनों के लड़के एक 


शे५४ अमेरिका की संस्कृति 


साथ हाई स्कूल में जाते हैं, यहां तक कि कालेज में भी इकट्ठे पढ़ते हैं । 
जब ऐसे सभी लोग, जिन्होंने कालेज में भरती होने की अहंता प्राप्त 
'कर ली है, एक साथ कालेज में जाने लगेंगे, तो शिक्षा विभेदक तत्त्व 
'नहीं रहेगी । इसी प्रकार विभिन्न राष्ट्रों और जातियों से आ्राप्रवासी के 
हूप में अ्भेरिका में आये लोगों में परस्पर एकीकरण हो रहा है और 
वह भी इसका एक उदाहरण है । प्रोटेस्टेंट ईसाई घर्म के विभिन्‍न 
सम्प्रदाय अपने संघ बना रहे हैं और अन्त में उनका भी एकीकरण हो 
जाएगा | 
निराशावादी लोगों को हमारे यान्त्रिक समाज में ऐसी शक्तियां नजर 
आ रही हैं, जो मनुष्य को श्रशक्त और वन्ध्य बनाती हैं, क्योंकि इस 
समाज में इन्सान एक विशाल मशीन का पुर्जा भर रह जाता है। ये 
लोग अपने आपको यथाथेवादी कहते हैं, परन्तु वास्तव में कल्पना-लोक 
में विचरण करते हैं । ये औद्योगिक युग से पहले के उस युग को याद 
करते हैं, जबकि छोटे-छोटे कारीगर और शिल्पी छोटे पैमाने पर काम 
करते थे, और उस याद में ही सन्तोष अनुभव करते हैं, लेकित वह युग 
अव चला जया है। वे अपने ही लिए स्वतस्त्र रूप से काम करने में एक 
तरह की सुरक्षा महसूस करते हैं, परन्तु वह सुरक्षा श्रब श्रतीत की वस्तु 
। यह कैसा परागलपत है ! 
अठारहवीं शताब्दी के कारीगर भौर शिल्पी को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा 
से, लाइलाज समभी जाने वाली वीमारियों से और शत्याचारी शासन से 
कौन-सी सुरक्षा प्राप्त थी? श्राज कौन-सा ऐसा आदमी है जो फिर से 
१२ धंटे देनिक काम और वाल-श्रम के युग में लोट जाना चाहता 
हो ? आज चालीस घंटे काम का सप्ताह (शीक्र ही वह तीस घंटे का 
रह जाएगा) सामाजिक सुरक्षा के लाभ, बेरोजगारी भत्ता, आधुनिक 
चिकित्सा और उच्च एवं सा्वजनीन शिक्षा--इन सबसे मिल कर 
आधुनिक अमेरिकन श्रमिक के चारों ओर सुरक्षा का एक ऐसा जबर्दस्त 
घेरा बना दिया है कि पचास वर्ष पूर्व कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर 


हम किघर जा रहे हैं ? ३५०५ 


सकता था। और सुरक्षा ही नहीं, और भी झनेक लाभ आज के नागरिक 
को प्राप्त हैं । 

कुछ लोगों में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे पुराने जमाने के 
गाँवों या नगरों के समाज की खूब प्रशंसा करते हैं ओर कहते हैं कि उस 
समाज में सब लोग मिल कर सहयोग से काम करते थे । यह प्रशंसा वे 
इस प्रकार करते हैं, मानो उस समाज में कुछ सहज आन्तरिक विशेषता 
थी । किन्तु आज जो स्वेच्छिक संगठन बनाएं जाते हैं, वे श्राज की पहले 
से कहीं अधिक जटिल समाज-रचना का परिणाम हैं । इस स्वैच्छिक 
संगठन की प्रक्रिया से हमें ऐसे विचारों को आजमाने का अवसर मिलता 
है जो बाद में सरकार का प्रश्नय भी पा सकते हैं। इस श्राजमाइश का 
परिणाम यह होता है कि यदि उनमें कोई गलती होती है तो वह बड़ी 
नहीं होने पाती । 

जैसे-जैसे विभिन्‍न हित संघ का रूप घारण करते हैं, एक-दूसरे को 
प्रतिसन्तुलित करते हैं और फिर परस्पर समन्वय भी स्थापित करते हैं 
चैसे-वैसे इस प्रक्रिया के फलस्व्प एकीकरण और सम्मिलित अधिका- 
धिक बढ़ता जाता है, भले ही हमें वीच-बीच में मतभेद और अनेक्य की 
श्रावाजें भी सुनाई देती रहें । सौहार्दपूर्ण विविधता ही श्रमेरिकन जीवन 
का चिह्न है--याती परस्पर मतभेद और श्रन॑क्‍य के द्वारा संघनित होने 
वाला सौहाद और प्रतिसन्तुलन॒कारी शक्तियों के द्वारा परस्पर एकत्व 
में वाँधी गई अनेकता । 

जो लोग यह समभते हैं कि समाज एक अ्रपरिवत्तंतीय श्रौर चारों 
ओर से वन्द संस्थान है, यह विद्वास भी नहीं कर सकते कि अमेरिकन 
समाज, जो तरह-तरह के समूहों, वर्गों और हितों से भरा हुग्ना है, 
किसी तरह चल रहा होगा । श्रमेरिका में बाहर से जो ऊपरी साम्य 
नजर आता है, वह इसलिए नहीं है कि सब लोग एक जैसे और एक 
वरात्र हैं, वल्कि वह परस्पर-विरोधी हितों के एकीकरण के अनवरत 
अयत्नों का, मतभेद के बजाय मततैक्य पर अधिक बल देने का और 


३५६ श्रमेरिका की संस्कृति 


भावनात्मक एवं विध्यात्मक तत्त्वों को प्रवल बनाने की चेष्ठाओ्रों का 
परिणाम है। हमने फूट में से एकता, मतभेदों में से मतेक्य का निर्माण ' 
किया है। इसमें सन्देह नहीं कि हमने देश में जो साम्य शौर सादृह्य - 
पैदा कर लिया है, उसे हम बहुत महत्त्व देते हैं । बाहरी प्रेक्षकों को ऐसा 
लगता है, जैसे हम यह जानते ही नहीं कि एक-दूसरे से भिन्‍न होना 
क्या चीज है। हमने बड़े प्रयत्त और संयम से अपने मतभेदों और भिन्न: 
ताश्रों को दूर किया है, ताकि हम शान्ति से रह सकें । यदि हमारे 
एकता के प्रतीक लोगों को बहुत अस्पष्ट नजर आते हैं तो हम इतना 
ही कह सकते हैं कि वह श्रस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि हम सब को उस 
में समाविष्ट करने के लिए उनका अस्पष्ट होना स्वाभाविक ही था। 
आज जिन चीजों में हम में समानता है,-- उदाहरण के लिए हमारे तौर- 
तरीकों की समानता श्रौर अपनी झाथिक प्रणाली के साथ हमारे सम्बन्ध 
“--वे हमारी कठिनाई श्रौर परिश्रम से प्राप्त एकता की प्रतीक हैं। 

हमारे सिक्कों पर जो 'ए प्लुरिबस ऊनम' लिखा रहता है, वह केवल 
एक वाक्य ही नहीं है। कारण, हमारे यहाँ सचमुच अनेकता में एकत्ता 
है, हमारी संस्कृति में घामिक और राजनीतिक विचार साथ-साथ चलते 
हैं, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह की चीजों में एकीभाव है, 
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हित भ्रविच्छेद्य हैं, जॉन ड्यूई के हाथों राज- 
नीतिक सिद्धान्त ने एक अनूठे शिक्षा-दर्शन का रूप घारण कर लिया 
है और श्रादर्शवादी यह अनुभव करने लगे हैं कि प्राचुयं और समानता 
की उनकी दुनिया में उसके ध्येय यथार्थवादियों के ध्येयों के साथ मिल 
कर एकाकार हो गये हैं । 

समानता अपने आपमें एक संयोजक तत्त्व बच जाती है, वह आदक्े 
भी है श्र तथ्य भी, एक वैतिक आवश्यकता भी है और सामाजिक यथार्थता 
भी । जैसा कि डेनियल वूरस्टिन ने अपनी “दि जीनियस ऑफ अमेरिकन 
पौलिटिक्स” चामक पुस्तक में कहा है, समानता शरीर क्रिया विज्ञान से 


हम किघर जा रहे हैं ? ३४७ 


घमंशास्त्र तक एक घंयोजक और एकीकरण करने वाली सतत 
प्रक्रिया है । 

जँसे-जसे विभिन्‍न तत्त्वों का पारस्परिक सहयोग होता जा रहा है, 
वंसे-वेसे एक नया संश्लेषण एक नया समन्वय बनता जा रहा है । 
कारण जैसे-जैसे लोगों के हितों का एकीकरण होता जाएगा वैसे-वेसे उन 
के प्रयोजन और उद्देश्य भी एक होते जाएंगे । 

जॉन ड्यूई ने यह श्राशा इन शब्दों में व्यक्त की है : “जब दर्शन- 
आस्त्र घटनाक्रम के साथ सहयोग कर के चलेगा, श्ौर दंनिक जीवन 
की विस्तृत बारीकियों के अर्थ को स्पष्ट झौर परस्पर संगत रूप में पेश 
करेगा, तब विज्ञान और भावना एक-दूसरे से श्रलग नहीं रहेंगे, और 
क्रियात्मक अमल और कल्पना भी एक-दूसरे में गुथ जाएंगे। कविता 
झ्ौर घारमिक भावनाएं तब बिना किसी दबाव के प्रस्फुटित होने वाले 
जीवन के फूल होंगी । वत्तमान घटताक्रम के श्र्थ को अ्भिष्यक्त और 
स्पष्ट करना संक्रमण काल में दशनशास्त्र का ही काम है।* 

गतिशील समाज वह है जिसमें मूलतः सब व्यक्ति समान हों; 
जिसमें परस्पर सहयोग से काम करने के लिए स्वेच्छिक संगठन बनाने 
की प्रवृत्ति हो, जो राष्ट्रीय स्तर पर संघ-निर्माण के द्वारा और सबल 
हो जाए और जो सामाजिक सन्तुलब और विकास में पासंग का कास 
कर सके; जिसमें हितों, पैमानों और लोगों की अ्रभिवृत्तियों में परस्पर 
क्रिया-अनुक्तरिया और अन्योत्य-निर्भरता हो; और जिसके सामने 
एक ऐसा सुदूर लक्ष्य भी हो जो समानान्तर रेखाग्नों के आपस में 
मिलन की तरह असाध्य हो । गतिशील समाज का यह चित्र हमारे 
भविष्य के लिए श्रौर शायद अन्य राष्ट्रों के भविष्य के लिए भी, एक 
घोजना है, जिसके आधार पर वे आगे वढ़ सकते हैं। कारण, यह उन 
लोगों की दुविधा और संशयों का भी समाधान कर देता है, जो 
समाजवाद के सामाजिक न्याय के ध्येय की लोकतन्त्री पुजीवाद के 


+“रिकन्स्ट्रवशन इन फिलोंसफी?, पृष्ठ २१२। 


३५८ श्रमेरिका की संस्कृति 


व्यक्तिगत प्रोत्साहन के आदर्श के साथ संगति बैठाना चाहते हैं। हम 
अ्रमेरिकन लोग तो इन दोनों मार्गों से बनी पटरी पर रेल में बैठकर 
तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस रेलगाड़ी के शक्तिशाली मोटर उसे श्रागरे 
बढ़ा रहे हैं श्रौर उसकी प्रतिसन्तुलनकारी ताकतें उसे संभाले हुए हैं । 
केवल प्रतिक्रियावादी ही यह समझते हैं कि यदि इस रेल मार्ग की एक 
पटरी निकाल दी जाए तो यात्रा अधिक सरल हो जाएगी । 
साँस्कृतिक विरासत 

यह अमेरिकन सभ्यता एक लम्बी विरासत का परिणाम है, क्योंकि 
यह सम्भव है कि सभ्यताएं लड़खड़ा जाएं या कहीं रुक जाएं, परन्तु 
जीवन अपनी धारा में बहता रहता है। अमेरिका को भी ग्रीक लोकतसत्र 
उसी तरह विरासत में मिला है, जैसे यूरोप को । इसी तरह ग्रीक लोगों 
के ताकिकवाद, सीन्‍्दय-प्रेम और शरीर-साधना में भी अमेरिका यूरोप 
के समान ही साभी है। अमेरिका में लैंगिक सम्बन्धों के बारे में जो 
अगोपनीयता है, धार्मिक आवेश हैं या मद्यपान की विलास वृत्ति है, उन 
सब की जड़ भी प्राचीन काल में निहित है। नेतिक नियमों का हमारा 
आग्रह, ब्रह्माण्ड को ईश्वर द्वारा नियन्ब्रित और व्यवस्थित मानमे 
का हमारा विश्वास और अपने आपको ईइवर द्वारा एक विशिष्ट 
ध्येय. के लिए चुना गया राष्ट्र मान कर गये करने की भावना हमें 
यहूदियों से विरासत में मिली है। प्रेम, पड़ोसी की सहायता और जरूरत- 
मनन्‍्दों के साथ बाँठ कर उपभोग करने के नियम और हर व्यक्ति को 
ईइवर की प्रतिमृत्ति मानना हमारी ईसाई धर्म की बहुमूल्य विरासत है, 
जिसे हम अपने इतिहास की मुख्य प्रेरक शवित और अपने अ्रस्तित्व का 
मूल कारण मानते हैं । 

रोमन लोगों से हमें कानून और व्यवस्था के प्रति आ्रास्था मिली 
है, भारत से अतीन्द्रियज्ञानवादियों की मार्फत समस्त प्रकृति की रहस्य- 
पर्ण एकता का विचार मिला है, श्रफ़ीका से संगीत और लय प्राप्त हुई 
है और संसार के विभिन्‍न भागों से, जहां लोग न्याय के भूखे और अपनी 


हम फिधर जा रहे हैं ? ३५६ 


प्रसुप्त शवितियों के उपयोग के लिए अवसर पाने के इच्छुक थे, आये 
श्राप्रवासियों से दृढ़ता और उद्यमी वृत्ति मिली है--और इन सब गुणों 
को नई दूनिया द्वारा पैदा की गईं आशाओ्ं और ऊर्जा के खमीर ने खूब 
उद्वुद्ध कर निखार दिया है । 

जिन लोगों ने प्रटलांटिक के तट पर सब से पहले श्राकर बरितियाँ 
बंसाई थीं, वे नली-भांति जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। उनका' 
परीक्षण और प्रयोग एक सजग और चेतन परीक्षण था, क्योंकि विलियम 
ब्रैडफोर्ड के शब्दों में, “जैसे एक छोटी मोमबत्ती एक हजार आादमियों 
को रास्ता दिखा सकती है, वेसे ही यहाँ जलाई गई रोशनी ने बहुतों को 
रास्ता दिखाया है श्रौर एक तरह से तो सारे राष्ट्र को ही कुछ न कुछ 
आलोक दिया है। अमेरिकन लोग अब भी अपने राष्ट्र को एक 
परीक्षण समझते हैं । लिकन ने तो अपने गटिसवर्ग के सुप्रसिद्ध भाषण 
में अमेरिकन गृह-युद्ध को भी यह देखने के लिए एक कसौटी बताया था 
कि दया जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन स्थायी हो सकता 


हु। 

उद्योगवाद ने इन्सान को जमीन से श्रलग कर दिया है, एक स्थायी 
घर-द्वार से विस्थापित किया है और एक ऐसे धन्घे श्रौर रोजगार से 
भी विच्छित्न कर दिया है जिसमें मनुष्य जो कुछ बनाता था उसकी 
पृर्णता का सन्‍्तोपष और सुख अनुभव करता था, परन्तु इससे भी बढ़कर 
उसने उन बन्धनों को काटकर फेंक दिया है जो इन्सान को जीवन के 
लंगर के साथ वाघे रखते थे। घर, प्रकृति, मौसम श्रौर उपजाऊ घरती 
माता श्रादि जिन प्रतीकों के रूप में हम भव तक जीवन के श्रर्थ को 
समभते रहे हैं, उनको उसने बहुत कुछ निरर्थक कर दिया है । 

लेकिन हाल के वर्षो में हम उस निरथ्थकता को दूर कर इन प्रतीकों 
को फिर से अर्थपूर्ण बनाने लग गये हैं। सामाजिक विज्ञानों के बिकास, 
जाँन डयूई के दर्शन, उद्योगपतियों में बढ़ती हुई सामाजिक चेतना, 
नये ढंग के आवास की परियोजनाओं में सामुदायिक ग्रावश्यकताश्रों की 


३६० पमेरिका क्षी संस्कृति 


अनुभूति, स्कूलों की पथ-प्रदर्शन सेवा और इसी प्रकार के सैकड़ों अन्य 
तरीक हमारी संस्क्ृति मानवीय गतिविधि के श्र्थ को खोजती और 
शुरू के दिनों की सहयोग की भावना का विकास करती रही है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकन लोग मिलकर संयुक्त रूप से 
काम करने की भावता और प्रवृत्ति को हमेशा पसन्द करते रहे हैं । 
' सिलकर एक टीम की तरह काम करने की वृत्ति का मूल ज्ोत 
परिवार है और अपनी टीमों में, क्लवों में, संगठनों में, राज- 
नीतिक दलों में और एक जीवच्त समाज की शेप सभी सामूहिक 
कारंवाइयों में हम इस पारिवारिक भावना का प्रसार करते हैं। हर 
समाज एक भावनात्मक संस्कृति पर श्राधृत होता है और चू कि हमारी 
भावनाएं हमारे बचपन के सम्बन्धों और सम्प्कों में बनती हैं, इसलिए 
पमाज को अपनी संस्कृति का मूल श्राधार पारिवारिक सम्बन्धों को 
बचाता चाहिए | एक ग्राम, नगर या समुदाय एक सामाजिक इकाई है 
जिसमें हम अपनी पारिवारिक संस्कृति का विस्तार करते हैं । यही कारण 
है कि हम अपने कालेज को विद्या का मातृमन्दिर कहते हैं, गिरजाघर 
को माँ कहकर पुकारते हैं। राष्ट्र को मातृभूमि या पितृदेश कहते हैं 
श्र श्रपने संगठनों को विरादरी कहते हैं। पारिवारिक भावसा और 
पारिवारिक प्रतीकों का समाज, राष्ट्र और विश्व में विस्तार करना, 
लोकतल्त्र का तकंसंगत स्वाभाविक परिणाम है। कारण, लोकतन्त्र अपने 
नागरिकों से यह श्राशा करता है कि वे सामाजिक प्रक्रिया में सक्तिय रूप 
से रत होंगे । लोकतन्त्र, जैसा कि हमने पहले कहा है, केवल एक शासन 
प्रणाली ही नहीं है, वह एक जीवच-पद्धति है। 
स्कॉट फिट्ज़जिरालड ने कहा था, “अमेरिका हृदय की एक 
आवेगमय उत्कण्ठा है।” यदि यह वाल भावुकतापूर्ण लगती है तो हमें 
यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्रमेरिका भावुक भी है । 





श्रध्याय : पनद्रह 


विश्व की एकता ओर संयुक्त राज्य 


अमेरिकन लोग अनेक वर्ष तक अत्याचार के विरुद्ध क्रान्ति, समस्त 
देशों के ग्रात्म-निर्णय के श्रधिकार, व्यक्षित के हितों, शासन की लोक- 
तन्‍्त्री प्रणाणी और सब के लिए न्याय और समानता के समर्थक रहे 
हैं । हम लोग ही विश्व का अन्तःकरण रहे हैं, हमने आक्रमण की निन्‍्दा 
की है, सभी जगह स्वतन्त्रता के संघर्ष को प्रेरणा शौर स्फूरत्ति प्रदान 
की है, इस संघर्ष के कारण अपने देश से निर्वासित और भांगकर आने 
याले देशभवतों को आश्रय दिया है और अमेरिकन डालरों से स्वतन्त्रता 
के आनन्‍्दोलनों को सहायता दी है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने अपने 
आपको संसार के झंगड़ों से अलग रखने का प्रयत्न किया है शौर हमारी 
इस पृथकृता का आधार जार्ज वाशिगटन की सलाह और मनरो सिद्धान्त 
रहे हैं । 

यद्य पि हम स्पेन के विरुद्ध श्रविवेकपूर्ण लड़ाई में कूदे और हमने 
अपने आपको एकाएक प्रशान्त महासागर के उस पार फिलिपाइन्स तक 
फैले हुए देखा, तो भी हमने अपने इन साम्राज्यवादी कार्यों के लिए 
गहरी लज्जा अनुभव की । हमने श्रपने श्रधिक्ृत प्रदेशों को उपनिवेश 
नहीं कहा और जल्दी ही फिलिपाइन्स को स्वतन्त्रता के लिए तैयार करने 
की बातचीत प्रारम्भ कर दी | जब हम चीन के बॉक्सर विद्रोह में 
यूरोपीय ग के साम्राज्यवादी झगड़े में उलके तव भी हमने उस झगड़े 
के फलस्वरूप प्राप्त हरजाने का अपना हिस्सा संयुवत राज्य में चीनी 
छात्रों की शिक्षा के खच॑ के लिए लौटा दिया। 

ग्रमेरिकन महाद्वीपों के श्रन्य देशों के साथ अच्छा पड़ोसीचारा 
बनाये रखने की हमारी नीति के परिणामस्वरूप इन देशों के साथ हमारी 


३६२ प्रमेरिका की संस्कृति 


कितनी ही सच्वियाँ और समझौते हुए। हमने फिलिपाइन्स को स्वतम्त्रता 
देने की अपनी योजना क्रियान्वित की । हम स्वयं किसी समय ओऔपनि- 
वेशिक दासता के वन्धन में रह चुके थे, इसलिए उपनिवेशों की जनता 
के साथ हमारी सदा सहानुभूति रही । अपने शान्ति के इरादे का प्रमाण 
देने के लिए १९४२० और १६२१ में हमने एक तरह से अपनी नौसेना को 
बिल्कुल ही खत्म कर दिया। सन्‌ १६३३ के मौंटेवीडियो सम्मेलन और 
१६३६ के व्यूनोस एयसे सम्मेलन में हमने अपने निज के हितों की रक्षा 
के लिए भी शक्ति के प्रयोग का परित्याग करने की घोषणा की । 
सन्‌ १९२२ श्रौर १६३० में हमने ऋमशः गुआम और फिलिपाइस्स में 
किलेवन्दी न करता स्वीकार किया। ये और इसी प्रकार के हमारे 
अन्य कार्य यह जाहिर करते थे कि शान्ति और छोटे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता 
के लिए हमारी भआारकाँक्षा कितनी प्रवल है भौर किस तरह हम इन 
उद्देशयों की खातिर अपनी निज की शबित और सुरक्षा को भी खतरे में 
डाल सकते हैं । 

सन्‌ १६३० के दशक में हमने पारस्परिक व्यापार सन्बियों से एक 
स्वस्थ विद्वव अर्थ-व्यवस्था के निर्माण का भी उद्योग किया। सन्‌ १६३६ 
में कॉडल हल ने यह रिपोर्ट दो कि संसार के १६ देशों से, जो संसार 
के ६० प्रतिशत व्यापार का प्रतिनिधित्तत करते हैं, हमारे साथ समभौते 
कर लिए हैं। यद्यपि इन समझौतों से व्यापार के सांग में वाधा डालने 
वाली तटकर की दीवारों को गिराने में सफलता नहीं मिली, तो भी 
उन्होंने इन दोवारों को और ऊँचा उठाने से रोक अवश्य दिया । 

इस बीच हम शान्ति की गारण्टी करने वाली अनेक योजनाओं में 
शामिल हो चुके थे । यह सम्भव है कि आज हमारे ये काम कितने ही 
व्यर्थ और गलत प्रतीत हों, परन्तु वे इस बात के प्रमाण अवइय थे कि 
अमेरिकन लोग अपने अन्तरतम से ही युद्ध को एक ग्रम्भीर अपराध 
समभते थे और यह महसूस करते थे कि अपनी बुनियादी स्वतन्त्रता 
और अ्रपनी लोकतन्त्री प्रणाली के सिवाय और किसी भी कीमत पर 


विश्व की एकता श्रौर संयुक्त : एज्प्र ३६३ 


उससे बचना चाहिए । अमेरिकन लोगों में यह उक्ति प्रसिद्ध थी कि संसार 
में भ्रच्छी लड़ाई या बुरी शान्ति जैसी कोई चीज नहों है । 
सन्‌ १६२६ में हमने केलोग-ब्रायण्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए । 
अमेरिकन शान्ति आन्दोलन के फलस्वरूप हुए इस समभौते में संयुक्त 
राज्य और ५६ ब्रन्य राष्ट्रों ने युद्ध को हमेशा के लिए गैर-कानूची ठह- 
राने और उसका परित्याग करने की शपथ ली । यद्यपि आक्रमण कारी 
देश फिर से शस्त्र-सज्जा करने लग गये थे, तो भी हमने अपने शस्त्रास्त्र 
निर्माताओ्रों को ही प्रथम विश्वयुद्ध के लिए दोषी ठहराया और अपनी 
गतिविधियों को तटस्थता कानून की मर्यादाश्रों के भीतर रखा । इससे 
हिटलर और जापान दोनों को ही प्रोत्साहन मिला, क्योंकि उन्होंने यह 
अनुभव किया कि हम तटस्थता की नीति पर चलने के कारण उनके 
आक्रमण का शिकार होने वाले देशों को कोई दस्त्र-सहायता नहीं देंगे । 
मंचूरिया पर जापान के अधिकार से लेकर पोलेंड पर हिटलर के झाक्र- 
मण तक संयुक्त राज्य युद्ध से अलग रहने की भ्रपनी नीति पर अ्रठल 
रहा, जिसमे श्राक्रमणकारियों का हौसला बढ़ा श्रौर उसका परिणाम 
विश्वयुद्ध के रूप में सामने आया । 
दोनों विश्वयुद्धों के मध्यवर्त्ती काल में हमने विश्व शक्षित की 
वास्तविकताशञ्नों के वजाय नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण श्रपनाने का 
प्रयत्त किया । हमने यह स्वीकार करने से इन्कार किया कि आर्थिक 
तत्त्व भी विश्व में महत्त्वपूर्ण भाग श्रदा करते हैं । इसी लिए हमने भ्पने 
तटकर बढ़ा दिए और परिणाम यह हुआ कि जो राष्ट्र पहले हमारे 
साथी रहे थे, उन्हें हमने अपना ऋण चुकाने का मौका नहीं दिया । 
हमने जापान के लोगों को आ्राप्रवासी के रूप में अ्रमेरिका में आ्राने से 
रोका और उसका सामान खरीदने से इन्कार किया, जिसका परिणाम 
यह हुझ्ा कि उसने अपने तैयार माल की बिक्री के लिए वाजारों और 


कच्चे माल की खरीद के लिए स्रोतों की तलाश दूसरी जगह प्रारम्भ 
कर दी । 


३६४ न्‍ रा श्रमेरिका की संस्कृति 


अपनी शवित से दुविधा में पड़कर हमने अपनी अस्तर्राष्ट्रीय जिम्मे- 
दारियों को टाला । हमने मदिरा पीकर मतवाले होने की प्रवृत्ति को 
रोकने के लिए मद्य-पान पर प्रतिवन्‍्ध लगाया और युद्धों का अन्त करने 
के लिए शस्त्रास्त्रों पर पाबन्दी लगाई । हमारी ये दोनों प्रवृुत्तियाँ मूलतः 
पाप को नैतिक सिद्धान्त की दुह्मई देकर जीतने की हमारी कैल्विनवादी 
सहजवृत्ति का परिणाम थीं। लेकिन जो लोग हमारी नैतिक दृष्टिकोण 
से देखने की प्रवृत्ति के आलोचक हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि 
आक्रमण के प्रति घृणा के बिता अमेरिका का जनमत झआक्रमणकारी के 
विरुद्ध शक्ति को कभी संगठित न होने देता । 

कूटनीति या राजनय भ्रन्य किसी भी देश की अपेक्षा संयुक्त राज्य 
में जनता के समर्थन पर अधिक निर्भर है। संयुक्त राज्य में ऐसा कोई 
विशिष्ट वर्ग नहीं है जिसका काम ही शासन करना या राजनय को - 
चलाता हो । जनता से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह हमारे 
अत्यधिक व्यापक अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की तमाम बारीकियों और पेची- 
दगियों को समभ लेगी, इसलिए ये मामले उसे अत्यन्त सरल भापा में 
समझाने पड़ते हैं। इसीलिए हमारी वातों में नैतिकता बहुत अधिक 
होती है, जो हमारे विदेशी मित्रों को श्रच्छी नहीं लगती । लेकिन इस 
नेतिकता के कारण हमारी सारी कूटनीति कमजोर के, छोटे राष्ट्र के, 
स्वतन्त्रता, शान्ति एवं ऐसी विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था के इच्छुक देश 
के पक्ष में रहती है जो उन्हें अपने उत्पादन का न्‍्यायपूर्ण हिस्सा दे सके । 
द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद 

यूरोप में पुनः युद्ध छिड़ने और फ्रांस के पतन के बाद हमने अपने 
स्वाभाविक साथी राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिल कर अटलॉटिक घोषणा- 
पत्र तैयार किया जिसमें स्वत्तन्त्रता, आजादी और आधिक एवं सामाजिक 
अधिकारों के उन्हीं सिद्धान्तों की घोषणा की गई, जो हमेशा हमारे 
पथ-पदर्शक रहे हैं, भले ही हम उनकी प्राप्ति में सफलता न पा सके हों । 


विश्व की एकता प्लोर संयुक्त राज्य २६५ 


युद्ध की समाप्ति तक हम अपने हिल + ०524 अलावा 


६० अरव डालर की सहायता उधार पट ' ' दे चुके थे | रूस 
को मित्र बनाने और राष्ट्रों के परिवार में उसका स्वागत करने के लिए 
हमने झ्रठलाँटिक घोषणा-पत्र श्लौर अपने निज के आद्शों तक की अव- 
हेलना कर दी। वाल्टिक राज्यों, पोरलेंड की पूर्वी सीमा और वाल्कन 
राज्यों और मंचूरिया में रूस के प्रभाव आदि के मामलों में हम भुक 
गए । जब हिटलर की सेनाएँ रूस को उसकी अपनी सीमाओं में बहुत 
दूर तक धकेल रही थीं, उस समय हम चाहते तो उसे सहायता देना 
बन्द कर देते और तभी सहायता देते जबकि वह हमारी शर्तें स्वीकार 
कर लेता । किन्तु इसके बजाय हमने अधिक उदार और अधिक सम्मान- 
पूर्ण मार्ग अपनाया । 

युद्ध खत्म होने पर हमने जल्दी ही अपनी सेनाएं विघटित कर दीं, 
नियन्त्रण खत्म कर दिये, अपनी युद्धकालीन संस्थाएं बन्द कर दीं और 
श्राराम शौर चेन के साथ एक ऐसे युग का आरंम्भ किया, जिसे हम शान्ति 
का युग समभते थे और महसूस करते थे, कि हमें अब उसका हक हासिल 
हो गया है। हमने अपने परमार शब्ित के ज्ञान में दूसरों को भी साभे- 
दार बनाने का प्रस्ताव किया और परमाणु युद्ध के उन्मूलन के लिए 
अ्चेसन-लिलियन्थाल प्रस्ताव के द्वारा एक बहुत बड़ी रियायत देने की 
घोषणा की, क्योंकि हमें श्राशा थी कि इससे हम शान्ति की स्थापना कर 
सकंगे । किन्तु रूसी सरकार ने हमारे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर 
दिया और इसके बदले में एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो एक मजाक के 
सिवाय कुछ नहीं था । 

इस बीच रूसियों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना जारी 
रखा। उन्होंने बाल्टिक राज्यों को हड़प लिया, पूर्वी जमंनी का 
सोवियतीकरण कर दिया और पोरलैंड, चैकोसलोवा किया, हंगरी, बलगे रिया, 
रूमानिया और अलबेनिया को श्रपने नियन्च्रण में ले लिया और इस 
प्रकार ३,६२,००० वर्गगमील के इलाके को अपने श्रधिकारक्षेत्र में और 


३६६ झमेरिका की संस्कृति 


६ करोड़ जनता को अपनी अधीनस्थ झावादी में मिला लिया । दूसरी 
शोर इसी समय संयुक्त राज्य फिलिपाइन्स को आजादी देने की अपनी 
प्रतिज्ञा प्री कर रहा था और ब्रिटेत ने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और 
वर्मा को स्वतन्त्रता देना स्वीकार कर लिया था । इण्डोनेशिया ने नीदर- 
लैंड्स से स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली । इन परिवतेनों ने ५४ करोड़ ५० 
लाख व्यक्तियों और २८५,९४,००० वर्गमील क्षेत्र को मुक्ति प्रदान की । 

संयुक्त राज्य पहले ही ऐसे सम्मेलनों का श्रीगरोश कर चुका था, 
जिनके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। अमेरिकनों 
को झ्राशा थी कि लीग श्रॉफ नेशच्स अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति श्र सुरक्षा की 
स्थापना के जिस काम में असफल रही थी, संयुक्त राष्ट्रसंघध उसे पूरा कर 
सकेगा । किन्तु रूस के अपने पड़ोसी देशों को हड़पने और दूरस्थ देशों 
की सरकारों के विरुद्ध षड़्यन्त्र के संकल्प ने उसे असम्भव बना दिया। 
यह भी स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक क्षेत्र की भाँति आर्थिक क्षेत्र में 
भी (संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्‍न संगठनों के द्वारा) रूस सहयोग करने 
को तैयार नहीं है । 

सन्‌ १६४७ में जब ब्रविठेन ने घोषणा की कि वह टर्की और ग्रीस को 
श्राथिक और सैनिक सहायता देना जारी नहीं रख सकता, तब हमें इस 
तथ्य का सामना करना पड़ा कि हमारी शवित ने झ्राज हम पर एक 
ऐसी जिम्मेदारी डाल दी है, जिसे उठाने से हम इन्कार नहीं कर सकते । 
श्रन्‍्त में ट्र मत सिद्धान्त के द्वारा अमेरिका को परराष्ट्र नीति ने एक बड़ा 
मोड़ लिया । अब हमारे लिए अपने आप को इस स्वप्न से भरमाये 
रखना सम्भव नहीं था कि हम अपनी सीमाओं में ही सिमट 
कर आराम से रह सकते हैं। न हम यही आशा कर सकते थे कि ब्रिटेन 
की नौसेना समुद्र में गएत लगाती रहेगी और झक्ति-सन्तुलन कायम 
रखेगी या संयुकत राष्ट्रसेघ हर संकट काल का मुकाबला कर लेगा । 
जब तक रूस की ताकत साम्राज्यवादी प्रधार और अशान्ति एवं विद्रोह 


विश्व की एकता और संयुक्त राज्य ३६७ 


कराने के लिए कृतसंकल्प थी, तब तक केवल हमारे पास ही ऐसी 
शवित थी, जो उसके इन कार्यो को प्रतिसन्तुलित कर सकती थी । 

ट्र मन सिद्धात्त का सार यह था, “संयुक्त राज्य की नीति ऐसे 
स्वतन्म लोगों के समर्थत की होनी चाहिए जो सशस्त्र अल्पसंख्यकों के 
प्रयत्त या बाहरी दबाव से ग्रुलामी की कोशिशों का प्रतिरोध कर 
रहे हों । 

यूरोप में श्राथिक संकटों का सामना करने के लिए हमने माशंल 
योजना प्रस्तुत की । किसी एक डेश ने अन्य देशों को इससे पूर्व कभी 
भी इतनी घड़ी आर्थिक सहायता का प्रस्ताव नहीं किया था। इसका 
उदहं शय सहायता प्राप्त करने वाले देशों को अपना अ्रहृतानमन्द बनाना 
नहों था, वल्कि उन्हें इस लायक बनाना था कि वे अपने पांवों पर खड़े 
होकर अपना हित-साधन स्वयं कर सके । इसमें हमारा अपना हित भी था, 
क्योंकि श्रव हम यह स्वीकार करने लग गए थे कि सारे संसार में एक 
स्वस्थ श्र्थ-व्यवस्था का होचा हमारी अपनी सुरक्षा के लिए हितावह है। 

. सन्‌ १६४७ में हमने पश्चिमी गोलार्थ के अन्य देशों के साथ भी 

एक रक्षात्मक संगठन का निर्माण किया और प्रतिरक्षा विभाग बना कर 
अपनी निज की सेनाओं को मजबूत वनाया । बाद के वर्षों में हमने यूरोप 
ओर प्रशान्त क्षेत्रों में भी श्रपने रक्षात्मक सेन्य संधि संगठन बनाये । 

सन्‌ १६४८ में चेंकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्टों की ऋन्‍्ति के' बाद, 
जो कि सीमा के निकट अवस्थित शक्तिशाली सोवियत सेना की उपस्थिति 
के कारण सम्भव हुई, हमने अनुभव किया कि अपनी सैनिक शक्ति को 
मजबूत बनाये बिना हमारा काम नहीं चलेगा । रूस के पास आबादी के 
लिहाज से हमसे तीन गुनी अधिक सेना थी । 

इसके बाद कोरिया पर हमला झाया । श्रव यह स्पष्ट हो चुका था 
कि कम्युनिस्ट नेता अपनी प्रभुत्व और नियन्त्रण स्थापित करने की योजना 
के अंग के रूप में संसार के किसी भी भाग में युद्ध का खतरा मोल लेने 
के लिए तैयार थे । अमेरिका के तत्काल कार्रवाई करने और संयुक्त 


शेष८ झमेरिका की संस्कृति 


राष्ट्रसंधघ के अविलम्ब सहायता देने क॑ फलस्वरूप इस खतरे का मुका- 
बला कर लिया गया । 

यद्यपि संयुक्त राज्य का जन्म ही अपनी झीपतिवेशिक स्थिति का अन्त 
करते के लिए एक युद्ध के द्वारा हुआ था झौर बाद में भी उसने दक्षिण 
अमेरिका, फिलिपाइन्स तथा श्रन्‍्य देशों में स्वतन्त्रता चाहने वालों का 
समर्थव किया, तो भी रूस के कम्युनिस्ट शासक स्वयं अपने चारों ओर 
के छोटे-छोटे स्वतन्त्र देशों को हड़पते जाने के वावजूद संयुक्त राज्य के 
बारे में यही प्रचार करते रहे कि वह उपनिवेशवाद का समर्थक है | यह 
सही है कि जहां हम यूरोप में अपने मित्र राष्ट्रों को शवितशाली बनाने 
में व्यस्त थे, वहाँ हमने भश्रल्जी रिया जैसे औपनिवेशिक क्षेत्रों के मामले 
में जहाँ भ्ल्जी रिया में उत्पन्न यूरोपीयों का भी ख्याल रखना जरूरी 
था, फूंक-फूंक कर कदस रखा । फिर भी गत दस वर्षों की किसी भी 
निष्पक्ष समीक्षा से यह जाहिर हो जाएगा कि जहाँ परिचमी राष्ट्र 
अ्रन्य देशों के लोगों की आजादी को समर्थन और सहायता प्रदान करते 
रहे हैं, वहाँ रूस उन्हें गुलाम बनाता रहा है और यदि उन्होंने उसका 
प्रतिरोध किया तो उसने उनका बिल्कुल सफाया ही कर दिया । 

अब आखिरकार ठोकरें खाने के वाद अमेरिका मे यहु सीख लिया 
है कि आक्रमणकारी अपने विरोधियों को शस्त्रहीन देख कर अपनी 
दुरभिसन्धियों से बाज नहीं श्राते, और इसीलिए उससे अन्त सें मजबूर 
होकर अपनी निज की से निक शक्ति का स्तर काफी ऊँचा रखकर आक- 
सण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की नीति अपनाई है । यही कारण है, 
कि वह सोवियत रूस की विद्व-प्रभुत्व की दुरभिसन्धि के विरोधी समस्त 
देशों की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित बनाये रखने के लिए उनको अपनी 
आशिक शक्ति में भी हिस्सेदार बनाता है। किन्तु श्रमेरिकनों को यह 
देख कर आाश्चय हुआ कि जैसे ही उन्होंने यहु कठिन और मंहगा निश्चय 
किया, बहुत से लोगों ने उसके अ्रभिष्राय को सन्देह की नजर से देखा 
श्र उसकी नीयत पर अविश्वास किया । अमेरिका पर यह श्रारोप 


विश्व की एकता शोर संयुक्त राज्य ३६६ 


लगाया जात्ता रहा है कि उसने दोनों विश्व युद्धों से पूर्व अपने श्रापको 
शक्तिशाली नहीं बनाया था इसीलिए वह युद्ध को रोक नहीं सका, 
किन्तु अब यह सवकलेकर जब उसने अपने आपको शक्तिशाली बनाने 
का निश्चय किया तो लोगों ने उसे युद्धलिप्सु कहता शुरू कर दिया । 

लेकिन फिर भी अमेरिकन लोग अपने इस पुराने स्वप्न से अभी 
तक चिपटे हुए हैं, कि संसार में युद्धों का हमेशा के लिए अन्त कर दिया 
जाना चाहिए । इसी लिए उन्होंने निःशस्त्रीकरण करने, परमारा युद्ध को 
हमेशा के लिए गैर-कानूनी ठहराने श्रोर निःशस्त्रीकरण को सफल बनाने 
के उद्देश्य से सेनिक संस्थानों का अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण करने के लिए 
समभोते के प्रस्ताव वार-बार रखे । लेकिन वर्षों तक घर्य से प्रयत्न 
करने का परिणाम सिर्फ एक ही हुमा ओर वह यह कि रूस किसी भी 
तरह के निरीक्षण कार्यक्रम को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं 
हुश्ना । 

संयुक्त राज्य अपने श्रव॒ तक के इतिहास पर गवे कर सकता है, 
क्योंकि उसने फिनलैण्ड और पोलेण्ड पर किये गए सोवियत आराक्रमणों की 
भांति कभी किसी देश पर श्राक्रमण का पड्यन्त्र नहीं रचा । यही नहीं, 
उसने पुराने जमाने के राजनय के समान ऐसा कोई समझौता नहीं किया 
जिसमें किसी अन्य तीसरे पक्ष को नुक्सान पहुँचा कर अपना हित साधा 
गया हो । (यहाँ तक कि मंचूरिया को सोवियत रूस के प्रभाव-क्षेत्र में 
लाने के वारे में याल्टा में जो सममोता हुआ और जिस पर बहुत से 
अमेरिकन शमिन्दगी भी महसूस करते हैं, वास्तव में अमेरिका ने रूस 
“को उतना देने की सिफारिश नहीं की थी, जितना कि चीन ने श्रन्ततः 
स्वयं दे दिया) । 

युद्ध का परिणाम कठोर नियन्त्रण, ऋण, भारी टैक्स श्र भौतिक 
सम्पत्ति के ऐसे विनाश के रूप में होता है, जिसे उत्पादकता को अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण मानने वाली कोई भी संस्कृति एक बड़ा अपराध समकेगी। 

यह तथ्य भी सारहीन है कि उद्योगपति स्वभावत: युद्ध को पसन्द करते 


३७७० प्रमेरिका की संस्कृति 


हैं, क्योंकि उससे उन्हें बहुत भारी मुनाफा होता है । कारण अमेरिका में 
युद्ध-कालीन ठेकों के अ्नुप्तार कमाये गये मुनाफे सरकार को वापस 
करने की व्यवस्था है । इस व्यवस्था के अनुसार दूसरे विश्व युद्ध के 
दौरान में और उसके बाद उद्योगपतियों ने १०,४३,१६,३७,००० डालर 
सरकार को लौटाये । शेप मुनाफों पर भी भारी टंक्स लगाये गग्रे । ये 
टैक्स लगने से सामान्य युद्ध कालीन मुनाफे से ऊपर की मुनाफे की 
सारी रकम का ६४५ प्रतिशत भाग सरकार के हाथ में चला गया । इसके 
अलावा उद्योगों से प्राप्त मुनाफा व्यक्तियों को डिविडेंड के रूप में बांटने 
पर उस पर फिर बहुत भारी आयकर लगाया गया, जिसकी दर उच्च 
व्यक्तिगत आय वाले वर्ग पर बहुत ऊँची पड़ती है । । 
अमेरिकनों का मुकाबला एक ऐसे प्रतिह्वन्द्दी से पड़ा है जो सशस्त्र 
प्राक्रमण को राजनीतिक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करता है । इसलिए 
श्रमेरिका ऐसे प्रतिद्वन्ददी से श्रवश्य ही घाटे में रहेगा, क्योंकि वह इस ढंग 
से सोच ही नहीं सकता । श्रमेरिकन लोग हमेशा यह प्रतीक्षा करेंगे कि 
दूसरा पक्ष ही पहल करे, क्‍योंकि वे युद्ध को राजनीति का साधन नहीं 
मानते और अमेरिका की कोई भी सरकार यदि इस नीति पर चलने 
लगेगी तो उसे जनता का समर्थन नही मिलेगा। 
जैसा कि हमने पहले बताया है, कुछ कारणों से संसार में हमारी 
स्थिति एक नैतिक शवित के रूप में है, इसलिए हम ऐसे किसी भी देश 
को सहज में अपना मित्र स्वीकार नहीं कर सकते, जिसकी आन्‍्तरिक 
नीतियां स्वतन्तता के विरुद्ध हों । किन्तु जिस तरह युद्ध में हिदलर और 
' मुसोलिनी की एक के बाद एक विजय को देखते हुए हमें रूस को अपना 
मित्र स्वीकार करना पड़ा, उसी तरह यदि आज भी रूस की शक्ति का 
मुकाबला करना हो तो इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है । 
ु इसके साथ ही हमें एक ऐसी परराष्ट्र नीति का अवलम्बन करना 
पड़ता है, जिसे हमारे देश में सब लोग, जो नाना देशों से आकर यहां 
बसे हैं, स्वीकार करें । विदेशी भाषाएं बोलने वाले अमेरिकन लोग 


विश्व की एकता श्लौर संयुक्त राज्य ३७१ 


हमारी सरकार से अनेक तरह को मांगें कर सकते हैं, ज॑से कि अ्रमेरिकन 
पोलिश एसोसियेशनों की समन्वय समिति ने यह माँग की थी कि 
प्रमेरिका पूर्वी यूरोप की उन सब सरकारों को मान्यता देता बन्द कर 
दे जो सोवियत रूस की कठपुतली हैं श्लौर उनके स्थात पर इन देशों 
की विदेशों में स्थापित निर्वासित सरकारों को मान्यता प्रदान करे । 
प्रमेरिका में श्रमिक, व्यवसायी, कृषक, भूतपूर्व सेनिक, स्त्रियां और 
विभिन्‍न धामिक वर्ग--सभी परराष्ट्र नीति में दिलचस्पी लेते हैं और 
हमेशा वाशिंगटन में सरकार के सामने अपने विचार रखते रहते 
हैं। 

हमारी आप्रवास नीति के विपक्ष में भी विरोधी ताकतें सक्रिय 
रहती हैं। इस शताब्दी के पहले दो दशकों में अमेरिका में आप्रवासीः 
लोग इतनी जबदंस्त बाढ़ के रूप में आये कि वह उन सब को आसानी: 
से खपा नहीं सकता था। इससे घबराकर काँग्रेस ने इस बाड़ को रोकने: 
के लिए कई प्रतिवन्धक कानून पास किये । इनमें से, सब से बाद का कानूनः 
मेकर्क रनवाल्टर कानून है जो १६५२ में पास किया गया । इस कानून 
ने उन अ्रभागे किन्तु वस्तुतः योग्य व्यक्तियों के लिए, जो शअ्तीत में 
भ्रत्याचार और गरीबी से पनाह पाने के लिए संयुक्त राज्य को ही अपना 
एकमात्र ग्राश्यय समभते रहे हैं, अमेरिका के द्वार बन्द कर दिये । इस 
कानून ने लोगों के मन में संयुक्त राज्य की उस छवि को भी धुघला 
कर दिया है, जिसमें उसे श्रत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों का सहारा और 
समुद्धारक अं कित किया जाता था । 

अमेरिकन प्रशासन और विभिन्‍न धामिक, नागरिक, शैक्षणिक और 
श्रमिक वर्गों की सहायता से, जिन्होंने श्राप्रवास नीति को अधिक 
उदार बनाने का समर्थन किया है, मौजूदा कानून को संशोधित करने के 
लिए अनेक विधेयक पेश किये जाते रहे हैं। हंगरी में कम्युनिस्ट अ्रत्या- 
चार से पीड़ित शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति देने के 
लिए विशेष व्यवस्था की गई । किन्तु विश्व की परिस्थितियों के कारण 


३७२ अ्रमेरिका की संस्तिकृ 


आाश्रवास की नीति सम्भवतः अ्रभी अनेक वर्ष तक एक सजीव प्रइन 
अनी रहेगी । 
एक ऐसे राष्ट्र में, जो सो वर्ष से भी अधिक समय तक विना किसी 
परराष्ट्र वीति के रहा और जिसे अव वे सवक रातों-रात सीखने पड़ 
रहे हैं, जिन्हें पुराने देश सादियों से सीखते रहे हैं, ये कठिनाइयाँ पैदा 
होना स्वाभाविक ही है। हमने अपनी परराष्ट्र नीति को दोनों मुख्य 
राजनीतिक दलों की सामान्य नीति बनाने में बहुत हृद तक सफलता 
प्राप्त की है और हमारी जनता ने सारे संसार में लोगों के रहन-सहन 
के स्तर को ऊँचा उठाने शौर उनकी श्राजादी की रक्षा करने के अनवरत 
संघर्ष में अपने नेतिक और भौतिक साधनों का योगदान किया है। 
सन्‌ १९४६ तक हमारी सब से बड़ी त्रुटि थी हमारी तटस्थता की 
नीति । लेकिन अन्त में हम जाग उठे और हमने इस त्रुटि को अनुभव किया 
परन्तु अब भारत जैसे देशों में यही नीति देखकर हमें भारी श्राधात 
लगा है। भारत दर असल आज उसी दौर में से गुजर रहा है जिसमें 
से हम अपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई के दिनों में और उसके बाद गुजर 
रहे थे और, और जिसमें हमें ग्रपनी कठिनाई से अजित स्वतम्त्रता को 
मजबूत बनाने के सिवाय शऔर किसी चीज का खयाल नहीं था। . 
हमने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काफी नुकसान उठाया है और खत्तरे और तनाव 
मोल लिये हैं, इसलिए हम यह मानकर चलते रहे हैं कि इससे हमें कम-से-कम 
लोगों का प्रेम और सम्मान तो मिलेगा ही । यही कारण है कि जब हमारे 
मित्रदेश भी हमारी जीवन-पद्धति की कठोर श्रालोचना करते हैं, हमारी 
क्षमताओं में सन्देह करते हैं भर हमारी शक्तिशालिता देखकर नाराज 
होते हैं तो हमें दुःख होता है । हम देखते हैं कि यूरोप हम से बहुत ऊँचे 
दर्जे के व्यवहार की श्राशा करता है और जब हम दूसरों के कोपभाजन 
बनते हैं तो वह खुश भी होता है जैसा कि पी० जी० वस्टेहोर्न ने लिखा 
है, यूरोप यह आशा करता है कि संयुवत राज्य उसकी ढाल भी बने और 
आत्मा भी, या दोनों में से जो भी उसके लिए लाभकर हो वही वह बने । 


विश्व की एकत्ता श्ौर संयुक्त राज्य ३७३ 


इसी लिए ब्रिटेन चाहता था कि इंडोचीन में हम भ्रपने उपनिवेशवाद- 
विरोधी सिद्धान्तों पर बल दें, किन्तु साथ ही वह यह भी चाहता था कि 
ईरान में हम अपने ब्रादशंवाद को भुलाकर ब्विटिश नीति का समर्थन 
करे । 

अमेरिकन राजनय के सामने एक और कठिनाई भी है शौर वह 
यह कि संयुक्त राज्य दूसरे देशों के साथ सब वार्त्ताएं बिल्कुल खुले मंच 
पर विना कुछ छिपाये करना श्रावश्यक समभतता है। वह श्रखबारों से 
कुछ छिपाता नहीं, और प्रखवार स्वभावत: विवाद और संघर्ष पर अ्रधिक 
जोर देते हैं और हर घटना को संयुक्त राज्य की विजय या पराजय के 
रूप में पेश करते हैं (हमारी सरकार ने भी सिद्धान्ततः यह बात स्वीकार 
की हुई है कि सब वार्ताएँ खुल्लमखुल्ला तौर पर हों ) । फिर भी राजनय 
एक ऐसी चीज है जिसमें समभौते अवश्य करने पड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र 
संघ के सभी संगठनों और संस्थाओं की प्रभावकारी सफलताओं की खबरें 


अ्रधिक पूर्ण रूप में देने से वार्त्ता में लोगों का विश्वास अ्रधिक दृढ़ हो 
सकता है। 


नया साहसपूर्णों कार्यक्रम 

कभी यहाँ और कभी वहाँ आक्रमण की श्राशंकाएं होती रहने से 
संयुवत राज्य आर्थिक सहायता की श्रपेक्षा सनिक गठबन्धनों श्रौर सैनिक 
व्ययों पर श्रधिक बल देने लगा है। लेकिन इतना होने पर भी दूसरे 
विश्व-युद्ध के वाद अरब तक संयुवत राज्य अश्रन्य देशी को ५६ श्ररव डालर 
की आर्थिक सहायता दे चुका है। यह राशि इतनी बड़ी है कि इसका 
अनुमान सहज में नहीं लगाया जा सकता । इसके अलावा श्रमेरिकनों की 
१० अ्रव डालर की प्राइवेट पूजी भी श्रन्य देशों में लगी है। कई बार 
जिन देशों में यह पुजी लगाई उनके मुनाफाखोरों ने उसका एक वड़ा 
हिस्सा स्वयं हड़प लिया। कई वार ऐसा भी हुआ है कि हमने यह सहायता 
उन देशों को दी जिनकी हमारे साथ संधियां हैं और दूसरे अल्प- 
वकसित देशों को, जो उनसे कम जरूरतमन्द नहीं थे, हमने उससे वंचित 


३७४ अ्रमेरिका की संस्कृति 


रखा । फिर भी जितनी बड़ी सहायता हमने दी है उसकी मिसाल दुनिया 
में कहीं भी नहीं मिल सकती । 

यूरोपीय उद्योगों को हमने जो सहायता दी है उससे उनका उत्पादत 
पुद्ध-पूवं के स्तर से ७० प्रतिशत ऊँचा हो गया । अमेरिकन पयंटकों 
प्रौर सैनिकों के जरिये ३९२ अ्रव अमेरिकन डालर और हर वर्प यूरोप 
में पहुँच रहे हैं और उनका असर हर यूरोपीय घर पर स्पष्ट नजर 
प्राता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश श्रर्थशास्त्री वार्वेरा वार्ड का कहता है कि 
प्रमेरिका के सहायता कार्यक्रमों ने निश्चित रूप से उसे संसार का नेता 
टोने का दावेदार बना दिया है “और इन्हीं कार्यक्रमों के कारण श्राज 
सार के सब स्वतन्त्र राष्ट्रों में एकता है ।” 

वेदेशिक कार्य क्रम प्रशासन के भूतपूर्व निदेशक हैरल्ड ई० स्टास्सन 
क्री दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि श्रमेरिका श्रन्य देशों को जो 
! विनकल सहयोग दे रहा है, वह वास्तव में अमेरिका की नये-नये क्षेत्रों 
साहसिक कार्य करने की हमेशा से चली झा रही प्रवृत्ति का ही दूसरा 
ताम है। श्रमेरिकन लोग प्रारम्भ से ही झ्राबाद इलाकों में सीखे गये 
गान को संचित कर पारस्परिक सहयोग के द्वारा नई परिस्थितियों में 
स्तेमाल करने के अभ्यस्त रहे हैं। ये नई परिस्थितियाँ भी कालान्तर 
 आबाद इलाकों में परिणत हो जाती हैं और फिर इनमें संचित ज्ञान 
ग॥रर अनुभव अगले नये इलाकों को दे दिया जाता है। इसी भावना से 
मेरिकन विशेषज्ञ टैक्तिकल सहयोग कार्यक्रम के अस्तर्गंत अन्य देशों 
| जाकर स्वैच्छिक पारस्परिक सहयोग से उनके विशेषज्ञों के साथ 
#म करते हैं । 

इस टंक्निकल सहयोग के परिणाम देखने हों तो जोर्डन के हाशिमी 
"ज्य में देखिए जहाँ ऊसर और सूखे मरुस्थल पर हरे-भरे नखलिस्तान 
हलहा रहे हैं, भारत में देखिये जहां ग्ेह' की फसल में पाँचगुनी वृद्धि 
री गई है, ईरान में देखिये जहाँ किसानों को खेती की नई-नई विधियाँ 
सख।ई जा रही हैं और बोलीविया से लेवनान, पाकिस्तान श्र थाईलैंड 


विश्व की एकता श्रौर संयुफ्त राज्य २७५ 


सक फंली उन ग्राम-सुधार परियोजनाओं में देखिए, जिनमें लोगों को 
सहका रिता के तरीके सिखाये गये हैं, उत्पादन बढ़ाया गया है और गाँवों 
को स्वास्थ्य सेवाएँ और अच्छा पेय पानी उपलब्ध कराया गया है। 

लेबनान में चतुःसूची कार्यक्रम का एक विवरण देते हुए कहा गया 
है कि “चतुःसूची कार्यक्रम एक ऐसा वाहन है जिस पर सवार होकर 
वैज्ञानिक ज्ञान, टैक्निकल आ्राविष्कार और भौतिक प्रगति अमेरिकन 
ग्रादर्शों, अमेरिकन आशाओ्रों और मानव समाज में सच्चा अ्रातृत्व 
स्थापित करने की अमेरिकन आाकाक्षाँत्रों के साथ सहयात्री के रूप में 
श्रन्‍्य देशों में पहुँचते हैं ।” 

चर्चो और 'केयर' एवं वल्डे नेबर्स श्रादि संस्थाओं द्वारा संचालित 
अनेक स्वेच्छिक कार्यक्रम, छोटे होने पर भी काफी प्रभावशाली हैं, 
क्योंकि वे अमेरिकन जनता की अपनी भौतिक सम्पदा और टेक्निकल 
ज्ञान को दूसरों के साथ बाँट कर उपभोग करने की सहज श्राकांक्षा की 
अभिव्यक्ति हैं । 

पॉल रश नामक श्रमेरिकन, जो युद्ध से पहले टोकियो के एक एपि- 
स्कोपल विश्वविद्यालय में अध्यापक था, इसका एक अच्छा उदाहरण है। 
युद्ध के बाद जब वह अमेरिका से जापान लौटा तो वहाँ उसे यह शनु- 
भव हुआ कि जापान की श्राबादी बहुत तेजी से वढ़ रही है और खाने 
को आहार उतना उपलब्ध नहीं है । इससे उसके मन पर इतना जबर्दस्त 
ग्राघात पहुँचा कि उसने स्वयं ही थोड़ा बहुत धन संग्रह किया और 
कियोसातो नामक एक छोटे से पहाड़ी गांव में छोटे पैमाने पर उत्पादन 
का एक प्रयोग आरम्भ किया । वह यह देखना चाहता था कि एक पहाड़ी 
जमीन पर जो अब तक बिल्कुल उपजाऊ नहीं थी क्‍या कुछ किया जा 
सकता है । श्राज कियोसातो शैक्षणिक परीक्षण परियोजना १६ किस्म 
की सब्जियाँ और सात किस्म के अनाज पैदा करती है, हीयरफोर्ड 
और जर्सी नस्ल की पशुशाला, एक आधुनिक ढंग की डेयरी झौर हजारों 
मसुगियों वाली मुर्गोशालाएं चलाती है। यह डेयरी और मुर्गोशालाएँ 


अ्रमेरिका की संस्कृति 


बजाने के लिए प्रारम्भ में कुछ अ्रमेरिकन मित्र ने गौएँ झौर मुगियां 

दी थीं | हर किसान ने, जिसके पास दस मुग्ियाँ थीं, कम-से-कम दस 
भ्रंडों से चूजे पैदा करना स्वीकार किया और यह वचन दिया कि बह 
दस स्वस्थ मुरगियाँ किसी अन्य साथी किसान को देंगा । 

इस गांव के लोगों को जो कुछ वर्ष पूर्व बड़ी कठिनाई से अपना 
निर्वाह कर पाते थे, अाज एक गिरजाघर, एक पुस्तकालय और एक 
प्रच्छा साधन-सम्पन्न श्रस्पताल भी उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी वात यह्‌ 
है कि कियोसातो के लोगों ने पारस्परिक सहायता से अपनी सहायता 
करना सीख लिया है | यहाँ २०० आदमी श्रमदान से सड़कें चना रहे हैं + 
'फोर-एच' कलवें भी चल रहो हैं। जब बूढ़े शौर अपंग लोगों के एक 
आश्रम में भोजन की कमी हो गई तो चार सौ कृषक बच्चों ने एक- 
एक आलू दल कर चार चुशझल आलू ऊभा कर दिए । पाँच वर्षों में इस 
गाँव ने पिछली पाँच शताब्दियों से भी ज्यादा तरवकी कर ली । हजारों 
लोगों ने आकर वहाँ इस कायाकल्प को देखा । अ्रव इस परियोजना 
की भाँति और भी कतनी ही परियोजनाएँ जापान के पहाड़ी इलाकों 
में शुरू हो गई हैं। 

इसी तरह क्लिफोर्ड विलण्टन भी एक कल्पनाशील व्यक्ति था। 
उसका 'मील्स फॉर मिलियन्स' (लाखों के लिये भोजन) श्रान्दोलन बिता 
किसी लाभ के अन्नाभाव से ग्रस्त इलाकों में सस्ता वहू ईश्यक आाहार 
बेचता है । 

संयुवत राज्य के विशाल सूखे इलाके में अवस्थित श्राठ हजार 
श्राबादी के छोटे से शहर फ्लैगस्टाफ (एरिजोना) में एक अखबार यह 
ऐलान करता है कि 'केयर' नामक स्वैच्छिक समाज सेवी संगठव को 
नवम्बर में दिए जाने वाले हर एक डालर में एक स्थानीय नागरिक 
एक और डालर की वृद्धि कर देगा। श्र इन डालरों में से हर एक 
श्रन्य दक्ों में श्रवस्थित १६ संकटप्रस्त क्षेत्रीं में से एक के हर 


विश्व की एकता पौर संयुक्त राज्य २७७ 


शरणार्थी या बेरोजगार परिवार को २२ पौंड अमेरिकन खाद्य-पदार्थ-- 
दुग्ध चूर्ण, पनीर, चावल, सेम, गेहों और मकई का आटा--मुहँया करेगा । 

पत्र का सम्पादक इस ऐलान के साथ टिप्पणी करते हुए कहता 
है कि “इस दान के द्वारा अन्य देशों के भूखे लोगों के पेट भरने श्रौर 
उनके प्रति अपनी मेँत्री का भावना का सबूत देने का उत्तम भ्रवसर 
है ।” पर्लगस्टाफ के निवासी उन लोगों को कभी देख नहीं सकेंगे जिन्हें 
ये पैकेट मिलेंगे । फिर भी उन्हें इस पुण्य कार्य में योग देकर खुशी होती 
है ।” पचास से अ्रधिक श्रन्य संगठन भी ऐसे हैं जो श्रन्य देशों को सहा- 
यता के पैकेट भेजते हैं | इनमें से सबसे बड़े दस संगठनों ने १६५६ के 
पहले छः महीनों में १६ करोड़ २० लाख डालर से अधिक राशि इस 
कार्य पर खर्च की । 

“वल्डे नेवर्स” (विश्व पड़ोसी) नामक संगठन भी एशिया श्रौर 
श्रफ्रीका के देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा श्रौर कृषि के क्षेत्र में प्रायोगिक 
परियोजनाएँ चला रहा है । इस संगठन का जन्म एक दिन एक ईसाई 
पादरी के इस उपदेश से हुत्ना कि व्यक्तिगत स्वैच्छिक दान के श्राधार 
पर ईसाई धर्म के सिद्धान्तों के श्रनुसार जन-सेवा का कार्य करना ही 
कम्युनिज्म को रोक सकता है। यह संगठन वहीं सहायता कार्य करता 
है जहां लोग उसके लिए इच्छा प्रकट करते हैं । यह संगठन ग्रामीणों 
को स्वावलम्बन में सहायता देता है, उन्हें खेती, शिल्प, स्वच्छता और 
शिशु-परिचर्या के वेहतर तरीके सिखाता है । 

वल्ड लिटरेसी, इन्कार्पोरेटेड नामक संगठन प्रौढ़ों को पढ़ना सिखाने 
की डा० फ्रेंक लॉबक की विशिष्ट पद्धति की शि [देता है। इस पद्धति 
से पढ़ना सीखकर गाँव के प्रौढ़ लोग श्रपननी खेती की विधियों और 
स्वास्थ्य रक्षा के तरीकों में सुधार कर सकते हैं । युद्धकालान बच्चों के 
लिए धर्म पिता योजना, स्वतन्त्र यूरोप के लिए राष्ट्रीय समिति, 
स्वत्तन्त्रता के लिए धर्मयुद्ध, अन्तर्राष्ट्रीय उद्धार समिति श्रादि अनेक 


झम्तेरिका फी संस्कृति 


>संगठन विदेशों ७ सहायता व्यय करने के लिए श्रमेरिकनों से भारी 
मात्रा में स्वेच्छिक दान संग्रह करते हैं । 
यदि अमेरिकन मजदूर यूनियनों, विद्वत्संघों और राटरी श्रादि 
क्लबों की भाँति और भी बहुत से स्वे च्छिक सेवा-संगठन श्रन्य देक्षों में 
अपने जैसे संगठनों के साथ मिलकर श्रपने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बना 
लें तो श्रन्य देशों में सहायता का यह कार्य और श्री बड़े पैमाने पर हो 
सकता है। विश्व सौहार्द के लिए जिन घनिष्ठ सम्बन्धों और सम्पर्को 
की आवश्यकता है वे सरकारों के बीच राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना 
से नहीं बन सकते । विश्व में एकता भौर सच्ची मैत्री तब तक स्थापित 
नहीं हो सकती, जब त्तक कि लाखों और करोड़ों व्यवित परस्पर एक- 
दूसरे के सम्पर्क में आकर और विचारों का झ्ादान-प्रदान कर आपस 
में मानवीय और भावनात्मक सम्बन्धों की स्थापना न कर लें । 
कल्पना कीजिये कि विभिन्‍न देशों के बीच इस प्रकार का मिलन 
और आदान-प्रदान बीस, तीस या पचास वर्ष तक चलता रहे । तब 
क्या यह सम्भव नहीं है कि वे विद्वेष और पूव॑ग्रह जो आज लोगों को 
एक-दूसरे से अलग रखे हुए हैं, उसी तरह मिट जाएँ, जिस तरह महासंघ 
निर्माण के समय अमेरिकन लोगों को एक-दूसरे से अलग करने वाले 
'विद्वेष और पूर्व ग्रह नष्ट हो गये थे ? और क्या हम यह कल्पना नहीं 
कर सकते कि लोगों का यह स्वेच्छा से मिल कर काम करना ऐसे 
संगठतों श्रौर सम्वन्धों को जन्म देगा जो संयुक्त राष्ट्रसंघ की उसी तरह 
नियन्त्रित और प्रभावित कर सकेंगे, जिस तरह आज हमारे राष्ट्रीय 
संगठन संयुक्त राज्य की सरकार को नियन्त्रित और प्रभावित करते 
हैं? . 
एक नई विश्व संस्कृति ? 
एक ऐसी दुनिया में, जहाँ हर बकत ही संकट भर भगड़े बने रहते 


हैं, एकत्व की भावना पैदा करने के लिए संयुक्त राज्य क्या कर सकता 
है? 
श्र त 


विश्व की एकता झौर संयुक्त राज्य ३२७६ 


चीन की चित्रलिपि में 'संकट' के लिए जो चित्राक्षर है, वह दो 
भ्रन्य चित्राक्षरों-- खतरा और अवसर--से मिलकर बना है। सचमुच ही 
आज इन दोनों -खतरा और झवसर--का जैसा मिलन हम देख रहे 
हैं, वैसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया । श्राज हमारे हाथ में यशस्विता 
की जो श्राशा और अनुकूलता श्रा गई है, उससे हम यह देख पा रहे 
हैं कि भूख और बीमारी की वाधाएँ आज दुर्लध्य नहीं रहीं, बल्कि 
स्वयं मनुष्य के पैदा किये हुए भगड़ों ने ही प्रगति का रास्ता रोका 
हुआ है । 
जैसा कि चेस्टर बोल्स ने कहा है, “मध्य संसार के लोगों को इतना 
अधिक प्रभावित करने वाले चार क्रांतिकारी सिद्धान्त हैं राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता, मानवीय प्रतिष्ठा, श्राथिक उन्‍त्ति और शान्ति ।” कोई भी 
निष्पक्ष पर्यवेक्षक बिना किसी कठिनाई के यह अनुमान लगा सकता है 
कि कम्युनिस्ट देशों को शेप संसार से अलग करने वाले लोहे के पर्दे 
के किस ओर इन सिद्धान्तों के पनपने और जीवित रहते की अधिक 
गूंजाइश है । 
माक्सवादियों की भांति हमारे पास सामाजिक सुधारों की कोई 
ऐसी पेटेंट दवा नहीं है जो तमाम वीमारियों का अचूक इलाज हो । 
लेकिन यही लोकतन्‍्त्र की सब से बड़ी ताकत है, क्योंकि हम किसी के 
ऊपर अपनी कोई विशिष्ट प्रणाली थोपते नहीं, वल्कि स्वास्थ्य झौर 
आ्राथिक समृद्धि की ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं, जिनमें लोग 
अपने उद्देश्यों को स्वयं पूरा कर सके । हम जिस हाथ को थामते हैं, 
उसमें हथकड़ी नहीं पहनाते, वल्कि उसमें मदद के लिए कुछ रख देते 
हैं। हम रूस की तरह बाहर से ऋन्‍्ति को नहीं भड़का सकते, क्योंकि 
हमारे इतिहास ने हमें यह विश्वास करा दिया है कि सामाजिक और 
आ्राथिक उन्नति हर देश में भीतर से होती है शर वह उस देश के लोगों 
द्वारा अपने संविधान के आधार पर, जो मानवीय अधिकारों की रक्षा 
की गारंटो करता है, की गई राजनीतिक कारंवाई से ही सम्भव है। 


अमेरिका की संस्कृति 


किन्तु हमारा इतिहास अधिकाधिक लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने 
के लि ( एक स्थायी क्रान्ति की योजना अ्रवश्य प्रस्तुत करता है--इस 
स्थायी क्रान्ति से लोगों को अधिक मात्रा में श्नौर वेहतर भोजन मिल 
सकता है, उनके लिए अ्रधिक अच्छे स्वास्थ्य की परिस्थितियां पैदा हो 
सकती हैं, उन्हें ग्रधिक श्रवकाश, अधिक अच्छी शिक्षा और अधिक 
समानता भ्रौर अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, 

अन्य देशों में संयुक्त राज्य का सम्मान इस बात पर निर्भर है कि 
हम अपने ही देश में भ्रपनी समस्याओ्रों को कैसे हल करते हैं--कंसे हम 
बच्चों और दूसरों की श्रपराध-वृत्ति की, गन्दी वस्तियों और अपनी 
ओौद्योगिक सभ्यता के नीचे छिपे भद्दे और मलिन रूप की समस्याओ्रों को 
सुलभाते हैं, क्या हम अपने सत्र नागरिकों को समान संरक्षण श्र लाभ 
प्रदान करते हैं श्रौर क्या हम में वह परिपक्वता और जिम्मेदारी है जो 
संसार में हमारो ऊँची स्थिति को कायम रखने के लिए आवश्यक है। 
अन्तर्राष्ट्रीय मंत्री के बारे में हम चाहे कुछ भी कहें, उसका उतना 
असर कभी नहीं होगा, जितना भपने देश के भीतर किये गये हमारे 
कामों का होगा । 

अमेरिकन लोग कभी-कभी अपने लोकतसन्‍्त्र के उपभोग में दूसरों 
को भी हिस्सा बंटाने का श्रवसर देने के भ्रत्युत्साह में आकर उन्हें 
लोकतन्त्र 'सिखाने” लगते हैं। इससे उन्तकी स्थित्ति बड़ी विषम हो जाती 
है। जिन लोगों ने फ्रांस आर इंडोनेशिया में, ग्रीस और फिनलैंड में 
अपनी श्राजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्हें किसी तरह का 'सबक' 
लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही हमें यह भ्राग्रह भी नहीं करना 
चाहिए कि हर देश संयुक्त राज्य श्रौर सोवियत रूस में से किसी एक 
का चुनाव कर ले । हम स्वयं एक शताब्दी से भी अधिक समय तक 
पृथकता की नीति का अवलस्बन करते रहे हैं, इसलिए यह मानते हुए 
भी कि भ्राज संसार पर उन दिलों की श्रपेक्षा अधिक भयंकर खतरा 


विद्यमान है, हमें उन्त देशों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए जो शक्ति- 


५. 


विश्व की एकता शोर संयुक्त राज्य ३८१ 


संघर्ष से श्रलग रह कर अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना चाहते हैं । 
हम पनी संस्थाओं और परम्पराओं को अन्य देशों की मिट्टी में नहों 
रोप सकते । हम सिर्फ पद्धतियों और प्रभिवृत्तियों के श्रादान-प्रदान की 
ही झ्ाशा कर सकते हैं । 

सारा संसार पश्चिम के वेज्ञानिक तरीकों को श्रौर सावंभौम शिक्षा 
कानून के शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता श्लौर जन-कल्याण के लिए सरकार के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध 
में हमारे स्टैण्डड को श्रपनाने के लिए खुशी से तैयार रहता है । किन्तु 
पश्चिमी सभ्यता भी श्रन्‍्य संस्कृतियों से बहुत कुछ शिक्षा ले सकती है । 

पूर्व की विशेषता यह है कि वह संसार को एक सर्वंसमावेशी और 
अव्यवहित रूप में ग्राह्म सौन्दर्य की सतत विद्यमान धारा के रूप में ग्रहण 
करता है। वह समय को एक बहती नदी के बजाय एक स्थिर जलाशय 
के रूप में देखता है । पश्चिम जहाँ सब अनुभवों का विश्लेषण करने का 
प्रयत्न करता है, वहाँ पूर्व यह मान कर चलता है कि सभी चीजें भ्रंशत: 
अपूर्व निर्धारित हैं । इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने झापको किसी बात 
से बाँघता नहीं है, क्योंकि बांधने का भअ्र्थ यह है कि यदि घटनाक्रम के 
बदलने से पीछे हटना पड़े तो वह ग्रुजाइश भी उसके लिए नहीं रहेगी । 
यह दृष्टिकोण विश्व की राजनीति पर बहुत गहरा और महत्त्वपूर्ण असर 
डालता है । 

आज इस जमाने में हमारे सामने सबसे बड़ा काम एक ऐसा दृष्टि- 
कोण अपनाना है जो वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यधिक उन्‍तत और सैद्धान्तिक 
दृष्टि से प्रेरित पश्चिमी राष्ट्रों के ऊंचे जीवन-स्तर के साथ पूर्वी देशों 
की सौन्दर्य की सावंभौम अनुभूति, स्थायी स्थितप्रज्ञता, ग्राध्यात्मिकता 

और सर्वात्मवुद्धि का समन्वय कर सके । 

जब से अमेरिकन अतीन्‍न्द्रियवादियों ने भौतिकवाद पर आक्रमण 
किया और पूर्व के आध्यात्मिक स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण की, तथ से पूर्व॑ 
की विचारधाराओं, दर्शन और कला में हम लोग ग्रधिक रुचि लेने लगे 


श्रमेरिका की संस्कृति 


2नंस जमाने में अमेरिकन जहाज चीन से दौलत और कीमती. खजाने 
कर आया करते थे, तभी से अमेरिकन कला पर पूर्व की छाप नजर 
॥ती रही है । अमेरिकन चित्रकला पर, खास कर स्थापत्य कला पर, 
पपान का प्रभाव काफी व्यापक है और निरन्तर बढ़ रहा है । पूर्व के 
में अमेरिका में अनेक धामिक मतमतान्तरों श्रौर सम्प्रदायों के झ्राधार 

। पुव॑ सम्बन्धी अ्रध्ययन का अमेरिका के सभी बड़े विश्वविद्यालयों में 
जी से प्रसार हुमा है! पहले पूर्व की सम्यताओं के बारे में भ्राम 
'मेरिकन जनता को केवल पुस्तकों या चित्रों से ही जानकारी मिलती 
। किन्तु आज विदेशों से लौठे सैनिकों और पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या 
द्वारा इन सम्यताश्रों की कुछ हृद तक प्रत्यक्ष जानकारी भी मिल 
ही है | हवाई द्वीप पूर्व और पश्चिम का मिलन-स्थल है, जहाँ अनेक 
तरों पर दोनों की सम्यता और संस्कृति का परस्पर विलय हुआ है। 
स॒द्वीप में असेरिका की धरती पर दोनों जीवन-दर्शनों कप सम्मिश्रण 
रहा है। 

विश्व परिभ्रमण और सामूहिक प्रचार के साधनों के जरिये सब, 

ते निरन्तर सुलभ होने वाली जानकारी के द्वारा अ्रमेरिकन लोग पहले 
मेश्ा की श्रपेक्षा आज दुनिया के अधिक निकट सम्पक में हैं। श्रमिकों, 
फसानों, युवकों और महिलाओं के संगठन झ्ाज अपने सदस्यों को 

देशिक मामलों के बारे में तथ्यों की जानकारी देने में पहले से कहीं भ्रधिक 
'मय व्यतीत करते हैं। आजकल आप किसी भी सविस वलब या यूनियन 
गै पत्रिका को उठाइये आपको विदेशी मामलों के सम्बन्ध में कम-से- 
म॑ एक लेख अवश्य मिलेगा और इससे भ्रधिक लेख भी मिल सकते 
') ये संगठन विदेशी मामलों के बारे में एक व्यापक जनमत के लिए 

एधार प्रस्तुत करते हैँ, जो बाद में काँग्रेस को प्रभावित करता है शौर 

शासन को समथंन प्रदान करता है। आज इस बात के अनेक ठोस 

'माण उपलब्ध हैं कि श्रव श्रमेरिका का जनमत बहुत स्थिर हो गया है 

गैर उसमें भ्रधिक परिवत्तंन नहीं होते । 


विश्व को एकता श्रौर संयुक्त राज्य ३८३ 


अमेरिका शेष संसार में अपनी जिम्मेदारी को जितना अधिक महसूस 
करता है और संसार के मामलों में जितना ज्यादा हिस्सा लेता जा रहा 
है, उतना ही उसकी व्यक्तिवादिता, स्वे चिछक संगठनवाद और संघवाद 
की भावनाएं भी आगे बढ़ती जाती हैं। पॉल रश और क्लिफोर्ड क्लिटन 
जैसे लोगों के बेयक्तिक प्रयत्न, उनकी सफलता के लिए जनता का 
स्वेच्छिक संगठनों के जरिये सहयोग और संयुक्त राष्ट्रसंध भौर उसके 
विविध संगठनों में संघवाद के सिद्धान्त का उपयोग, ये सभी आज के 
जमाने के चिह्न और प्रतीक हैं । हमारी दुनिया ऐसी है जिसमें दूरगामी 
दृष्टि से शक्ति-सन्तुलन का महत्त्व उतना नहीं है, जितना कि संस्क्ृतियों 
के पारस्परिक सम्पर्क, समन्वय और आदान-प्रदान का जो एक नई विश्व 
सम्यता का निर्माण कर रहा है, विज्ञान की विश्लेषण-पद्धति और कला 
की संश्लेषण-पद्धति के बीच सन्‍्तुलन कायम कर रहा है और जीवन- 
स्तर को ऊंचा उठा कर समस्त नर-नारियों को श्रपनी बौद्धिक और 
प्राध्यात्मिक विरासत के पूर्ण उपभोग का अवसर प्रदान करता है। 

सन्‌ १६२० के दशक में, जैसा कि जॉर्ज सोल ने कहा है, संयुक्त 
राज्य में (सिक्योरिटी शब्द का अर्थ होता था बाड, हुण्डी या शेयर । 
सन्‌ १६३० के दशक में उसका अर्थ हो गया बुढ़ापे में गरीबी से सुरक्षा । 
सन्‌ १६४० के दशक में उसका अर्थ हुआ संसार की तानाशाही से रक्षा । 
उससे अगले १६४० के दशक में अ्रक्सर उसका श्रर्थ समझा जाने लगा 
किसी सम्भावित शत्रु से राज्य के गोपनीय रहस्यों और भेदों की 
हिफाजत । और अब १६६० के दशक में उसका अर्थ एक ऐसा जीवन 
हो सकता है जो सृजनात्मक और सोहेश्य क्रिया-कलाप और गतिविधियों 
के कारण सुरक्षित और निश्चिन्ततापूर्ण हो गया हो, वशर्त्ते कि हम 
भ्पनी क्षमताश्रों और योग्यताओं से अधिकतम लाभ उठाएं । 

इस सुरक्षित जीवन के बीज बोये जा चुके हैं। हमने एक उन्मुक्त 
समाज का निर्माण कर लिया जो अपनी संस्थाओञ्रों और परम्पराम्रों में 
सुधार के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है, जो श्रपनी निज की पग्र- 


पसेरिका फी संस्कृति 


.मर्त्त/के दबाव के कारण हमेशा एक तरह को उत्तेजना श्नुभव करते 


हुए भी औपचारिकता से रहित और मंत्रीपूर्ण रहता है, जिसमें संघर्ष. 


प्रौर विरोध भी है शौर ऐव्य भी, जो भविष्य के लिए आशाओं से ओत- 
प्रोत है. भ्रौर वत्तमान के अन्यायों से विक्षुब्ध भी और फिर भी जो 
प्राध्यात्मिक, मानसिक, भोतिक और शारीरिक सभी प्रकार की शावितयों 
और ऊर्जाओं से अनुप्राणित और चिर-नवीन है । इस समाज की वर्च- 
सविता अंशतः उसके यौवन का परिणाम है श्रौर उसकी श्राशावादिता 
इसके भोतिक प्राचुर्यें का फल है । 

इस समाज भ्रौर संस्कृति के बारे में सब से बड़े श्रेय की बात यह है 
कि उसका स्वर भावात्मक है, अभावात्मक नहीं, आशामय है निराशापूर्ण 
नहीं, प्रेमपर्ण है घृणामय नहीं । वह्‌ विनाश करना नहीं चाहता, चाहता 
है निर्माण करना । वह वर्ग-विद्वंप पैदा करना नहीं चाहता, बल्कि वर्म- 
भेद का ही श्रन्त कर देता चाहता है। वह अ्रसमानता को मिटाने के 
लिए संसार में विद्यमान अभाव और दैन्य का वँटवारा करना नहीं 


चाहता, बल्कि चाहता है कि उत्पादन को इतना बढ़ा दिया जाए कि जो 


प्राचुय किसी समय कुछ थोड़े-से लोगों को प्राप्त था, वह सभी को प्राप्त 
होने लगे । शताब्दियों से यह समाज पड़ोसीचारे के सहयोग से समृद्ध 
झौर परिपुष्ट जीवन का अभ्यस्त रहा है, इसलिए उसने श्रव इस तथ्य 
को स्वीकार कर लिया है कि उसका नया पड़ोस यह सारी दुनिया है ।' 


